


तारिक जमील साहब 


मुहम्मद अरसलान बिन अख्तर मेमन 


il b , ६१५. आक का ५ ह क्र 

FROIN 

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd. 
NEW DELHI-II0002 





सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित 


बयानात मौलाना तारिक जमील साहब 
(पाचवा हिस्सा) 


तर्तीबः मुहम्मद -अरसंलान विनं अख्तर मेमन 


प्रथम सस्करणः 2008 


"पृष्ठ: 476 


_पस्तुतन्‍्कर्ता: 
जनाब मुहम्मद नासिर ख़ान 


प्रैकायाल: 


3०0०४ nods 
FARID BOOK DEPOT (Pvt.} Ltd- 


Corp. Off: 2I58, M.P. Sireet, 
Pataudi House, Darya Gan], New Deihi-0002 
Tel.: 0१7-23247075, 23289786, 23289I59 Fax: 23279998 
E-maik: farid@ndt.vsnl.net.in Www.faridexpart.com, faridbook.com 


.Bayanat Maulana Tarig Jameel Sahab (5) 
Muhammad Arsian bin Akhtar Maman 


‘st Edition: 2074 


| ' Pages: 476 


“Composed at: QAYAM GRAPHICS, Deihi-L3 ‘Ph. 65852762, 9990438635... 


~ शक जा नाना नाच ििाना॑िाि॑नााानाननाानानानत॑ि॑ानाणनणणााात 


:Priniegat: Farid Enterprises, Delhi-8 ५ ५ .. . . - ~ ६ 


विषय सूची... 


(फृहरिस्त मजामीन) 





मजमून 


अल्लाह तआला की बड़ाई 


अल्लाह 'तआला को वन्दे की तीवा का इन्तिजार रहता हैः 
हर एक को रिजक पहुँचाने वाला सिर्फ अल्लाह तआला है 
चीजों के ख़ज़ाने उसके कृच्जन्ए-क्ुदरत में हैं 

अल्लाह तआला के इलम की कोई हद व इन्तिहा नहीं 
जमीन के नीचे तमाम खजाने उसके कब्जे में हैं 

हर चीज का मालिक अकेला बही है 

हमारे भेजे जाने का एक खास मकसद है 

अल्लाह तआला सब तदवीरों पर हावी है 

इस्लामी रोब और दबदबे फे वाकियात 

अल्लाह तआला मे हिफाजत अपने ज़िम्मे ली 

एक ईमान वाली सहाबिया रजियल्लाइु अन्हा का वाकिया 
जमीन थ आसमान का निज़ाम अल्लाह के अम्र के ताबे है 
रात व दिन के बदलने में उस जाते कादिर की कुदरत 
सब अज़मतों का मालिक अल्लाह तआला है 


2 
27 


न ® . 
_ . = 
ड़ = हर जड़े, (पे = 
~ = नि न . 


ऐ इन्सान अपने बदन में रब को पहचान 

कानों में दो लाख टेलीफोन 

आँखों में तेरह करोइ बल्ब 

तेरी जबान रब के तांबे | 

सब इन्तिजाम तेरे लिए हैं और तू मेरे लिए हे 

अपने करीम रब के हुजूर झुक जा सच्ची तीबा कर 
() (2 | 

अल्लाह तआला के असूमाए 


. ;हुस्मा का बयानः 


असमाए हुस्ना (अल्लाह तआलाके नाम) के पढ़ने का तरीका. 
` असमाए हुस्ना ख़ासियतों और फायद के साथ 


. (2 ०0 (० 


अल्लाह की बादशाहत 


सब अजमतों का मालिक अल्लाह 

बेशुमार निजामों को चलाने वाला अल्लाह 

जो वह चाहे वह होता है 

अल्लाह तआला को बड़ाई | 

मेरे बन्दों! मुझे छोड़कर कहाँ चल दिए? 

ऐ रूहानी असली सकून के तलाश करने वालो 
मेरे बन्दे मैं तेरे इन्तिजार में हँ | 

हर एक मुश्किल हल करने वाला अल्लाह 

यह मेरी ढील है करम नहीं 
काफिर को मिलें हूर व कसूर: एंक सवाल 


बर 
48 
49 
50 
52 
52 


55 


. 56 | 


न 
8] 
ES 


82 


83 
क 
85 


86 


` जहन्नम वालों की बेंबसी गा 

चार दिन की चाँदनी हैफिर अन्धेरी राह है... : ' 
है साहिबे ईमान और परेशानः दूसरा सवाल 
 काएनाते का बनाने वाला अल्लाह : ' : 


कौन है मेरे सिवा जरा. बता तो सही! . 

ऐ आदम के बेटे! मैं तुझ से प्यार रखता हूँ 
कलिमा तैय्यिंबा का मफुहूम | 

आज नहीं तो कल देखोगे कि 

अल्लाह की बादशाहत 

अब तो बताओ मेरे सिवा कौन है? 

हर एक जो जफा करे वह बेवफा दुनिया 

ऐ अल्लाह तेरी रज़ा पर हम राज़ी हैं 

फकीर कौन है? 

हम हर हाल में मुहम्मदी हैं 

जाहिर भी सुन्नत के मुताबिक और बातिन भी 

हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु और सुन्नत रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाइ अलैहि वसल्लम 

मजनू की मिसाल 

ऐ मेरे महबूब! मेरे नाम के साथ तेरा नाम रहेगा 

सलाम नबियों पर मगर आप सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम पर 
निराली शान से 

यह फर्क है कलीम अलैहिस्सलाम और महबूब सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम में 

है कुरआन जिसकी तारीफ करने वाला 

कोई तो लाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहब्बत 


रखने वाला 


क 
| 
छ 
‘94 


95 
96 
97 


99 


400 
I0O 
403 


04 


05 


]07 
l08 
08 


li0 


l]4 
ll2 


. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करूंगा - 
` ऐ अल्लाह! मेरे बाद उम्मत का क्या होगा? 
मंजिल की तलाश में कभी न भटकें अगर: 


सुन्नतों की कदर करने वालों का मकाम 

जननती औरत : 

नज़र की हिफाजत का ईनाम 

जब अल्लाह ख़ुद कुरआन पढ़ेंगे 

अल्लाह का दरबार आम 

हम अल्लाह और रसूल के गुलाम हैं 

जब महबूब का बुलावा आए तो 

नमाज हो तो ऐसी 

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलन्द अख्नाक अपनाएं 
अल्लाह को नज़र में हाफिज-ए-क्लुरआन का मकाम 
अंधों से रौशनी की उम्मीद 

क्रुरआन शिफा है मगर 

जब क्लुरआन वालों की इज्जत होगी 

हमारी मेहनत का मैदान 

दई के लिए बेशुमार इनाम क्लुरआन की जुबान से 
सहाबा और ताबईन पूरे आलम में फैले 

यह बेहतरीन उम्मत कैसे बनी? 

मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता 
नुबुव्यत आलमी है इसलिए दावत भी आलमी है 
या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है 

आज के बाद मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तेरा 
बाप और आएशा (रजियल्लाहु अन्हा) तेरी माँ. 


ll4 
ll5 
Il6 
lI8 
]94 
]94 
I26 
]27 
I29 
I30 


]32 
I33 
]34 
]34 
35 
37 
]38 
40 
]42 
43 
]43 
45 
]45 


] ड 
f 
स Ld 


। यह महबूंब- के लिए.रोना,हे . -.. _ £ 5.7 १६५-५... | 
मेरा बाप आप सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लम के दीन पर ]47 


झुबानहोगया ' ` F 
' मुद्दत से लग रही है लबे बांम टकटंकी - [48 
 _C’ (9-०७ ER OE 
अल्लाह रबुसइज्जुत की सिफात |. 
!. हम्द व सूना के लाएक __I59 
१. रज्जाक व ख़ालिक  __ I59 
3. तख्लीके काएनात A .. I60 
4. जिन्दगी और कृयाम हि I60 
5. हुकूमत और दबदबा _I60 
6, इल्म व नज़र | है| 
7. कमाले इलम कहा 
8. सानेअ (बनाने वाला) हकीकी ॥6] 
9. कृब्जा व इख्तियार ॥86] 
0. तसररुफ्‌ (दखल) व ताकत I62 
।]. मौत व' हयात 62 
22. हश्र का दिन | I62 
।3. चाँद व सूरज I62 
4. रब्बे जहाँ 63 
।5. बका व दवाम i63 
:6. अमल की दावत | 63 
7. अल्लाह का कर्व I63 
8. क्ुरआमे पाक कां उतरना _ 764 


(2 0 0 


अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ"' ` 
और शाने रिसांलत 
®. अल्लाह की कुदरत की निशानिया _.- .65 
® सारे मसाइल का हल अल्लाह की तरफ रुजु करने में है ।68 
® अल्लाह का दस्तूर _ | 
® अल्लाह की मदद हमारे साथ क्यों नहीं है? l70 
® अल्लाह की काएनात की बुसअत कोई नहीं जानता. 7] 
क 


आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल््म की मुबारक जिन्दगी ।7% 
और अल्लाह से मसाइल हल कराने का तरीका 


आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलन्द मकाम [74 

® , नवी का दामन पकड़ो अल्लाह दुनिया में भी चमकाएगा 776 
और आख़िरत में भी 

® आंहजरत सल्लल्लाइ अलैहि वसल्लम के भाई कौन हैं? 79 


& हम अपने वजूद को अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी 780 
पर डालना सीखें 


® आप सल्लल्लाहु अलैहि घसल्लम का एक यत्तीम के साथ 787 
शफुकृत्त करना | 

तबलीग करने का फायदा और हुजूर सल्लल्लाह अलैहि ]88 
वसल्लम की ज़मानत्त 

तबलीग को जिन्दगी का मकसद बनाओ !84 
जिसे फिक्र होती है वह मेहनत करता है :85 
हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु और आख़िरत का फिक्र 86 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दींन की खातिर ]86 
मुसीबतें सहना | | 


इमूर सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम की तकलीफे संहोबी 
रजियल्लाहु अन्हु की जबान से 


आज रेढ़ी वाला आवाज़ लगा रहा है हम दीन की आवाजें 
लगाते हुए शमति हैं 

हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि और 
उम्मत की फिक्र 

अपने ऐबों को देखो दूसरों के न देखो 

हमारी सोच और कोशिश नाकिस हैं 

हमारा मुशाहिदा (तजुर्बा) 

एक बदूदू का वाकिया और हजरत हुनैफा रणियल्लाहु 
अन्हु की गवाही 

तसदीक्‌ पर इनाम 

एक सहावी की जिहाद में शिरकत 

एक सहाबी का वाक्या 

हमें अपनी कृद्र व कीमत पहचाननी चाहिए 

ऑख का गलत इस्तेमाल ईमान ले जाता है 

एक बुजुर्ग का एक औरत को तौबा की दावत देना 

बनी इस्राइल का एक वाकिआ 

हमारी पैदाइश का मकसद 

उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम की खुसूसियत 
दीन पर लाने की मेहनत एक अजीम मेहनत हे 

इस्लाम को उरूज (तरक्की) और जुबवाल (गिरावट) दो 
तब्को से मिला 

मुसलमान मुसलमान बनकर जिन्दगी गुजारें 


87 
I88 


489 


:93 


902 
208 


208 


_तबलीग-हर वक्‍त और: हर मौसम में करनी, है -- Fe 
= कह 
5 |. | 
शा 

शक ` 


तबलीग इस उम्मत. के. जिम्मे है 

हमारी हालत : :+ ::: `: +`: =: गा हा 
इस्लाम पर मुश्किल वकत | FE. 
हमारे मकसद ही बदल गए > :5: -:: ` 


-ताजिर अपने मकसद को जानें 


अल्लाह का अजाब बहुत दर्दनाक हैः . . 
जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है... 


जन्नत में दीदारे इलाही की मुद्दत ... .. 


अरब नौजवान का- अजीब वाकिया 
अरब शायर के शे'रों का तर्जुमा 
ताना देना फुसाद का जरिया है 


` हालात के बिगड़ने पर लोगों की मुख्तलिफ बातें 


सहाबा के इख्तिलाफ के बावजूद आपस की मुहब्बत 


-सुन्नत में इख्तिलाफ की अजीब हिकमते रब्बी . 
` इस्लाम और हुस्ने अख्लाक 
` तबलीग़ के फ़ायदे | 


0०9०: 


बेहतरीन उम्मत 


` हर कुर्बानी के बाद दीन जिन्दा होता है 


इस उम्मत की बआूसत (आने) का मकसद. ` : 


'हम अल्लाह के सफीर हैं 


ऐ मेरे बन्दे मुझे तुझ से मुहब्बत है ' 


208 


24 


-शह 


96 


26 ` 


2]8 
9]9 
१9] 
923 


225 
224 4 


227 


` 228 
-- 230 
_ 28] 


इन्सान की हिफाजत का गैबी निज़ाम 
शिर्क बड़ा जुल्म है 


मुश्रिकीन की पकड़ और रहमते इलाही 


ऐ मेरे बन्दे आ जा तेरा इन्तिजार है 


ऐ मेरे बन्दे अपनी हकीकृत पर गौर कर 

जो माँ के पेट में राजिक है वह 

कामयाबी हो या नाकामी सब अल्लाह के हाथ है 
मोमिन और काफिर के अन्दर की दुनिया में फर्क होना चाहिए 
कामयाबी इम्तिहानों के बाद मिलती है 

फातिमा! तू राजी है कि जन्नत की औरतों की सरदार है 
यह अली और फातिमा की मुस्कराहट है 

उमर सानी रह० की जिन्दगी 

जब स़िलाफृत का बोझ आ पड़ा 

अमीरुल मोमिनीन के बच्चों की ईद 

“ला इलाहा इलल्लाह” के हकीकी माईने 

मेरे बच्चों को हराम न खिलाएं 

जन्नत की बशारत 

गैबी शहादत 

जब मोमिन अल्लाह से मिलने चलता है 

हमारा काम लोगों को अल्लाह की गुलामी में लाना है 
जब मुसलमान दाअई था 

इस उम्मत का हर आदमी कीमत्ती है 

हज्जाज बिन यूसुफ का ईमान * 

इस्लाम का बुढ़ापा | 


292 


283 


984 


285 
236 
258 
239 
24] 
242 
245 
246 
शब 
249 
249 
25I 
252 
253 
253 
254 


256 
254 


' ` 258 


259 


हा ५ 
के थ - _ a 
की -, - ४ उ. , ~ i 


_ अल्लाह की कुदरत और रहमते दो आलम पु 


' ऐ दाऊद! मेरी मुहब्बत नाफ्रमानों से भी है 
जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत खुलवाएंगे 


इस उम्मत का ईनाम | SN 
जन्नती औरत का हुस्न व जमाल. | 
ऐ ईसा अभी नहीं | | 


जब दीदारे इलाही होगा | 
नेक औरत को हूरों से बढ़कर हुस्न व जमाल 


छ 9 0 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


इज्जत का सिफ एक रास्ता 
अरब व अजम की हुक्मुरानी का रास्ता 


तीन चीज़ें इन्सान की हाकत का जरिया 
कलिमा तैव्यिबा का मफुहम 

जब मुर्दे की हड्डिडियाँ जिन्दा होंगी 

सौ साल बाद जिन्दगी की कुरानी मिसाल 
एक यहूदी के तीन अजीब सवाल :. 


. उकाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में 


सिदूदीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु सबसे. पहले क्यों? . 
असहाबे कहफ पर क्लुदरते खुदावन्दी का जहूर  . ` 
हर चीज़ पर क्रुदरत रखने वाला अल्लाह . 

रहमते ख़ुदावन्दी और हमारी बेहिसी 


ES 
: रण 
262 
. 269 
965 
` 266 
266 


68 


269 


27] 


272 


३ 977९ 
` . १५4 


276 
277 


. 978 
~. 980 
` .- 983 
५ शिव; 


. 
_ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७.७. ७ ७ ७ 


कल का राजिक भी अल्लाह 


मेरी कृद्र कर लो 

सहाबा को कलिमे ने नबी अलैहिस्सलाम से मिलाया 
कल कौन इज्जत पाएगा? 

जब जहन्नुम की चिंघाड़ सुनाई देगी 

ईमान क्या है और इस्लाम क्या है? 

हुक्म होगा कि आने दो यह उम्मत है मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम की 

बड़ाई सिर्फ अल्लाह की 

जन्नत कीन खोलेगा 

जब हूरें इस्तिकृबाल को आएंगी 

दा'ई (दावत देने चाले) की जन्नत 


दा”ई के आमाले की कद्र 
चार ख़ुशख़बरियों चार चीज़ों से पैदा होने बालियाँ 
जिनके चेहरों में मुँह दिखाई दे 
ईमान सीखने की मेहनत 
(2 O09 
यूरोप की तहज़ीब को आग लगा दो 


मस्जिद में किसी के अदब में खड़ा होना नाजाएज है 


जाहिल कीन? 
पी०एच०डी० करने वाला आज कुरआन भी नहीं पढ़ सकता 


हलाकत वाले ग़लत रास्ते से बचो 


FE 
बड़े योल की सज़ा WO 


286 


287 


288 
989 


290 


29] 
292 


293 
294 
296 
297 
297 
299 
3060 
36I 


303 
303 
305 


सीधा रास्ता क्या है? PS 


. दुनिया का फ्रेब धोका है 


मगरिबी तहजीब (वैर्स्टन कलचर) को आग लगा दो 
ईमान का सौदा मत करो 

गफूलेत भरी जिन्दगी को छोड़ दो. 

दुनिया धोके का धर है s 
खौफनाक दिन 

यहे कैसा कंप्यूटर है? 

आज पता चलेगा कि. कौन घोड़े पर सवार था और कौन 
गधे पर? 

यहूद ब नसास (इसाई) की मुशाबिहत से दचो. 

हराम कमाई बेसकूनी का जरिया 

काफिरों की साजिश 

इत्तिबाए सुन्नत की तर्तीब 

ट्यूशन सैन्टर क्यों बने? 

बदजंबानी से बचो 

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत 
जहन्नुम से जन्नत का सफर 

शाने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

कुत्ते की वफादारी से सबक सीखों 

तल्हा जन्नती कैसे बने? _ 
आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का मौजिजा 
अल्लाह की मदद व नुंसरत का हसूल कैसे? | 
मौलाना तारिकृ साहब की तवाजे | 

(2 0 0 


`. 307 


307 


308 
3]0 


3] 
3] ] 
5]3 
5]4 


3] 
96 | 


` 5]6 


37 


598 


६६० 
320 
32] 
522 
323 
524 
326 
327 
527 


हु , = - 
न के र 
HR र Hn , |] हे - 
- ड |] न म > _ हु 
डर ह | 
; त“ 
. E हु 
+ ह ह नली ज 0 ध्‌ 
5 | घ = a न. 
र द मी 2 
: i - 
* | 
PN 


| _ मिसाली शादी 
मकड़ी अल्लाह की झुदरत का नमूना _ 
दीन पर मुकम्मिल अमल कतो ' | 
फुहश हरकात से बचो 
यूरेप की तहजीब तबाही के रास्ते पर क्‍ 
यूरोपियन लड़की की पुकार काश ऐसा मर्द मुझे मिलता 
मजलूम औरत | | | 
निकाह करने पर अल्लाह का ईनाम 
निकाह की अहमियत 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हु्मे 
हक मुबारक 
सबसे ऊँची शान वाला नबी 
ण्म्मद. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ज्रम का हुस्न हजरत 
आएशा रजियल्लाहु अन्हा की जबान से : 
आप सल्लल्लाहु अलेहि बसल्लम ने कसरत से निकाह क्‍यों 
किए? 
सादगी वाला निकाह 
हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की रुख्सती का मंजर 
बीवी को इतनी मुहब्बत दो कि उसे अपना घर याद ही न आए 
सास और बीवी के झगड़े और उनका हल 
निकाह में दीनदारी देखो मालदारी मत देखो 
अख्लाक से घर बनते हैं 
अपनी जबान पर ताला लगा दो 
बदमाश धोबन की कहानी 
मीठे बोल का जादू 


330 
332 
383 
385 
336 
५87 
999 
940 - 
34] 
342 
343 


343 


345 


.. #. आपके मिसाली अख्लाकं का अनोखा वाकिया ५5 9 


७ अख़्ताक सीखो और सिखाओ .:-...: .: oS 
७ औरत नाजुक शीशे की तरह है... ©, 84 . क्‍ " 
® बदअख़्लाकी से घर बर्बाद होते हैं डे ag 
® जइन्नम से डरो ROS | 355 
# हुलहोतोऐसा JJ" 356 
® मरने वालों से सीख लिया करो 59 
. ® दुनिया कीं दौड़ लगाने वालों का अंजाम 560 
® कयामत का खौफनाक दिन | 86 / 
® देहाती के नदामत भरे शेर 565. $ 
® अल्लाह का खाळर उसी के बागी मते बनो ' | 369 
® जन्नत के सरदारों की फाका भरी जिन्दगी ` 370 
® रूठे हुए आका को मना लो 37] 
® 


चौबीस घंटे अल्लाह की नाफुरमानी करते हुए तुम्हें शर्म 373 
नहीं आती 


® तीवा कर लो! यह न हो वह अज़ाव का कोड़ा बरसा दे 374 
oO 0 909 | 
पॉप सिगरों से खिताब 

तोबा करो 377 

` जन्नत में मछली और बैल का मुकाबला 378 
बंन्दों के हक्‌ अदा करने में काताही से बचो 379 
कौमे आद की बुढ़िया का शिकवा 38] 
दुनिया की तारीख़ का अनोखा वाकिआ :. 883 
सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम की दीन के लिए कुर्बानी 384 


® जुनेद जमशैद का ढाई करोड़ रुपया ठुकरा देने का वाकिआ 386 


दीन डंडे से नहीं फैला 


लोगों के ऐबों को छिपाओ जाहिर न करो 


` मौलवियों की कुर्बानी 


एक डाक्टर का मौलवी पर ऐतिराज 
इंजीनियर का इश्काल _ 
हुस्ने अख्लाकु की करामत 
में फाहिशा से सहाबिया कैसे बनी? 
सत्ताईस साल से अल्लाह की नाफुरमानी करने वाले की 
तौबा का वाकिआ 
तबलीग की मेहनत के नतीजे 
फनकारा की तौवा का वाकिआ 
जुनेद जमशेद की तौबा का वाकिआ 
शैतानी जिन्दगी को छोड़ दो 
तम्हाइयों में जहन्नम का मुराकवा करो 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लभ का उम्मत के गम में रोना 
अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी 
करबला के किस्से को गा गाकर मत सुनाया करो 
oO 9 9 


पत्थर दिल इन्सान 
मैने तुम्हें नबियों वाले काम के लिए चुना है 
अल्लाह के बन्दों को अल्लाह से मिला दो 
आप को नबुच्यत कब मिली? 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी बचपन 


` 886 
` 587 


588 
389 
989 
390 
390 
392 


393 
395 
596 
396 
398 
399 
400 
40] 


म + 
[ Ee) कि क ; 
- 


_भीजिजात ही मौजिजात [फ 5 एज ब] 
खंजर लगे किसी को तड़पते हैं हम अमीर .... : .. : ; `. 44, 
मुसलमान जाग जाओ वरना! ag 
मौत से मुहब्बत करने वाले र + 46 
शरीफ की बातें | 477 
"दुनिया को हुस्न देने वाला खुद कैसा होगा? | 42] 
अल्लाह की तख्लीक के शाहकार 422 
अजाएबात ही अजाएबात . पु ' 425 
तबलीग भूला हुआ सबक 425 
अल्लाह का ततार्ूफ कराना हमारा काम है 495 
उम्मते मुंहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूजीलत 426 
शहादते हुसैन मुहर्रम में क्यों? 427 
ख़ून ही खून 429 
तेरा रब बड़ा ही मेहरबान है 430 
दुनिया इम्तिहान-की जगह है सज़ा की जगह नहीं 484 
आज अल्लाह को मना लो 435 
मेरे गैर की मुहब्बत को न बसाओ ._ 486 
अमल कम शबाशज्यादा  . 437 
नाचने वाला और मुसल्ले पर खड़ा होने वाला बराबर नहीं 438 
हो सकते 
® खानदाने नबुव्वत के बहत्तर शहीद _ . 489 
७ अल्लाह बड़ा ही कुद्रदान है . .. | 440 
७ दास्तानेगम | "440 
® आँसुओंकीकरामत्‌ | _ 


@ रोशन पेशानियौं . ` | 44] 


देहाती के दर्द भरे अशआर 


दोजख़ की चीख 

अंबिया और जहन्नम का खौफ 

शराब के जाम 

जन्नत की हूर “लाएबा” का हुस्न 

सत्तर साल तक गाना सुनने वाले कौन? 
जन्नत के ख़ूबसूरत परिन्दे 

जन्नत के लजीज खाने 

आख्िरत की तैयारी कर लो 

अच्छे अख्लाक पैदा करो 

मौलाना जमशेद मदूदेजिल्लाहु का खरौफे ख़ुदा 
गीबत जिना से बड़ा गुनाह है 

मासूम बच्ची के मोटे मोरे आँसू 

माँ की आँखों की ठंडक बनो 

माँ का नाफरमान जहन्नेम में जाएगा 
बेहयाई को आग जया दो 

तबलीग को अपना मकसदे जिन्दगी बना लो 
नमाज में सुस्ती न किया करो 

जकात देने में कोताही न करौ 

कयामत की निशानी! औलाद वालिदैन पर ज़ुलः करेगी 
कुरआन से मज़ाक कुरआन ख़्वानी के जरिए 
हम दुआ मांगते नहीं पढ़ते हैं 

हमारी बदकिस्मत्ती जनाजे की नमाज़ से महरूम औलाद 
तर्बियत औलाद का हक अदा करो 


842 


आपकी नसीहत मुलाज़िमों से अच्छा सुलूक करना . ' | 444 


444 
445 


447 


448 
449 
450 
45] 
452 
453 
454 
455 
456 
456 
457 
457 
458 
460 


452 
462 


463 


465 


@ माफ करना सीखो 


® ऐब तलाश न करो 


& अपनी मस्जिद से जमातों को मत धक्के दिया करो 


@ जन्नत के हसीन जेवर 


® दुआ 


००० 


न 


467 
46 


469 


थ 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 9] 





जअल्लाङ तनअाला 


को नबड़ाड 


ख़ुल्वे के बाद फुरमायाः 

मेरे भाईयो और दोस्तो, बुर्ज़ुगों! हम सबका ख़ालिक अल्लाह 
त॒आला है। हर चीज का मालिक अल्लाह तआला है और वह 
सबसे बड़ा बादशाह है, कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसकी तरह 
नहीं, इतना ऊँचा है, कोई उसके वराबर नहीं, ऐसा गनी है कोई 
मददगार नहीं। कोई रब नहीं उसके साथ जिससे उम्मीद बांधी 
जाए, कोई दर्मियान में वास्ता नहीं जिसको रिश्वत देकर उस तक 
पहुँचा जाए और कोई उसका वजीर नहीं जिससे मशवरा किया 
जाए, अकेला सब पर हावी। अल्लाह तआला फुरमाते हैं,“मेरी 
कुर्सी जमीन व आसमान पर छाई हुई है।” आसमानों पर मेरी 
हुकूमत, जमीन पर मेरी हुकूमत, तहतुस्सरा तक हुकूमत ज़मीन पर 
किया हो रहा है, उसे पूरा पता है, क्या निकला जमीन से सब 
पता है। क्या उतरा आसमान से उसे पता है। क्या चढ़ा आसमान 
पर सव पता है। जमीन व आसमान को अल्लाह तआला फ्रमाते 
हैं मैने थामा हुआ है, इस निज़ाम को चलाते हुए थकता नहीं, इस 
निजाम को चलाते हुए सोता नहीं, ऊंघता नहीं, ख़जाने ख़त्म नहीं 


१% | बयानॉतः मौलाना तारिक जमील साहेब 


होते, जितना चाहो मांगो अल्लाह तआला को दो सिफृतों का जूहूर 
सुनने वाला कैसा कि सब बोलें, अंग्रेजी, फारसी, हिन्दी, उर्दू, 
संस्कृत सारी दुनिया की ज़ुबानों में बोलें, हज़ारों लोग अपनी ' 
अपनी जुबानों: में बोलें, अल्लाह तआला. के बारे में आता है कि 
वह सबकी पुकार सुनता है, अलग-अलग जबानों में समझता है, 
सब बोलें उसे गल्ती नहीं लगती, कौन क्या कह रहा है, सबकी 
पुकार सुनता है, अलग-अलग जबानों में समझता है, कौन क्या 
कह रहा है, सब की सुनी और फिर सबको चाहा तो दे दिया | 
सबको चाहत पूरी कर दी, कहा मेरे ख़ज़ानों में इतनी भी कमी 
नहीं आती जितना सूई को समंदर में डुबो दिया जाता है और 
` उसके : नाके में पानी आता है,-अल्लाह तआला बहुत. बड़ा है। 
“अकबर” हम कहें अकबर तो अकबर, हम न कहें अकबर तो 
अकबर, वह इतना अकबर है फि उसको किबराई की हद नहीं, 
वह इतना .अजीम है कि उसकी अजमत की हद नहीं और हम इतने 
इकीर है कि हमारी हिकारत की हद नहीं । उसका इतना इलम, वह 
इतना कादिर कि उसकी कुदरत की हद नहीं, हम इतने कमजोर 
कि हमारी कमजोरियों की हद महीं । सिफ वही था जब कुछ न 
था, वही होगा जब कुछ न होगा, वह सबसे ऊपर उसके ऊपर 
कुछ नहीं, उसके सामने ज॒बानें बंद, उसके सामने चेहरे झुक गए, 
उसके सामने कोई .नहीं बोल सकता। अकेला बादशाह है जमीन व 
आसमान को तोड़ देगा जैस बनाया है कि ऐसे तोड़ा. फिर उन्हें 
अपनी मुट्ठी में पकड़ेगा, फिर तीन झटके देगा। पहला झटका देकर 
` कहेगा मैं बादशाह हूँ, दूसरा झटका देगा मैं हूँ ९% ००१-5} 
ई. ५_५_। तीसरा झटका देकर कहेगा मैं गालिब, मैं जाबिर, में 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 28 





मुतकब्बिर, जाबिर (लोग) कहाँ हैं? मुतकब्बिर (लोग) कहाँ हैं? 
बादशाह कहाँ हैं? कीन बादशाह? आज मेरी बादशाही है, हमारा 
दिल अल्लाह तआला की अजमत से भर जाए, सारी काएनात जैसे 
उसने कहा मच्छर का पर नहीं ऐसे मच्छर का पर नजर आएगा। 


मवत्ता की लड़ाई में एक लाख का लश्कर आया। तीन हजार 
मुसलमान | अबू हुंररह रज़ियल्लाहु अन्हु क्री पहली लडाई । उनके 
चेहरे का रंग बदल गया । साबित बिन इकरिमा अन्सारी रजियल्लाहु 
अन्हु पड़ौस में खड़े थे। बोले अबू हरैरह मालूम होता है बड़े बड़े 
लश्कर देखकर कुछ असर हो रहा है। कहने लगे हाँ असर हो रहा 
है। फरमाने लगे तू बदर में होता तो तुझे कभी यह ख्याल न 
आता कि यह ज्यादा हैं और हम थोड़े, हम कसरत से नहीं जीता 
करते, अरे अल्लाह तआला हमारे साथ है। जब अल्लाह तआला 
साथ हो जाए, तो फिर किसकी मोहताजी, किस को जरूरत? 
जिसकी सलतनत आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। सूरज भी 
इसके हुक्म से, चाँद भी उसके हुक्म से, सितारे भी उसके हुक्म 
से, हुकूमत उसकी, अल्लाह तआला ही का हुक्म चलता है, कोई 
उसके सामने दम नहीं मार सकता, सारी दुनिया का माल मिल 
जाने से काम नहीं बनता, अल्लाह तआला के साथ होने से काम 
बनता है। हुकूमतों से साथ होने से काम नहीं बनता, अल्लाह 
तआला के साथ होने से काम बनता है। हजरत अली रजियल्लाहु 
अन्ह ने फ्रमाया कि जो कहते हैं कि माल से काम बनते हैं 
उसका माल कम पड़ेगा, जो कहेगा सलतनत्त में इज्जत मिलती है, 
अल्लाह तआला जलील करेगा, जो कहेगा मेरा इल्म, मेरा इल्म... 
अल्लाह तआला उसको गुमराह करेगा, जो कहेगा मैं बड़ा पढ़ा 


4 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
[रा बम कलर पक पड ३ 82 


लिखा, बड़ा अक्लमंद, अल्लाह तआला उसकी अक्ल ख़राब कर 
देगा, जो कहेगा मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ न उसका माल कम 
पड़ेगा, न वह जलील होगा, न वह गुमराह होगा, न उसकी अकल 
मारी जाएगी। अल्लाह तआला काफी है, मैं काफी नहीं, मेरा बन्दा 
मेरी तलाश में मुझे पालेगा तो सब कुछ पालेगा, मुझ गुम कर 
दिया तो सब कुछ गुम कर दिया। रहम ऐसा कि इन्तिहा नहीं, 
गुस्सा ऐसा कि इन्तिहा नहीं। सिफात दोनों जमा हो जाती हैं। 
गजब व रहम पूरी सिफतों के अल्लाह तआला के निन्नानवे नाम 
तो हदीस में हैं, उसके नामों की कोई हद नहीं, इन सबको जमा 
किया जाए तो दो बनते हैं रहीम व काहिर। फिर इन दो को जमा 
किया जाए तो अल्लाह तआला ने खुद फैसला कर दिया कि 
अल्लाह तआला और अर्श के सिवा कोई मख़लूक नहीं । 


अल्लाह तआला को बन्दे की तौबा 


का इन्तिज़ार रहता हैः 


अर्श के ऊपर एक बहुत बड़ी तख़्ती है जिसकी लम्बाई को 
अल्लाह तआला के अलावा कोई नहीं जानत्ता। अल्लाह तआला ने 
खुद लिखवाया है, “मेरी रहमत मेरे गुस्से से आगे चली गई ।” 
(अल्लाह तआला फ्रमाते हैं) ऐ मेरे बन्दे मैं तुझे याद रखता हूँ, तू 
मुझे भूल जाता है, मैं तेरे गुनाहों पर पर्दा डालता हूँ तू फिर भी 
मुझसे नहीं डरता, मैं तुझे याद रखता हूँ, तू मुझे भूल जाता है, मैं 
फिर भी तुझे याद रखता हूँ, तू नाराज होकर मुँह फेर जाता है मैं 
मुंह नहीं फेरता, मैं तेरे इन्तिजार में रहता हूँ, समंद्र कहता है 


बयानातः मौलानां तारिक जमील साहब ` 25 
इजाजत दे अल्लाह तआला गर्क कर: दूँ? ज़मीन कहती है कि 
अल्लाह तआला इजाज़त दे निगल जाऊँ? आसमान कहते हैं ऐं 
अल्लाह तआला! इजाज़त दे तेरे नांफरमानों को इलाक केर दें 
और उसकी रहमत को देखो। मेरे भाईयो वह यूँ कहता है तुम्हारा 
बन्दा है तो पकड़ लो, मेरे बन्दा है तो बीच में दख़ल न दो। मैं 
अपने बन्दे की तौबा का इन्तिजार कर रहा हूँ, कभी तो सत में 
तौबा करेगा, कभी तो दिन में तौबा करेगा और जब भी तौबा 
करेगा कुबूल करूंगा । मेरे भाईयों! अल्लाह त॒आला की रहमत का 
मतलब यह थोड़ा ही है कि अल्लाह तआला बड़ा मेहरबान है तो 
उसकी नाफुरमानी करो। अल्लाह तआला ने सूरत आदियात्त मैं 
कैसी शिकायत की है? अल्लाह तआला ने धोड़े की कसम क्यों 
खाई? ऐ मेरे बन्दे! न तूने घोड़ा बनाया न तूने उसे पाला, मैंने 
तेरी मिलेकियत में दिया, कुछ दिन तूने दाना खिलाया, पानी 

' पिलाया, अब तू उस पर जीन रखता है, उसको ऐड़ ज़गाता है 

और वह तेरी मानकर चलता है, दुश्मन पर हमला करता है, सीने 

पर तीर खाता है, थका हारा आत्ता है, फिर तू सुबह को उठकर 

उसकी कमर पर जीन रखता है, फिर उसको ऐड लगाता है, वह 
यह नहीं कहता मैं थका हुआ हूँ, छोड़ दो, मुझे आराम करने दो, 

नहीं तेरी लगाम के इशारे को समझता है, थाप मारता है, चिंगारी 

उड़ाता है, दौड़ जाता है, दुश्मन के बीच में घुसता है। 

ऐ मेरे बन्दे! घोड़े ने तेरा कहना माना पर ती मेरा नाफरमान 
निकला, मेरा नाशुक्रा निकला। कैसा गिला अल्लाह तआला ने 
किया है, तुझे किसने धोके में डाल दिया मुझसे जिसकी रहमत की 
इस्तिहा नहीं, पूरी दुनिया मिलत जाए तो इतने गुनाह नहीं कर 


` र बथानातः. मौलाना 'तारिक्र जमील साहब 





सकती कि | जमीन. भर जाए; आसमान: और . ख़िला भर जाए, पूरी 
दुनिया मिल जाए तो इतने संगीन गुनाह नहीं कर.सकती लेकिन | 
उसकी रहमत .पर कुर्बान जाएं _ 


वह आसंमानों का भी बादशाह, जंमीनों का भी बादशाह, | 
आसमान उसका, जो कुछ आंसमान में वह भी उसका, ज़मीन 
उसकी, जो कुछ जमीन गें है वह भी उसका और जो कुछ इसके 
बीच में है, हम आहिस्ता बोलें या जोर से, ऊँची बात को भी 
सुनता है, नीची बात को:भी सुनता है, वह अकेला अल्लाह 
बादशाह है, शरीक उसका कोई नहीं, ज़मीन पर उंसका कब्जा 
आसमान पर उसका कृब्ज़ा, आसमान को ऊँचा किया इरादे से, 
जमीन पस्त की इरादे से, उसको बिछाया अपने इरादे से, जमीन 
अपने कब्जे में रखी, आसमान अपनी मुठ्ठी में है, सूरज चाँद 
सितारे अल्लाह तंआला के कब्जे में, सूरज अपने इरादे से नहीं 
अल्लाह के इरादे से चलतां है, यह तेरे रब का बनाया हुआ | 
अन्दाज है, चाँद की मंजिलें मैंने तय की हैं, वह एक रेटी शाख 
बन जालां है, दिन को लम्बा कर देता है, सूरज की गर्मी पर 
अल्लाह तंआला का कब्जा, चाँद में ठंडकं रख दी और सूरज में 
गर्मी रखें दी, जमीन को मैंने पंघवड़ा बनाया । 


ऐ इन्सानों! पहाड़ मैंने लगांए। हमें मर्द व औरत अल्लाह 
तआला ने बनाया तुम तो मनी का एक टपकता हुआ कतरा थे 
तुम तो एंकं उछलता हुआ पानी थे, तुम मर्द व औरत के पानी से 
बंने, तुम सढ़ी हुई काली मिट्टी से बने, मैं तुम्हें पेट में जिस तरह 
चाहता हूँ बनांता हूँ। मरें बन्दे! माँ के पेट में ठिकांना देता हूँ, फिर 
एक अन्दाजे से तुम्हें माँ के पेर में रखता हूँ, फिर मैं तुझे माँ के 


ब्यानातः मौलाना 'तारिक़ जमील साहब i 
पेट में पर्दों में बन्द करता हूँ ताकि तुम्हें अन्धेरों से डर न लगे, 
फिर पानी में रखता हूँ, दुनिया में इन्सान पानी से मर जाए तो मरे 
और माँ के पेट में पानी में जिन्दा है, वहं पानी अल्लाह तआला 
पैदा करता है फिर जिल्द पर एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं जिससे 
बच्चे का जिस्म वाटरपुरुफ्‌ हो जाता है, सुब्हानअललाह! 


हर एक कों रिज्कू पहुँचाने वाला 


सिर्फ अल्लाह तआला है 


फिर अल्लाह तआला का अगला निजाम है, मेरे बन्दे माँ के 
पेट में कौन था जो तेर लिए रोजी लाया करता था? मेरे अलावा 
और भी है जो वहाँ अन्धेरों में तुझे देखता हो, इन्सान माँ के पेट 
में क्या है? बच्चा मच्छली के अंडे में क्या है? कुत्ते, बिल्ली, गधे 
के पेर में क्या है? कच्चे; चिड़िया और मुर्गी के अंडे में क्या है? 
अल्लाह तआला कहता हैं मुझे पता है फिर उसे वहाँ पर अन्दाजे 
के मुताबिक रोज़ी देता है, कौन तुझे रोजी पहुँचाता है? आज तू 
रोजी के लिए मेरा नाफरमान हो गया कि कहाँ से पहुँचाऊ? तू 
मेरा नाफरमान बन यया, कहाँ से खिलाऊँगा? अच्छा माँ के पेट में 
किसने खिलाया? वह तू भूल गया जब तू तीन पर्दो में था, न तेरी 
माँ को पता था कि बच्चे को कैसे खिलाऊँ? जब मैंने तुझे वहाँ 
खिलाया, अब तू मेरा मानने वाला बन गया तो मैं तुझे कैसे भूल 
जाऊँ? मेरे बन्दे मैंने सात्र आसमान बनाए, सात जमीनें बनाई, 
उन्हें बनाकर तो मैं नहीं थका तो तुझे दो वक्त की रोटी खिलाकर 
मैं थक जाऊँगा? परिन्दों का रज्जाक अल्लाह तआला, दरिन्दों का 


28 बयानातः मौलाना तारिफ़ जमील साहब 


उआहत्मलारहामरपारयायााााडाहाउातसााउााा हाला जम्ग्ग्ग्ग्ग्ज्ज्ग्ग्बग;्य् 


राजिक अल्लाह तंआला, चूहों का रज्जाक अल्लाह तआला, कीड़े 
को देने वाला अल्लाह तआला, पतंगों को देने वाला अल्लाह 
तआला; कच्चे. का रज्जाक अल्लाह तआला, हाथी का रज्जाक 
अल्लाह तआला । वह अल्लाह जिसका कोई मददगार नहीं, उसका 
कोई मशवरा देने वाज्ञा कोई नहीं! 


चीज़ों के खजाने उसके कृब्जे-ए-छुदरत में हैं 

गुजरा हुआ भी जानता है, मौजूद भी जानता है, जो होने वाला 
है उसको भी जानता है। कल क्या होगा? कल क्या होने वाला 
है? सारा कुछ जानता है। सब कुछ ज़मीन व आसमान उसकी 
मुठ्ठी में, हमारे ऊपर उसका कब्जा, तुम्हारे कान बन्द कर दूं 
(कानों पर अल्लाह की हुकूमत) जिन्दा करता हूँ, मौत मैं देता हूँ, 
इज्ज॒तें अल्लाह के हाथ में हैं, जिल्‍्लतें अल्लाह तआला के हाथ 
में। जिसे चाहे बादशाह बनाए, हुकूमत अल्लाह के हाथ में, 
जिसको चाहे तख्त से उतार दे, जलील करना अल्लाह तआला के 
कब्जे में, दौलत के ख़ज़ाने अल्लाह तआला के पास, जिन्दगी के 
खजाने अल्लाह तआला के पास, मौत के खजाने अल्लाह तआला 
के पास, हवाएं उसकी पाबन्द, बादल उसके पाबन्द, बारिश उसकी 
पाबन्द, जमीन उसके पाबन्द, फिर गुठली और दाना उसका 
पाबन्द, पौदा अल्लाह का पाबम्द फिर उस पर आने वाले फल 
और फूल उसके पाबन्द। अपने इल्म से बारिश बरसाता है, सूरज 
को दहकाता है, उसे समंदर की सतह पर डालता है, बख़ार को 
वादल बना दिया, बादल को ठंडा किया, पहाड़ पर ले जाकर बर्फ 
बनाई, मैदानों में लाकर बरसाई, पानी के एक कतरे के साथ 


` बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब | 29. 


vw 
हजारों जिन्दगियों को वजूद बख्शा, सीप के मुँह में डालकर मोती . 
बनाया, इन्सान के मुँह में डालकर पियास के दूर होने का सबब 
बनाया, बकरी में डालकर उसका दूध बनाया, गाय के मुँह में 
डाला तो उसका गोश्त बना, हिरन के मुँह में गया तो मुश्क. बना, 
बिच्छू के मुंह में गया तो जहर बना, ज़मीन के अन्दर गया तो 
सैराबी का जरिया बना, हरियाली का जरिया बना, पेड़ों के फलने: 
और फूलने का जरिया. बना। शकल नज़र आ रही है हुक्म नज़र 
नहीं आ रहा है। हुक्म अल्लाह तआला का शकल पानी की। .. . 


`` मेरे भाईयो! अल्लाह तआला हम से चाहता है कि सारे बड़ों 
की बड़ाई निकाल कर अल्लाह तंआला की बड़ाई हमारे दिलों में 
आ जाए, सब से पहले वही, सबसे आखिर वही, उसके बाद कुछ 
नहीं, बही अव्वल, वही आखिर। अव्वल तो है मगर उसका मकान 
नहीं, वह आख़िर तो है मंगर उसका जमान नहीं, वह अबदी तो है 
मगर इन्तिहा से पाक, आसमानों पर भी उसकी हुकूमत, हवाओं 
पर भी उसकी हुकूमत, परिन्दौं पर भी उसकी हुकूमत, फ्रिश्तों पर 
भी उसकी हकूमत, जिब्राईल, इसराफील उसके ताबे हैं, जन्नत 
उसकी रहमत का अदना करिश्मा, दोजख उसके अज़ाब का अदना 
करिश्मा । वह अगर चाहे तो ऐसी करोड़ों जन्मतें ऐसी करोड़ों 
दोज़खें और बना दे। करोड़ों आसमान बना दे, करोझैं जमीन बना 
दे। न खजाने में कमी न ताकत में कमी। न कोई चीज़ उसके 
हुक्म के बगैर फिर सके, न लड़ सके न टक्कर ले सके। आँख 
उसको देख नहीं सकती, बड़े से- बड़ा ख्याल उसको नहीं पहुँच 


सकता, हादसात से असर नहीं लेता । इन्कलाबात-ए-जमाने. से वह 


50 बयानातः मौलाना तारिक्रि जमील -साहब 


अल्लाह तआला के इलम की कोई | 
हद व इन्तिहा नहीं 


समंद्र में कितना पानी है? उसे एक एक बूंद का पता है, एक 
एक बूंद और सारे वजन का पता हैं, समंद्र में चलने वाली 
मछलियों का पता है, उस मच्छली का पता है, इस मछली कों 
कीन सी मछली खाएगी, इसका पता है इसको कौन सा शिकारी 
शिकार करेगा, वह भी पता है फिर उसके कितने टुकड़े होंगे वह 
भी पता है,. इसके कांटे को कौन सी बिल्ली उठाएगी, दूसरे कांटे 
को कौनसा कव्वा उठाएगा, वह पता है यह इन्सान जिसने मछली 
को खाया है कोन सी दुनिया में मरेगा? एक मच्छली को दस 
आदमियाँ ने खाया वे दस आदमी कुब्र में गए और जमीन का 
पेवन्द बने। एक मछली: का निशान मिटा। ऐसी करोड़ों मछलियां 
रोजाना खाई जा रही हैं। अल्लाह तआला कयामत के दिन कहेमा 
जिन्दा हो जाओ, कृयामत के दिन एक एक अलग-अलग जिन्दा 
हो जाएगी। उस अल्लाह का भेजा हुआ इस्लाम है, यह अल्लाह 
तजाला का भेजा हुआ दीन है। अर्श पर तख्त बिछाया, ज़मीन पर 
सलतनत बनाई, समंदर मे रास्ते बनाए, जन्नत में रहमत बनाई 
और दोज़ख़ को अजाब से भरा। 


मेरे मोहतरम भाईयो! अल्लाह हमारे दिलों में उत्तर जाए, हम 
अल्लाह तआला को ख़ालिक और मालिक जानकर उसके सामने 
झुक जाएं, जो वह चाहता है वह होता है, जो वह नहीं चाहता वह- 
नहीं हो सकता। सारी मख्लूक बे हैसियत नज़र आने लगे और 
अल्लाह तआला में सब कुछ नज़र आने लगे, पहाड़, जमीन बड़े 


8] 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





नजर आते हैं तो अल्लाह तआला कहता है कि मैंने आसमामं को 
रोका हुआ है; चाँद और सूरज की गर्दिश नज़र आती है. तो 
अल्लह तआला फ्रमाते हैं कि सारे मेरे हुक्म के ताबे हैं, समंद्र की 
तूफानी मौजें नजर 'आती हैं तो अल्लाह तआला फरमाते हैं कि 
दुनिया की ताकतवर तरीन मख्लूक हवा है तो अल्लाह तआला 
फुरमाते हैं कि मैं हूँ हवाओं को भेजने वाला! 


जमीन के नीचे तमाम खजाने उसके कब्जे में हैं 


फिर हमें लोहा सख्त नज़र आता है। अल्लाह तआला फरमाते 
हैं कि हमने जमीन में तमाम दफीरे रखे हैं तारकोल का दफीना 
समंद्र में बनता है। बनने में दस लाख साल लगते हैं, अपनी जगह 
में टिक नहीं सकता। पिछली सदी में इन्सानों को इसकी जरूरत 
थी तो अल्लाह तआला ने इस निज़ाम को हिलाया। लाखों करोड़ों 
साल में अल्लाह तआला ने उसे बनाया कोई फैक्ट्री नहीं लगाई 
एक निज़ाम को बनाया, समंद्र के नीचे तेल बनता है फिर चलता 
है आगे अल्लाह तआला ने उनके लिए मुशकीजे बनाए फिर 
उनको भर दिया जिनके. ऊपर कवर है जैसे फलों. के ऊपर 
छिलका। सौ दो सौ मील, तीन सौ मील लम्बा चौड़ा पहाड़ हैं, 
अल्लाह तआला ने यह इसके ऊपर छिलका बना दिया है। अल्लाह. 
तआला इसके अन्दर डालकर उसे बन्द कर देता है, अन्दर मेवा 
भर देता है, गैस के नाम से भर दिया जाता है अगर अल्लाह 
पंआला एक जलजला ले आए सो बह सारा फट जाए, 'उसके 
ऊपर का छिलका फट जाए तो सारा तेल निकल जाए, सारे काम 
रुक जाएं । यह अल्लाह तआल्ञा ने अपने पास रखा है। वह कहता 


32 बयात्तातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 


प 5३३३३ ३३ >> ल 
` है. मैंने इसमें रखो था, मैंने ख़ज़ाने भरे हैं। न हम ने भरे हैं न 
हमने बनाए हैं। पानी में हमें जिन्दगी नज़र आती है, अल्लाह 
तआला फ्रमाते हैं मेरे कब्जे में हैं। मुझे बताओ अगर मैं तुम्हारे 
पानी को वैसे ही ख़त्म कर दूँ तो कौन है जो तुम्हारे लिए पानी 
बरसाए। जिसके सामने जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता भी 
दम-ब-खुद है। ऐसा फ्रिश्ता कि अगर सात समंद्र का पानी उस 
फ्रिश्ते के अंगूठे पर डाल दिया जाए तो एक कृतरा भी जमीन 
पर नहीं गिरेगा वह अल्लाह तआला अपनी जात में कितना अजीम 
होगा जिसकी न कोई इब्तिदा हो न कोई इन्तिहा हो। अल्लाह 
त॒आला कादिर-ए-मुतल्क है। मौत दे दे तो हम बच नहीं सकते । 
जब मैं तुम्हारी रूह को हलक में उठाता हूँ तो लाओ न किसी को, 
लाओ तुम्हारी जान बचा दे, लाओ न किसी को तुम्हारी जिन्दगी 
बचाकर तुम्हें दिखलाए, हमारे ऊपर भी वही बादशाह है अगर चाहे 
तो ऊँचा कर दे तो उसकी मर्जी नीचा कर दे तो उसकी मर्जी, 
रिज़्क तंग कर दे तो उसकी मर्जी, रिज़्क खोल दे तो उसकी मर्जी । 


हर चीज का मालिक अकेला वही है 


मेरे भाईयो! वह बादशाह है जो ज़मीन व आसमान व चाँद, 
सूरज, सितारे, फिजा हवाएँ सबका अकेला मालिक है। यह दीन 
उस बादशाह का है, यह हुक्म उस बादशाह का है कि मेरे बन्दे 
मेरी मानकर चल, ऐ मेरे बन्दे मैं तुझ से मुहब्बत करता हूँ, मेरे 
हक्‌ का वास्ता तू भी मुझ से मुहब्बत कर, माँ दूध का वास्ता देती 
है। अल्लाह तआला अपने हक्‌ का वास्ता देता है और कहता है 


बयानातःमौलाना तारिक जमीलःसाह 3 





_ कि मेरा. वह हक जो तुझ पर-बनता है! उसकी कसम देकर तुझ से 
कहता हूँ. यह मेरे लिए है। इसमें तमाम" कारोबार करो, हुकूमत 
करो, चाकरी करो, सियासत करो, मजदूरी करो मगर तेरा दिल मैरे 
` लिए है, इसमें मेरे अलावा कोई न आए, अपने दिलं को साफ 
रख, तू अपने लिए साफ कपड़ा पसन्द करता है, लेकिन अपने. 
दिल- को तमाम गंदगियों से भर लेता है, कुंछ तो मेरा ख्याल कर. 
मैंने अपने लिए पसन्द-किया है। अपने लिए कोई भी चीज मैल़ी 
हो जाए तो धो लो और वह इतनी सिफांत का मालिक है उसके 
लिए अपने दिल को गंदा कर दियां। जिस दिल में अल्लाह कों 
उतारना था, जो दिल अल्लाह की मुहब्बत का अर्श था, जो दिल _ 
अल्लाह की मुहब्बत का मसकन था, उसी दिल में सारे गुनाहों की 
गंदगी भर दी, आँखों से गलत देखा, कानों से गलत सुना, मुँह से 
गलत पिया, गलत खाया, शहवत को गलत जगह इस्तेमाल किया, 
अपने दिल को सारी तख्ती ख़ाली कर दी, यह दिल अल्लाह 
तआला' का ठिकाना नहीं बन सकता। यह दीन अल्लाह तआला 
का है, इतने बड़े बादशाह का है लेकिन इस्लाम की अजमत ही 
दिलों से निकल गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. 
फरमाया जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी. तो 
इस्लाम को हैबत से महरूम हो जाएगी, जब मैं कहता हूँ कि मैं 
मुसलमान हूँ तो लरज़ जाता हूँ कि तमाम समद्र, तमाम ख़ला 
अगर इस सारे निज़ाम में एक अरब साल तक जहाज़ बिजली की. 
रफ़्तार से चलता रहे तो यह निजाम सनत्रह कहकशाओं का 
मजूमूआ है ऐसी पाँच अरब कहकशाएं हैं। हमारा सूरज का 
निजाम साढ़े सात अरंब मील में फैला हुआ है, यह सिर्फ तीन 


34 बथानातः मौलाना तारिक्र ज़मील साहब 
फीसद है -सत्तानवें: फीसद :तमाम फ्रिश्ते भी यह साराःएक पड़े 
में रखा जाए और ला इलाहा इत्लल्लाह' एक- पलड़े में रखा जाए 
ती दूसरा पलड़ा. भारी हो जाएमा।'जिस दीन का पंहला बोल 
इतना वजनी हो, जिस दीन का पहला बोल ला इलाहा-इल्लल्लाह 
होः वह पूरा दीन किंतना ताकृतवर होगा हम ऐटम की ताकत से 
डर गए, ला. इलाहा इल्लल्लाह की ताकत को समझते तो सारा 
ऐटम मच्छर का पर नज़र आता, ऐटम से 'डरना ऐसा जैसे लात व. 
मनात से डरते हैं, बुत बनाकर कहते हैं उनसे हमारे काम बनते हैं; 
आजू के ऐटम. से. डरना ऐसा है जैसे बुतों से डरना, ऐटम- पर 
अल्लाह का कब्जा, उनके दिमागों पर अल्लाह का कब्जा, उनकी 
तदबीर पर अल्लाह का कब्जा, उनके दिलों पर अल्लाह का कुब्जा 
है। यही बात समझाने के लिए सहाबा इक्रराम रज़ियल्लाहु अन्हुम 
ने जान, माज, ववद की कुर्बानी दी। . 


'हमारे भेजे जाने का एक खास मकसद है 


इसलिए जब रबी बिन आमिर रजिवल्लाहु अन्हु से रुस्तम ने. 
पूछा, क्यों आए हो? क्या तुम्हें भूख ने निकाला या तुम्हारे मुल्क 
ने निकाला है? किस चीज़ के लिए हमारे पास आए हो? पैसा 
चाहते हो तो हम देते हैं, मुल्क चाहते हो तो जितना फतेह कर 
नुंके हो यही ले लो, वापस चले जाओ, तुम्हारे अमीर को दोगुना दे 
देंगे, तुम्हें भी उतना देंगे, कपड़े भी दे देंगे तुम वापस चले जाओ 
और इसी पर बस कर लो। रबी बिन आमिर रजियल्लाहु अन्हु-ने 
फुरमाया, “सुनो रुस्तम! न मुल्क -ने हमें निकाला, है, न माल ने 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 





&६-०-२/ ०% (बैसत का लफ़्ज़ अल्लाह तआला ने नवियों के 

लिए इस्तेमाल करता है।) 5.,....) -५५-.) ८-४ Sl a} 

६(५४= वैसत का लफ़्ज नवियों के लिए आया है और रबी विन 

आमिर रजियल्लाहु अन्हु अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस 
उम्मत के लिए बैसत का लफ़ूज़ सहावी इस्तेमाल कर रहा है ५ 
६५८) ५ हमें हमारे रव ने मवउस किया है, भेजा है, क्यों? ५४ 
६2५४ ० )5०५०+ ake 53 3.) ८ +५ कि लोगों को लोगों की 
बन्दगी से निकाल कर रव की बन्दगी पर डाल दें। 


अल्लाह तआला सब तदबीरों पर हावी है 


अल्लाह तआला फुरमाते हैं कि मेरी तदवीर सारी तदवीरों पर 
हावी है, मैं तुम्हारी तदवीरें जानता हूँ, तुम मेरी तदबीरें नहीं 
जानते, अल्लाह तआला ताकतवर को बे ताकत कर दे, अगर हम 
“ला इलाहा इल्लल्लाह” की ताकत को समझते तो हमें ये सव 
खिलौने नज़र आते। हजरत ख़ालिद विन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु 
को जव पता चला कि साठ हजार अरब इसाई और चौबीस हजार 
कुफ़फार जंगे यरमूक में उनके सामने हैं और मुसलमान छत्तीस 
हज़ार थे और रोमियों के सरदार बाहान ने कहा तुम अरब हो तो 
जाओ उनका मुकावला करो । हजरत ख़ालिद विने वलीद रजियल्लाहु 
अन्हु को जव यह पता चला कि अरवियत की बुनियाद पर ये 
कह रहे हैं तो हजरत अबू हुरैरध रजियल्लाहु अन्हु ने पूछा तीन 
हजार साठ हज़ार के मुकाबले में? पूछा कि हकीकत कह रहे हो 
या मज़ाक कर रहे हो? तो हजरत ख़ालिद बिन वलीद रजियल्लाहु 


36 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


फह्म्म्माडाललापालपि्य््नन््-पाा्याााकायालायार्ा्मााा एकाइक 
अन्हु. बोले कि कुफ्र के ज़माने में बड़ा दिलेर था, इस्लाम लाकर 
बुजदिल बन गया, कहने लगे में बुजूदिली को नहीं इन्साफ की 
बात करता हूँ, फरमाने लगे अगर तुम्हें जाना ही है तो साठ 
आदमी लेकर जाओ, किसके मुकाबले में साठ हज़ार के मुकाबले 
में। यह अबूसुफियान रजियल्लाह अन्हु का मशवरा था। अबू 
हुरेरह रजियल्लाहु अन्हु अमीर थे। उन्होंने फरमाया अबू सुफियान 
ठीक कहते हैं, तो अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु ने कहा साठ 
आदमी ले लो। तो कहने लगे कि मैं ऐसे आदमियों को चुनूंगा कि 
वे अगर अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे तो अल्लाह तआला उनके 
हाथ खाली नहीं लौटाएगा, उन्हें बताऊँगा कि हम अरब होगे की 
वजह से नहीं. जीत रहे हैं अल्लाह तआला के साथ होने की वजह 
से जीत रहे हैं। 
(जंगे बदर में. आयतें उतरीं । तुमने कहा कहाँ मदद है मदद तो 
आ गई मदद, अब भी बाज़ आ जाओ तो अच्छी बात है और 
अगर तुमने दोबारा हमला किया तो अल्लाह तआला कहता है मैं 
हमला करूंगा फिर तुम्हारी कोई ताकत तुम्हें नफा नहीं दे सकती । 
में ईमान वालों के साथ हूँ।) हजरत खालिद रजियल्लाहु अन्हु ने 
आवाज़ लगाई अब्बास, जुबैर, उबैदुल्लाह, आमिर अब्दुर्रहमान, 
जरार बिन अज़ूर रजियल्लाहु अन्हुम कहाँ हैं? कहने लगे होश में 
हो? कहने लगे होश में हूँ। एक हमला हुआ, दूसरा हमला हुआ, 
तीसरा हमला हुआ, तीसरे पर दरार पड़ गई, सफु में नौ दस 
टोलियां बना दीं। फुरमाते हैं कि कोई माँ इन जैसा नहीं जनेगी। 
कहते हैं कि मैंने देखा बीस बार कुफ़्फार ने कत्ल करने के लिए 
हमला किया हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते, और 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 37 


आ 98 ू तु -नन<-+#हम-पव कहा: 
ऐलान करते थे, “अब्बास कां बेटा कहता था ऐ कुत्तों की जमात! 
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसस्लम के साथियों से दूर हो 
जाओ |” तो उन्होंने बीस हमलों को तोइ़ दिया वह अकेले नहीं 
तोड़ा। (अल्लाह तआला फूरमाता है) तुम नहीं तीर मार रहे हो, 
कहा मैं मार रहा हूँ, तुम कृत्ल नहीं कर रहे हो मैं कृत्ल कर रहा 
हूँ, तुमने नहीं मारा मैंने मारा। मेरे भाईयो! अल्लाह तआला जब 
साथ होता है तो सारी दुनिया सिमटती चली जाती है, जिस दीन | 
का ला -इलाहा इत्लक्लाह इतना ताकृतवर हो वह पूरा दीन कितना 
जबर्दस्त होगा? 


इस्लामी रौब और दबदबे के वाकियात 


ऐ भाईयो! अकेले अल्लाह तआला ही काफी है जो सब कुछ 
करते हैं। हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु असैहि वसल्लम फतेह मक्का 
के दिन मक्का में दाखिल हो रहे हैं, दस हज़ार का लश्कर साध है, 
दस हज़ार का लश्कर अबू सुफियान ऊपर खड़ा देख रहा है, 
लश्करों पर लश्कर गुजर रहे हैं, ख़ालिद बिन वलीद रजियल्लाहु 
अन्हु गुजरते हैं, मुसलमानों का लश्कर लेकर तकबीर पढ़ते हुए 
निकलते हैं, ज़ुबैर बिन अव्वाम रजियल्लाहु अन्हु आते और लश्कर 
को लेकर निकलते हैं, अबू ज़र गिफफारी रजियल्लाइ अन्हु आते हैं 
और लश्कर लेकर निकलते हैं और बरीदा बिन हसीब रजियल्लाहु 
अन्हु आते हैं और लश्कर लेकर निकलते हैं और काब बिन 
जसासी रजियल्लाहु अन्हु आते हैं और लश्कर लेकर निकलते हैं 
और बनू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं और लश्कर लेकर निकले 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


हैं और मजीद कबीला 





आता है नौमान बिन मुकर्रम रजियल्लाह 
अन्हु की-मातहती में लश्कर को लेकर निकल रहे हैं , लश्करों पर 
लश्कर, चल रहे हैं और अबू सुफियान हैरान होकर देख, रहे हैं 
इनते में आवाज़ आती है और सारी गर्द गुब्बार उठती है और 
कहने लगा ६५.७७३ यह क्या है? हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु 
फ्रमतो हैं ६.०४, ५२.५८ ५-१५. ५-५ )।५५ॐ यह अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं मुहाजिरीन और अन्सार 
रजियल्लाहु अन्हुम में,आ रहे हैं। जब वह उठा हुआ लश्कर सामने 
आता है तो एक आदमी की आवाज है€-«; ५), इस में 
कड़कदार आवाज है, अबू सुफियान कहता है यह किसकी 
कड़कदार आवाज़ है? हज़रत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु फुरमाते हैं 
कि यह ख़त्ताब का बेटा उमर रजियल्लाह अन्हु है जिसकी 
कड़कदार आवाज़ तुम सुन रहे हो, उन्होंने कहा + - 4.५०५०५१ 
4) ५ ४-५ ७१ ५5 ६-० „^ अरे अल्लाह की कसम ये बनू अदी 
जिल्लत और कमी के बाद आज इज्जत वाले हो गए तो अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हु कहने लगे अबू सुफियान! इज्जत व जिल्लत यहाँ 
कृबीलों पर नहीं, इज्जत व जिल्लत यहाँ इस्लाम पर है और 
इस्लाम ने उमर रजियल्लाहु अन्हु को ऊँचा किया है, उमर ऊँचा 
नहीं था इस्लमा ने उमर को ऊँचा किया है और फिर कहने लगे 
अरे अब्बास files mls SP तेरे भतीजे का मुल्क तो बहुत 
बड़ा हो गया, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नहीं नहीं 
यह मुल्क नहीं है ई--५।५-३ ८-० यह शाने नबुव्वत है, बादशाह 
ऐसे नहीं हुआ करते। दस हज़ार का लश्कर है आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम का माधा ऊँटनी के पालान के साथ टिका हुआ है 


बयानातः: मौलाना तारिक़: जमील साहब 59 


प सन 3_$ २८-२८ +<<--+ ८9५ 99+म न नपरर तप परम न्‍“3 <+»८नभ अल्प पप नपपन्‍रफ पर तनर_3 EEE 
सिर ऊँचा: नहीं.झुका हुआ -पालान परः टिका हुआ और जबान पर 


६५.०) 0 ४०.) ४$ का विरद और अल्लाह अकेला तन्हे तन्हा है 
किसी दस हजार पर नजर नहीं, अल्लाह तआला की जाते आली 
पर नज़र हे क्योंकि सह सब कुछ अल्लाह तआला की मदद से ही 


मुमकिन हुआ । 








अल्लाह तआला ने हिफाजत अपने जिम्मे ली 


ia ~ यह आयतं बड़ी जबर्दस्त है इसमें 
इशारा है कि अंगर यह उम्मत क़रआन को तबहीग का काम शुरू 
कर दे, इस्लाम को फैलाना शुरू कर दे तो अल्लाह तआला की 
हिफाजत का निजाम उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाएगा «०5% 

lt «५ मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, हिफाजत का वायदा 
इसके काम के साथ अल्लाह तआला ने जोड़ा है इस आवत म॑ 
इर्शाद हो रहा है कि तुम तबलीग का हिफाजत करी तुम्हारी 
हिफाजत मैं करूँगा । अभी अल्लाह तआला की हिफाजत का 
निज़ाम हरकत में नहीं आया जब वह हरकत म॑ आता है ता 
अल्लाह तआला क्या कया नमूने दिखाता है, आग के ढेर पर 
हिफाजत करके दिखाई, मछली के पेट में हिफाजत करके दिखाई । 
छरी के नीचे हिफाजत करके दिखाई, समंद्र में. डालकर हिफाजत 
करके दिखाई, फिरंऔंन की गोद में बिठाकर ठाकर उसके मँह से. 
कहलवाकर ई५७७ +५५०० यही मेरा कातिल है फिर भी हिफाजत 
करकै दिखाया ! यह अल्लाह तआला की हिफाजत का निजाम हैं। 
अभी. वह निजाम मुतबज्जह नहीं हैं जब अल्लाह तआला की 


40 अयांनातः मौलाना तारिक जमील साहेब 
हिफाजत का निजाम :मुतवज्जह होगा तों अल्लाह तआला खुद 
फरमाते हैं “ 5 ' 
| | HRSA Dig ph So Ai hey wn SC ly Sa .७ 
॒ FPA yey sibs al od Wi died © 
CUT rel lB yy) aldol 5 

इनको तदंबीरों से न डरो अगरचे उनकी तदबीर पहाड़ों को 
तोड़ दें मैं उनकी तदबीरों की काट. मैं हूँ. (,<५७,४.. १,5: 95} 
६०५५५५४) उनके मंसूबे मैं देख रहा हूँ मेरे मन्सूबे ये नहीं देख 
रहे हैं (।१._१/३,+-) ४-१ )-५-० ३२.३५ OS (४६ pT) देख उनकी 
तदबीरों का अन्जाम क्या हुआ? 

Cb Eg) Ale Ye 3४७४ gous 

उनकी सारी तदबीरें उनके गले में डाल दूंगा कब जब अल्लाह 
तआला की हिफाजत का निजाम मुतवज्जह होगा और अल्लाह 
तआला की हिफाजत का निज़ाम इस दावत के साथ जुड़ा हु 
कि ६५८५ तुम तबलींग का काम करो, हिफाजत अल्लाह तआला 
करेगा और हदीस पाक में है कि एक आदमी अल्लाह तआला के 
रास्ते में निकलता है ई ,! ६।,-.> «४०५५८ उसके गुनाह उसके 
सिर के ऊपर ऐसे खड़े हो जाते हैं और जब घर से कदम 
निकालेता है €१->५ ट ८२ १ ८० ५ ५% सारे गुनाह झड़कर इसके 
जिस्म पर मच्छर के पर के बराबर भी गुनाह नहीं रहता है ऐसे. 
साफ होकर निकलता है गुनाहों से ई॥५५५५ ४४5)» और अल्लाह | 
तआला चार चीजों में इसकी जमानत ले लेता है अल्लाह तआला 
फ्रमाते हैं मैं हूँ जामिन चार चीज़ों में, सबसे पहले ८.५ ०.५. 
६४५ में तेरे घर का, तेरे अहल का, तेरे अयाल का, सेरी दुनिया 


-बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब...  * ` 





का मैं ख़लीफा हूँ.मैं जामिन हूँ यह सबसे पहला वायदा है 
६६a} ५ ala प ABs ५४ uu) tr LAPT ly 


देखो कुरआन और हदीस कैसे जुड़ता चला आ रहा है। अब 
मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। | | 


` एक ईमान वाली सहाविया रजियल्लाहु 


अन्हा का वाकिया 

हयातुस्सहाबा में है कि एक औरत अल्लाह तआला के रास्ते में 
गई। उसकी बारह बकरियाँ थीं । एक कपड़ा बुनने का ब्रुश था। 
जब वापस आई तो एक बकरी खो गई, ब्रश गुम था, धागा सीधा . 
करने वाला | कहने लगी ई... ७८ +> ७% ८००2 ०) ७ अल्लाह 
तआला जामिन है जो तेरे रास्ते में निकले उसके माल का, उसको 
जान का भी, ऐ अल्लाह! ई ०-०१७) मेरी बकरियाँ गुम हो | 
गयीं, मेरा ब्रश गुम हो गया फिर उसने कहा ई.,--०+०३७४०--+)% 
मेरी बकरियाँ गुम हो गयीं, मेरा ब्रश गुम हो गया। हुजूरे अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फुरमाया अरे अल्लाह की बन्दी! अल्लाह पर 
ऐसे दावे नहीं किए जाते, अल्लाह तआला के जिम्मे तो कोई नहीं 
वह तो एहसानन अपने जिम्मे ले लिया, अल्लाह तआला के जिम्मे 
नहीं है कि हमें रोटी दे, अल्लांह तआला ने तो एहसानन अपने 
जिम्मे ले लिया' है। हुजूरे अकरमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फूरमाया अल्लाह .की - बन्दी ऐसे दांवे. न कर।' उस अल्लाह कीं 
बन्दी ने हुजूरे. अकरम. सल्लल्लाहु. अलैहि -वसल्लमं की भी न सुनी 


42 बयानातःः मौलानां तारिक्र: जमील: साहब 





बस यही क्रहती,,रही. €५००३.०*क मेरी बकरी मेरा ब्रश, मेरी 
बकरी मेरा ब्रश। अल्लाह तआला ने दो बकरियाँ और दो ब्रश 
हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम के खड़े खड़े वापस भेज | 
दिए कि €ई«७०५ ५, ५८८८.क तुम मेरा पैगाम फैलाओ, नमाज़ पर 
अल्लाह तआला को हिफाजत का वायदा नहीं, रोजे पर अल्लाह 
तआला को हिफाजत का वायदा नहीं, रोजे पर तक्रवे का वायदा 
` है, नमाज़ पर बुराई सें बचाने का वायदा है, हज पर गनी होने का 
वायदा है, सिर्फ तबलीग के.काम पर हिफाज़त का वायदा है। 


. जमीन व आसमान का निज़ाम अल्लाह | 
के अम्र के ताबे है 


आप गौर फरमाएं! दुनिया. की हर चीज़ को अल्लाह तआला ने 
अंपने हुक्म में इस तरह जकड़ा हुआ है कि ज्रां बराबर भी इधर 
से उधर नहीं हो सकती, सारा जहाँ सारी काएनात जो हम देख. रहे 
हें और जो हमारी नजरों से ओझल है उन सब पर अल्लाह 
तआला का कब्ज है | | 

foo wre pea Uo pond heli 6 pias ५००८ 2 Ys 
| (६४ ४८० ६६ Yip) 

फिर दूसरी आयतः  ... . 

YHOU peed Een 

आसमान को जमीन .क्रो अल्लाह: तआला थामे: हुए है। फिर' 

आसमान. कितनी बड़ी मख्नूक है, अल्लाह तआला फुरमाता हैः: 

कृद FC EF Ts ed yyy Fed pil i eit i 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब ु 43 





. तुम ज्यादा मुश्किल और सख्त. मखझ्लूक: हो या. आसमान, 
आसमान सीधा किया हुआ है तो हमें भी सीधा कर सरकता है, 
आसमान में झोल. कोई नहीं ६,४७७ ५-० ४-५ के कया. इसमें तुम्हें 
कमी नज़र आती है ६६ ५,» ६७ कोई इसमें शग़ाफ नजर आता 
है, सारे जहान, को ई८४०-..। «2, आसमान बुलन्द किए ५०,४, 
4०२ ४४५ ०५ जमीन को बिछाया IPR) पहाड़ों को जाडी 
ईन ७५) +न वह जिसने समंद्र को काबू किया #5५ ५-० 
६.#-॥ दरियाओं का निजाम चलाया ई<- >> २५ ८-->०ॐ फिर 
हवाओं का फिराया कभी ई... कभी ६८०१.० ~ कभी 
ई७-०ॐ और कभी ईट, और कभी ईट-,क कभी .अज़ाब की 
हवाएं चलाई और कभी रहमत की हवा ६४०७४ ७५७-«»क यह अजाब 
की हवा हैं और ई 5-० ८५-०५ यह रहमत की हवाएं हैं तो 
हवाओं के निजाम पर कब्जा, फिर सारी काएनात में होने वाले पेड़ 
उनके पत्ते, उनकी छाल, उनकी खाल और उनके अन्दर सारे 
निज़ाम पर अल्लाह की कुदरत. है कि अंगूर पर आम लटका हुआ 
नजर आए तो लोग कहें क्या कुदरत है? आम के दरख् पर आम 
का लगना भी अल्लाह तआला की बहुत बड़ी कुदरत है हमें एक 
छोटी सी बेल पर करेला नज़र आता है तो हमें चूँकि आदत हो 
गई है हम कहते हैं ठीक है यह क्रितनी बड़ी कुदरत है कि एक 
जमीन है कोई जाएका नहीं एक पानी है. कोई रंग नहीं और एक 
ही खाद है जो वैसे ही ये तो गोबर होती है, मसनवी खाद होती 
है, जमीन का रंग कोई नहीं है, खाद का जाएका कोई नहीं, पानी 
का जाएका नहीं, हम सिर्फ़ बीज डालते हैं. वह आसमान पर 
बैठकर तरबूज को सुर्ख बनाता है, ख़रबूज़े को सफुद बनाता है 
करेले को कड़वा बनाता है, गाजर को मीठे बनाता है किसी -को 


44 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


जमीन के अन्दर उगांता है किसी को जमीन के ऊपर फैलाता है 
किसी को पेड़ के ऊपर फैलाता है इस में रंग भरता है इसमें 
जाएके भरता है इसमें ख़ुशबुएं भरता है। ये सांइसदां और जमींदार 
तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वे तो इतना कर रहे हैं कि बीज डाला 
और बस अगला काम उस काएनात वाले का चलता है «5५४ ५% 
९४+ ५५५० वह अल्लाह तआला खुद अपना निज़ाम बताते हैं 
१६ ४॥ UH । ०७०) ०५५१५ ५-०४ ३ hs 3 ५६७ ५२४४७ 
Creo) oly 
फिर उसमें से फल निकालता हूँ गल्‍्ले निकालता हूँ, झोल 


निकालता हूँ, जैतून निकालता हूँ, गेहूँ निकालता हूँ, बागात 
निकालता हूँ । 


रात व दिन के बदलने में उस 
जात-ए-कादिर की कुदरत 

फिर रात का निज़ाम आ रहा है, फिर दिन का निजाम आ रहा 
है ई +७५... ११+} रात लम्बी हो गई अब हम सो रहे हैं ७५४ 
ई, «5 ५-#। दिन लम्बे होते चले जा रहे हैं ८6,४7, 
ई५६। ५६.०) सूरज को अपने निज्ञाम पर, ई५१८४ ४३.४ /4॥५3 चाँद 
का अपना निजाम है फिर दोनों में टकराव नहीं 

HL NY + By Det roel YP 
(५०७०-१०) 

दिन रात नहीं टकराते सूरज चार्दे नहीं टकराते। यह सारे अपने 
निजाम पर चल रहे हैं। इनको अल्लाह बिखेर दे तो दुनिया तबाह 
हो जाए 


बयानातः मौलाना तारिक़ ज़मील साहब. , 45 
AeA ep ie FU ale ay dr थी 4३६) (| 
(१५९ wp wey) 00 aed जैज ss pu ah न्‍े 
तुम मुझे बताओ अगर मैं इसी रात को खड़ा कर दूं सूरज़ को 
निकलने न दूं तो मेरे अलावा कौन है जो दिन निकाल के दिखा 
सके और दिन न आए तो जिन्दगी ही ख़त्म हो जाए, सूरज की 
हरारत पर तो जिन्दगी है, सूरज को रोक दे, रात को खड़ा कर दे 
तो कौन जिन्दगी को कायम कर सकता है फिर इसका उल्टा 
Go opel ee hla ye Cb Sols sl jae 0 4२४) (४ 
(rou iar) 00 gpa YN ५७ 0 #६... Tu Al 5 थी 
अगर मैं तुम पर दिन को खड़ा कर दूँ, रात को न आने दूँ तो मेरे 
अलावा कौन है जो तुम्हारे लिए रात ला सके,. कुछ तो गौर करना 
चाहिए । 
फिर एक और निजाम मैं गौर फरमाएं। जमीन चौबीस हज़ार 
किलोमीटर के दायरे में है, गेंद है चौबीस हजार किलोमीटर का, 
अल्लाह तआला ने उसकी रफ़्तार एक हज़ार मील फी घन्टा बनाई 
है, हज़ार मीला फी घन्टा की रफ्तार से घूमती है तो चौबीस घन्टे 
में अपना चवकर पूरा करती है। इसमें आधा वकत रात हो जाता 
हे आधा वक्त दिन हो जाता है। इसकी रफ़्तार हमने तो नहीं 
फिक्स की, न ही किसी साइंसदाँ ने फिक्स की हैं। एस्लाह 
तआला ने ही फिक्स की है। अल्लाह तआला ही १7मीलेरर बढ़ा 
दे और हजार से दो हज़ार मील फी घन्टा कर दे तो छः घन्टं का 
दिन हो जाएगा और छः घन्टे की सत हो जाएंगी। न हम काम 
कर सकेंगे न आराम कर सकेंगे। अल्लाह तआला एक्सीलेटर कम 
कर दे तो चौबीस घन्टे का दिन हो जाएगा और चौबीस घन्टे की 


46 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहवं 





रात हो जाएंगी। काम करते करते भी कमर टूटेगी और न रात 
गुजरने को आएगी, न दिन गुजरने को आएगा। यह उस मालिक-उल- 
मुल्क का निज़ाम है जो इन्सान के चारों तरफ घुमाया है कि बारह घन्टे 
का दिन बारह घम्टे की रात इसमें इसका निज़ाम चल सकता है। 


सब अजमतों का मालिक अल्लाह तआला है 


अल्लाह तआला अगर एक काम कर दे हवा से कह दे वापस 
आजा, इवा वापस आ जाए तो हम यूँ हो जाएंगे जैमे गुब्बारा हवा 
में उड़ता है। यह वे अल्लाह तआला की निशानियां हैं 
Food Cen wei dy BOY LY ५४ +-के 
(2,2७२ fr) 
हम तुम्हे अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, जिस से तुम्हें मेरी 
छुदरत नज़र आएगी और मेरी ताकत नज़र आएगी कि वह 
जात इक्‌ है जिसके हाथ में सारी काएनात है। 
वह ई<५५-५ॐ शिक से पाक है ६«/ +५१५५ वजीर उसका 
कोई नहीं ई ५८ $ मुशीर उसका कोई नहीं ई ५८७५ ४क उस से 
मिक्ता जुलता कोई नहीं ई५ «+ ४$ उस जैसा काएनात में कोई नहीं 
Yd S533 yi ४ ०५ yo ४ ०५०2) 
al ८5) ५) Lx! a ee 
ये सारे हदीस पाक के बोल .हैं जो मैंने बोले कि वह गनी है. 
मददगार कोई महीं, अकेला है शरीक कोई नहीं, वह . बुलन्द है 
उसके बरांबर नहीं। एक आयत्त बड़ी अजीब अल्लाह तआला मे 
कुरआन मजीद में कही है ६.२५ ७-०५.» क्या कह रहे हैं 


. अयानांतः मौलाना तारिक जपील साहब | हु की ` थ 


i ig i ii 
अल्लाह तआला ऐ मेरे बन्दे मेरे इल्म में कोई नहीं कि कीई' मेरे : 
जैसां हो तुम्हें कोई पंतां है तो बताओं ६५६४ ०।८=;}-#ॐ तुम्हें पता ' 
है कि कोई मेरे. जैसा हैं तो फिरं' मुकाबला :हो जाएं, तो 5३ ` 
` अल्लाह तआला जो सारी दुनिया को बनाने वाला है औरं बनाने में: . 
अकेला है, कोई उसका साझी नहीं, चलाने में अकेला > ५ के 
ई) हो ०७० निजामः चलाता है. ७०3४७ “०5 GL I +भ्फे 
€< ३-५ आसमान ६८७० ४ ८ जमीन, ख़ालिक मुदब्बिर ` 
काएनात में वह जो. चाहे करके दिखलाए वह. नहीं होता जो पुलिस 
वाले चाहते हैं: वहः नहीं होता . जो: फौज वाले -चाहते हैं वह.-नहीं 
होता जो पाकिस्तान, अमरीका वाले .चाहते हैं इस काएनात में वह. 
होता है जो अल्लाह तआला चाहता है। 
Bir cbs bi ads gpa coy bl shy OI YO sis 
thi cp ody co Cap hares Ug (0० gg clos bo 

इज्जत ६5,०००५) के जिल्लत re 5 93 ns 
कुशादगी ईक तंगी ६८०८५ मौत ६५.० छरे जिन्दगी ई 
खुशी ई, गम, खुशी, मौत, इज्जत, जिल्ल, बढ़ना, घटना - 
यह अल्लाह तआला फ्रम रहे हैं कि मेरे इरादे से होता है तुम्हारे 
इरादे से नहीं । | 


ऐ इन्सान अपने बदन में रब को. पहचान 


मेरे भाईयो!-जिस रबं ने इतंना बड़ा निजाम हमारे लिए चलाया | 
है तो यह तो बाहर का निजाम है। यह कितनी बंडी छुदरत है कि 
मेरे ख्यालात आवाज की शकले में बदलते हैं वहं आवाज़ बोल की 


48 बयानातः मौलाना तारिक -जमीलः साहब 


शक्ल ' लेती है फिर इन बोलों को. आपके कानों तक. पहुँचाती. है 
और ख़्यालात आप समझने के काबिल हो जाते हैं यह कितनी 
बड़ी अल्लाह, की कुदरत है, यह गोश्त का लोथड़ा जो हिलता है 
और पीछे ख़्यालात हैं जो आगे आते हैं, जबान पर आते हैं तो 
लफ़्ज का रूप धार लेते हैं, आवाज़ की शक्ल बदलती .है और 
अयर बीच में हवा न हो तो मैं चिल्लाता रहूँ आप एक लफ़ूज़ भी 
नहीं सुन रहे होंगे। हवा हमारे पैगाम को आपके कानों तक 
णहुंचाती है फिर वे बोल का मफूहूम लेकर आपके दिमाग में जाते हैं 
यह कितनी बड़ी अल्लांह तआला की कुदरत है। ज़बान से बोलना 
होता तो ज़राफा बोलता जिसकी इतनी लम्बी ज़बान है। अल्लाह 
तआला इतनी छोटी सी ज़बान को अलूफाज़ से सजा रहे हैं। 





कानों में दो लाख टेलीफोन 


फिर हमारे एक एक कान में एक एक लाख टेलीफोन लगे 
होते हैं, एक लाख पर्दे हैं यूँ समझो एक लाख टेलीफोन हैं। एक 
लाख इधर एक लाख इधर। अगर टेलीफोन का बिल न दोगे तो 
महकमे वाले काटकर चले जाएंगे और अल्लाह तआला ने दो 
लाख टेलीफोन लगाए हैं कोई बिल नहीं लिया, न कभी मांगा है, 
सिफ एक बिल म्रांगा है वह कोई भी नहीं देता उसके अलावा 
जिसे अल्लाह चाहे कि ऐ मेरे बन्दे! इन कानों से: गाना न सुना 
कर, गाली म सुना कर, गीबत न सुना कर और ग्रलत बातें न सुना 
करः। इन कानों .से वह. सुनाकर जो ,मैं कहता हूँ। अपनी ज़रूरत 
की. सुन; -क्करआन सुन, अच्छी बातें सुन्‌, पर. क्रिसी की गाली नः 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 49 


3 32333 ०-77“ 


सुन, किसी- की गीबत ने सुन, गाना बजाना न सुन, फुहश औरतों 
का गाना न सुन। मेंरा इतना ही बिल है। आपंका तो टेलीफोन 
हुकूमत काट जाए इधर दो लाख टेलीफोन हैं मगर बिल देने वाले 
कोई लाखों में नजर नहीं आता है फिर अल्लाह तआला का 
कनैकशन जारी है। ठीक है चलने दो भाई कभी तों तौबा करेगा । 


आँखों में तेरह करोड़ बल्ब 


फिर हमारी आँखें हैं इस एक आँख में तेरह करोड़ बल्ब लगे 
हुए हैं तेरह करोड़ जो जलते बुझते हैं जो आपको रंग बताते हैं। 
आपको रोशनियाँ बताते हैं अगर वे छः लाख बल्ब अल्लाह 
तआला बुझा दे तो सफेद काले पीले सव गायव हो जाएंगे हर 
चीज सफेद नजर आएगी। चे कुछ बल्ब ऐसे हैं। वे अल्लाह 
तआला बुझा दें तो फासले की समझ ख़त्म हो जाएगी कि आप 
मुझ से कितने फासले पर बैठे हुए हैं। नज़र तो आएगा मगर 
अन्दाजा ख़त्म हो जाएगा। रोज़ टक्कर रोज टकराव | जी मैं तो 
समझा करीब से गुजर रहा हूँ यह नहीं पता कि ऊपर ही चढ़ गया 
है। अल्लाह तआला इन बल्बों को बुझा दे तो साईज का पता नहीं 
चलेगा किं यह दो फिंट चौड़ा है या दो फिट लम्बा है। इसकी 
तमीज अल्लाह तआला ही ख़त्म कर देगा और सारी ही बुझा दे 
तो अंधा ही हो गया तो अल्लाह तआला ने तेरह करोड़ बल्ब 
लगाकर सिर्फ एक बिल मांगा है सिर्फ एक बिल २५ ७-५ ९५ ७१ ५ 
€> मैंने तुझे दो आँखें दी हैं ५ ७०४ ८०-८१ इस पर पर्दा 
गाया ई 4५०+ ५.:,५५ ५४५८३ अपनी आँखों से वह देखे जा मैंने 


50 वयानातः मौलाना तारिक जमील साहब | 














तेरे लिए हलाल कर दिया, हलाल देखो, :हराम. क्या है? वे सब को 
. पता. है और अगर तेरे. सामने 'वह शक्ल आए जिसका देखना -मैं 
रोक चुका हूँ, जिसके देखना मैं बेहयाई करार दे चुका हूँ तो यह 
पर्दा (पलकें) यूँ गिरा लिया कर। फुरमाया और कोई बिल नहीं 
कितने हैं जो यह बिल देते हैं? अगली. बात 2५८.०४ ५» ८५ के 
ई ०८५०७ ॐ मैने तेरे अन्दर शहवत रखी और उसके साथ हया 
का पर्दा भी रखा । अपनी शहवत को वहाँ इस्तेमाल कर जहाँ मैंने 
हलाल करार. दिया है अगर कोई हराम चीज की तरफ शैतान 
दावत दे तो हया के पर्दे को गिरा। तू नहीं हया करेगा तो और 
कौन हया करेगा? 


तेरी जबान रब के ताबे 


फिर तीसरी चीज़ ई५८१३ १४५.५०५ <-८५०क तुझे जुबान दी है। 
जबान पर होंटों के दरवाजे लगाएं हैं। एक तो यह बोलेने का 
. काम देती है और एक जाएके बताती है। ज़बान में तीन हजार 
खाने हैं छोटे छोटे। आप मीठा खाएंगे तो बताएगी जनाब एसपी 
साहब आप मीठा खा रहे हैं, आप नमकीन खाएंगे तो बताएगी 
जनाब इंसपैक्टर साहब आप नमकीन खा रहे हैं और आप कड़वा 
खाएंगे तो फौरन बताएगी कि आप कढ़वा खा रहे हैं। अगर 
अल्लाह तआला इन ख़ानों को बन्द कर दें तो पत्थर खिला दो 
गोश्त खिला दो बराबर है, मीठा खिला दो, कढ़वा खिला दो तो 
बराबर है और उसे दवा खिला दो, मिट्टी खिला दो तो बराबर है। 
इन जाएकों को खोलते रहना और फिर साथ साथ बोलने की 
ताकत देते रहना कितना बड़ा कारनामा है। 


बयानातः मौलाना तारिक. जमील साहब. | डी 





_ हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुख़ारी रह० बहुत बड़े तकुरीर 
करने वाले गुज़रे हैं। आठ आठ घन्टे तक बोला करते थे।'एक 
एक डेढ़ डेढ़ लाख के मजमे में बगैर लाउड स्पीकर के उनकी 
आवाज़ जाती थी। आखिरी उम्र में उनकी ज़बान पर फालिज का 
असर हुआ फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुई, लइखड़ाने लगी। 
एक दिन कहने लगे अल्लाह तआला ने मुझे बताया कि 
अताउल्लाह! मैं बुलेवाता था तू नहीं बोलता था। अपनी ताकत से 
बोलता था तो अब बोलकर दिखा । बुलवाने वाले अल्लाह तआला 
हैं। तो क्या कहा तुझे जबान दी, इस पर दरवाज़ा लंगाया (७५४ 
ई ७+ ८५ ४५५८.५ अपनी जबान से वह बोल बोलो जिसकी मैंने 
तुझे इजाज़त दी। अब अगर आपको चढ़ गया गुस्सा तो पकड़ 
लिया और गाली देने लगे जैसे आम तौर पर सिपाहियों की आदत 
है। सिपाही क्या सारे ही ताजिरों के ही छोटे छोटे बच्चे गालियां देते 
फिरते हैं। आपका नहीं सबका यही हाल है। एक हदीस में आता है. 
FR ७-४९५-८३ जब मेरी उम्मत में गाली गलौच 
आम हो जाएगी तो अल्लाह तआला की नजर से गिर जाएगी। 
अफसर की नजर से गिर जाएं तो कितना बुरा हाल होगा ती क्या 
कहा अल्लाह तआला मे जब जबान पर कोई गलत बोल आने 
लगे तो अपनी जुबान को बन्द कर दे ई ८५ ७ ताला 
लगा दे, ज़बान बन्द कर ले, आगे कया कहा अल्लाह तआला ने, 
grad lari heres yi BY OT (४ ४ 
ऐ मेरे बन्दे! मेरी- नाफ्रमानी न किया कर तू मेरे अज़ाब को 
बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तू मेरी पकड़ को सह नहीं सकेगा, लू. 
मेरी नाफ्रमानी:न:किया कर तू मेरे अजाब को सह नहीं सकेगा 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





सब इन्तिज़ाम तेरे लिए हैं और तू मेरे लिए है 


तो मेरे भाईयो! हमारा सारा वजूद ही अल्लाह तआला का 
एहसानमंद है कि नुत्फे से इन्सान बने हुए हैं तो अल्लाह तआला 
ने सारी काएनात हमारी खिदमत में लगा कर हम से सिफ एक 
मुतालबा किया है ई<५८-४ ५५५५ ८४७ ३ ८ ८ॐ ऐ मेरे बन्दे सारा 
जहाँ तेरे लिए है ६... ५०६ । >, और तू मेरे लिए है लिहाज़ा 
मेरी मानकर चल। हमें भाई आपकी खिमदत में दो तीन बातें अर्ज़ 
करनी हैं उनमें पहली बात मैंने पूरी की किं हम अल्लाह के मानने 
वाले बनें, वह न मानें जो मेरा जी चाहता है, वह मानें जो अल्लाह 
चाहता है। आप लोग हुकूमत की मानते हैं तो आपको तंख्वाह 
मिलती है। आप हुकूमत की मानना छोड़ दें तो हुकूमत वाले 
निकाल देंगे तो जब अल्लाह तआला की मानेंगे तो अल्लाह 
तआला तो हुकूमत से ज़्यादा गैरत वाला है। जव अल्लाह तआला 
की मानेंगे तो अल्लाह तंआला के गैवी ख़ज़ाने खुलेंगे हुकूमत गैरत 
दिखाती है तो जव अल्लाह तआला के सिपाही बनेंगे तो अल्लाह 
तआला कितनी गैरत दिखाएंगे, यकीनन अल्लाह तआला का गैबी 
निज़ाम आपके लिए हरकत में आएगा । 


अपने करीम रब के हुजूर झुक 


जा सच्ची तोबा कर 
तो भाई हम अल्लाह तआला की मानें आज तक जो हुआ 
उससे तौवा कर लें। अल्लाह तआला की जात जैसी रहीम और 


` बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब. ५ कक 6... 


र 
करीम और उससे बड़ा मेहरबान और माफ करने वाला पूरी दुनियाः 
कोई नहीं सारी जिन्दगी गुनाहों में. गुजर जाए एक दफा कह दे... 
'ऐ अल्लाह! माफ़ कर दे। अल्लाह तआला सारे. ही गुनाह माफ 
कर देते हैं ताना भी नहीं देते। आपकी और हमारी माँ खुदा न 
करे नाराज़ हो जाए। उसे राज़ी करना पड़े तो पहले ताने बोलियां 
देगी फिर माफ करेगी और अल्लाह तआला, या अल्लाह! मुझे 
माफ्‌ कर दे गलती हौ गई। (अल्लाह तआला कहता है) चल मेरे 
बन्दे सारे ही गुनाह माफ किए तो भाई माफी मांग लें। अल्लाह 
तआला से समझौता हो जाएगा तो सारा मसूअला ही हल हों 
जाएगा। नाफरमान के लिए ज़मीन व आसमान जोश खाते हैं कि 
ऐ अल्लाह! इजाजत दें तो तेरे नाफरमानों को निगल जाएं तो 
अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझ से बड़ा सखी कौन होगा? मैं 
तो अपने बन्दे की तौबा का इन्तिजार करता हूँ, अल्लाहु अंकबर! 
ईह5 ॐ क में गौर फुरमाएं । मैं अल्लाह और उसके हबीबं 
का कलाम अर्ज कर रहा हूँ! मेरी अपनी कोई बात नहीं, अल्लाह 
तआला की बात है या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की बात है ई, ,|-5८-के जो मेरी तरफ चल पड़ता है 
चाहे सारा दामन गुनाहों से सन चुका हो और रूंआ-रूंआ उसकां 
गुनाहों में जकड़ा हुआ हो लेकिन जब मेरी तरफ चल पड़े ५:३ 
ई, „„ „आगे बढ़कर मैं उसका इस्तिक्‌बाल करता हूँ, अल्लाहु 
अकबर! जिससे आपको ताल्लुक होता है आफ उसे देखकर उठ 
पड़ते हैं और आगे बढ़कर उसको मिलते हैं । अल्लाह तआला क्या 
कह रहा है जो मेरी तरफ आ जाए मैं आगे बढ़कर उसको मिलूंगा 
फिर यही नहीं हम से जो मुँह मोड़े हम दस दफा उससे मुँह मोड़ते 


4 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


हैं ६७-९ ८०2५०१} और जो मुझसे मुँह मोड़ लेता है करीब में 
उसके जाकर उसे यूँ बुलाता हूँ, ऐ मेरे बन्दे! कहाँ जा रहा है? 
मसूअला तो इधर हल होगा, मुझे छोड़कर कहाँ चल दिया और 
उसको कुरआन मजीद में इस तरह बयान किया है 
(१६ ey) . a LE Free IPN 
ऐ मेरे प्यारे बन्दे तुझे किस ने धोका दे दिया अपने रब की 
जात के बारे में । 

कि तू रब से जफा कर बैठा और मख्नूकू से वफ़ा कर बैठा, क्या 
हुआ तुझे कि रब को भुलाकर मख्लूक के पीछे भाग पड़ा। यह 
छुरआन के अलूफाज हैं। उसकी तरफ आएं जो इन्तिजार में है 
और हदीस में है तू मुझे भूल जाता है मैं तुझे याद रखता हूँ ० 
१५,53 ५५५53 तू याद करता है तो तुझे मैं याद करता हूँ। भाई 
हम तौबा करें, अल्लाह की बारगाह की तरफ लौरें तुम देखोगे कि 
मैं कैसा मेहरबान हूँ फिर इससे अगली बात बताई। एक आदमी 
ने तीबा की पिछले गुनाह माफ हो गए, नहीं सिर्फ माफ नहीं हुए, 
जब.आदमी तीबा करता है तो अल्लाह तआला फुरमा रहे हैं कि 
तुम्हारे गुनाझॉ को मिटाकर फिर उसके बदले मेकियां लिख देता हूँ 
जो गुनाह किए हैं वह भी अल्लाह तआला ने नेकियाँ बना दीं। 
चाहे जब तौबा कर ले और तौबा सबसे ज्यादा महबूब है। इसलिए 
हम सब को ख़ुलूसे दिल से तौबा करनी चाहिए और अच्छे 
आमालों की तरफ बढ़ना चाहिए। अल्लाह तआला! हम सब का 
हामी और मदद करने वाला हो (आमीन) 


(3 (0 0 


बयानातः मौलानां तारिक. जेंमील साहब इई 





असूमाए हुस्ना का बयान. 


हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम:ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह तआला के असमाए हुस्ना 
जिनके सांथ दुआएं मांगने का हमें हुक्म दिया गया. है निन्नानवें 
नांमे हैं जो शख्स इनको याद करेगा और पढ़ता रहेगा वह जन्नत 
में दाखिल होगा। इसी हदीस के दूसरे अलफाज ये हैं जो कोई 
शख्स इनको मुँहजबानी यादं करेगा और बराबर पढ़ता रहेगा वंह 
ज़रूर जन्नतं में दाखिल होगा। बे नाम ये हैं। 


असमाए हुस्ना (अल्लाह तआला के नाम) 


क्‍ के पढ़ने का तरीका . | 

जब असमाए हुस्ना की तिलावत करणा चाहें तो इस तरह शुरू करें 

। HF ror ga lp 

आखिर तक लगातार. पढ़ते जाएं हर नाम के आख़िर में पेश 
पढ़ें और दूसर नाम से मिला दें। जिस नाम पर साल लेने के लिए 


रवे उसको न मिलाएं और दूसरा नाम “अल” से शुरू करें। अगर 
किसी नाम का वज़ीफा पढ़ें तो शुरू में “या” का इजा करें । 





'बयानातः मौलाना तारिक जंमील साहब 














i मसलन “अर्रहमान” का वज़ीफा.पढ़ना है तो “या रहमान” न 
पढ़ें, “या अर्ररहमान” पढ़ें। इसी तरह सारे नामों को लीजिए।. 


% असूमाए हुसूना ख्रासियतों _ 


।. अल्लाहु ६ 
जो शख्स हजार बार रोज़ाना पढ़े अल्लाह तआला उसको यकीन 
का कमाल नसीब फ्रमावेंगे और जो शख्स जुमा के दिन जुमा से 
पहले पाक व साफ होकर अकेले में दो सौ बार पढ़े उसका 
मतलब आसान होगा चाहे कैसा ही मुश्किल हो और जिस मर्ज के 
ईलाज से ईलाज करने वाले थक गए हों उस पर पढ़ा जावे तो 
अच्छा हो जावे शर्त यह है कि मौत का वक्त न आ गया हो। 


2. अरर॑रहमानु ० /।ॐ (बेहद रहम करने वाला) 
हर नमाज़ के बाद सौ बार पढ़ने से दिल की गफलत और 
भूल दफा हो और ज़्यादा तादाद में ज़िक्र करने वाला हर मकरूह 
काम से बचा रहे और अगर इसको मुश्क व जाफरान से लिखकर 
किसी महफ़ूज़ जगह बद-ख़ुल्कु आदमी के घर में दफन कर दिया 
जाए तो उसमें हया और रहम और नरमी पैदा हो। : 


5. अररहीमु <४, (बड़ा मेहबानो 
जो . शख्स: रोजाना :सौ बार. पढ़े उसके 'दिल में: नरमी और . : 


` ख़बाततातः मौलाना: तारिक जमील साहब 7 


Sr rn kt 


मुहब्बत पैदा हो और जिस .किसी..को कोई बात नागवार का 
अन्देशा हो “अर्ररहमानुर्ररहीम” की कसरत करे या लिखकर पढ़े 
और अगर इसको लिखकर: पानी. से धोकर बह' पानी किसी. पेड़ 
की जड़ में डाल दें तो उसके फल में बरकत हो औरअगर किसी 
को घोलकर पिला दें उसके दिल में लिखने वाले की मुहब्बत हो। 
इसी तरह अगर तालिब व मतलूब का नाम उनकी वालिदा के 
नाम के साथ उसकी मुहब्बत में पेरशान हो जाए शर्त यह है कि 
जाएज मुहब्बत हो। ` . EF [ 


4. अलमलिकु COTS कै (हकीकी बादशाह) 
जो शख्स सूरज डूबने के वक्त एक सौ बीस बार पढ़ा करे 
अल्लाह तआला उसको दिल की सफाई और गिनां अता फ्रमाएं 
चाहे गिना जाहिरी हो या बातिनी | . ॒ 


| 5 अलुक्रुद्दूस ई ६४ १०५४ झे (बुराईयों से पाक जात). ' 
जुमा की नमाज़ के बाद एक सौ पिचासी बार ८५५८+ 
६ ५१२5.०) ८) (सुब्युहुन छुददूसुन ख्खुल मलाइकतिहि वररूह) 
कह कर फिर इसको रोटी पर लिखकर खावे सारी आफतों से 
महफूज़ रहे और इबादत की तौफीक हो। रा 
6. अस्संलामु ई PR | (बे ऐब जात) {= 


अगर मरीज के पास :उसके सरहाने बैठकर दोनों हाथ उठाकर 
इसको एक सौ छत्तीस बार ऊँची -आवाज़ से पढ़े- ताकि मरीज भी 


58 वयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


सुन ले, पढ़ें। इन्शाअल्लाह उसको शिफा होगी। 


7. अलूमुमिनु €७«$»४% (अमन व ईमान देने वाला) 


जो कसरत से इसका जिक्र करे उसको अमन और ईमान की 
ताकत और ख़ौफजदा हो तो इसको छत्तीस बार कहे, अपनी जान 
व माल में अमन पाए। 


8. अलूमुहैमिनु ई०.४०।}  (निगहवान) 
गुस्ल् करके दो रकूअत नफिल पढ़कर सौ बार अकेले में दिल 
को हाजिर करके पढ़ें तो आली हिम्मत पैदा हो। 


9. अलूअजीजु ई ४।क (सब पर गालिब) 


चालीस रोज़ तक हर रोज़ इकतालिस बार पढ़ें गिना जाहिरी 
या बातिनी और इज़्ज़त नसीब हो और किसी मख्ूलक्‌ का 
मोहताज न हो। 


0. अलुजब्बारु ई )५२४।क (सबसे जबरदस्त) 
सुबह व शाम दो सौ सोलह बार पढ़ें तो ज़ालिमों के शर से 
महफूज रहे। 
. अलूमृतकब्बिरु ई 5००) ॐ 


(बड़ाई और बुजुर्गी वाला) 
कसरत से जिक्र करने से बुझुर्गी औरं बरकत हासिल हो और 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 59 





पहली रात में बीवी के पास जाकर सोहबत से | पहले दस बार 
जिक्र करे तो नेक लड़का (पैदा) हो। 


2. अलूखालिक्रू €८७४।क (पिदा करने वाला) 


सात रोज़ तक लगातार रोजाना सौ बार पढ़े तो तमाम आफृतों 
से सलामत रहे। 


3. अलुबारियु, अलमुसकिरु ई ५५ ८5५.५ 


(जान डालने बाला, सूरत बनाने वाला) 


कसरत से जिक्र करने से सनाए अजीक्या का ईजाद आसान 
हो और अगर बांझ औरत सात रोज़ तक रोजा रखे और पानी से 
इफ्तार करे और इफ्तार के बाद इक्कीस बार पढ़े तो इन्शाअल्लाह 
हमल करार पाचे और औलाद हो। 


4. अलुगफ्फारु ई) (दरणुजर करने वाला) 


जुमा की नमाज के बाद सौ बार पढ़े तो आसारे मगफिरित पैदा 
हों यानी हर तंगीं दूर हो, बे गुमान रिज़्क मिले । 


. 5. अलुकुहूहारु €)७८।ॐ 


(सब को अपने काबू में रखने वाल)... 
कसरत से ज़िक्र करने से दुनिया की मुहब्बत और अल्लाह के 


60 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 





गैर: की :बझाई दिल से जाती रहे और दुश्मनों पर गलबा हो और 
अगर चीनी के बर्तन पर लिखकर ऐसे शख्स को पिलाया जावे जो 
सहर की वजह से औरत पर कादिर॑ न हो तो सहर दफा हो। 


I6. अलूवहहाबू ६/७७५३ (बहुत बड़ा रोजी देने वाला) 


कसरत से जिक्र करने से गिना और झुबूलियत और हैबत व 
बुजुगी पैदा हो अगर चाश्त की नफिलों के आखिरी सज्दे में 
उसको चौदह बार कहे ये मकासिद उसको हासिल हां । 


I7. अररज्जाकु ।} ॐ (बहुत बड़ा रोजी देने वाला) 


फज़ की नमाज़ से पहले घर के सब कोनों में दस दस बार 
कहे और जो कोना किले की सिमत के दायीं तरफ हो उससे 
शुरू करे तो रिजक की वुसअत हो । 


8. अलृफ्त्ताह ई Cus i (बहुत बड़ा मुश्किल कुशा) 

फूज़ की नमाज़ के बाद सीने पर हाथ रखकर सत्तर बार पढ़े 
सारे कामों में आसानी हो और दिल में तहारत और नूरानियत 
और रिजक हासिल हो। 


9. अतल्त॒अलीमु ई el ।% (बहुत वसी इल्म वाला) 
इसकी कसरत व पाबन्दी से हकाएक और माअरिफ मुन्कशिफ 


बयानातः मौलांना तारिक जमील साहब | 6} 


होते हैं और याददाश्त कवी हो। 





20. अलकाबिज्ु ई ००१% (रोजी तंग करने वाला) 


चालीस रोज रोटी के जुकमे पर इसको लिखकर खावे तो भूख 
से तकलीफ न हो। 


2।. अलूबासितु ई ०.५८) (तेज़ी कुशादा करने वाला) 
नमाज चाश्त के बाद दस बार पढ़ने से रिजक में कुशादगी हो। 


१2. अलूख़ाफिज़ु ई०७४५।क (पस्त करने वाला) 
पाँच सौ बार पढ़ने से ह्ाजत पूरी हो। 


23. अर्राफ़िऊ ई ५% (बुलन्द करने वाला) 


सत्तर बार पढ़ने से जालिमों से अमन में हो। 


24. अलूमुइज्जि र 33x] i (इज्जत देने वाला) 
पीर की रात व जुमे की रात मगरिब की नमाज़ के बाद 
चालीस बार पढ़ने से उसकी हैबत लोगों के दिलों में पैदा हो। 


25. अलूमुजिल्लु €८.८।ॐ (तिल्लत देने वाजो) 


पिच्हत्तर बार पढ़कर सज्दरे में सर रखकर दुआ करे तो हासिद 


62. बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





के हसद से महफूज़ रहे और जिसका हक्‌- दूसरे के जिम्मे आता हो 
और बह उसमें टाल मटोल करता हो, इसको कसरत से पढ़ने से 
वह उसका हक अदा करे। 


26. अससमीऊ ई ४०८ (सबकी सुनने वाला) 


जुमेसत के रोज़ चाश्त की नमाज़ के बाद पाँच सी बार पढ़कर 
जो दुआ करे कबूल हो । 


27 अलूबसीरु € ja जे (सब कुछ देखने वाला) 


जुमा की नमाज़ के बाद सौ बार पढ़ने से बसीरत में सफाई 
. और नेक आमा की तौफीक हो। 


28. अलूहकीमु €#५5०४।३ (हाकिम मुक 


आधी रात के वक्त वुज़ू करके दिल को हाजिर करके जरा देर 
तक पढ़े तो अल्लाह तआला उसके दिल को राज खुलने की जगह 
बनाएंगे | 


29. अलुअदूलु ई (०५४ (मुकम्मल इन्साफ) 
जुमा की रात में रोटी के बीस टुकड़ों पर उसको लिखकर 
खाने से मंख़्लूकू के दिल कब्जें में हो जावें। 


_ बयानातः मौलाना तारिक जमील-साहब 63; 


30. अलूलतीफु ६०४५/३ (बड़ा लुत्फःव करम वाला) | 


- एक: सौ. तैतीस बार पढ़ने से रिजक में वुसअत हो। सारे: काम 
लुत्फ से.पूरेहों। .. है; . .. 





. 3]. अलृख़बीरु € ,+# जी (बाख़बर और आगाह) 


सात रोज़ तक कसरत से पढ़ने से खुफिया ख़बरें मालूम होने 
लगें और जो किसी मूजी के, पंजे में गिरफ्तार हो इसको कसरत 
से पढ़ने से हालत दुरुस्त हो. जावें । 


32. अलूहलीमु €७७।क (बड़ा बुर्दबार) 

अगर रईस आदमी इसको कसरत से पढ़े तो उसकी सरदारी 
ख़ूब जमे और राहत से रहे और अगर कागज पर लिखकर पानी 
से धोकर अपने पेशे के आलात व औजार पर मले तो उसके पेशे 
में बरकत हो अगर किश्ती डूब रही हो तो डूबने से बची रहे अगर 
जानवर का डर हो हर वक्त आफात से अमन में रहे। 

33. अलूअजीमु ऋक (बहुत अजमत वाला) 

कसरत से जिक्र करने से इज्जत और हेर मर्ज से शिफा हो। 


३4. अलगुफूरु ई )१४।ॐ (बहुत बख़्शने वाला) 


बुख़ारं चाले को तीन बार लिखकर बांध दिया जाए तो बुख़ार 
जाता रहे । 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


35. अशू-शकूरु ई | ४-20 (कद्॒दान) 

जिसको साँस या थकान या गिरानी आजा हो इसको लिखकर 

बदन पर फेर दे और पीवे तो नफा हो और अगर कमजोर निगाह 
वाला अपनी आँख पर फेरे निगाह में तरक्की हो । 





36. अलू-अलियु ई ५ ।ॐ (बहुत बुन्द व बस्तर) 
अगर लिखकर बच्चे के वांध दिया जाए जल्दी जवान हो अगर 


मुसाफिर अपने पास रखे तो जल्दी अजीजों से आ मिले अगर 
मोहताज हो तो गनी हो जावे। ' 


37. अलूकबीर € 5} (बहुत वड़ा) 
कसरत से जिक्र करने से इलम व मारफत कशादा हो अगर 


खाने की चीज़ पर पढ़ कर मियाँ वीवी को खिला दिया जाए तो 
उनमें आपस में मुहव्वत हो । 


38. अलूहफीजु €-.०५।क 


(सच की हिफाजत करने वाला) 


इसका जिक्र करने वाला या लिखकर पास रखने थाला हर 
खौफ से महफ़ूज़ रहे अगर दरिन्दों के बीच में सो रहे तो नुकसान 


न पहुचे । 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 65. 


39. अलुमुकोतु ई ८.५५॥} 
(सबको रोज़ी और तवानाई देने वाला) ` 
अगर रोजादार इसको मिट्टी पर पढ़कर या लिखकर उसको 
तर करके सूंघे तो क्लु्यत और गिजाइयत हासिल हो और अगर 


मुसाफिर कूजे पर सात बार पढ़कर उससे पानी पिया करे तो 
वहशते सफर से अमन में रहे। 





40. अलूहसीबु रू od 


(सवके लिए किफायत करने वाला) 


अगर किसी से तशदूदुद और हिसाब का अन्देशा हो या किसी 
भाई बिरादरी से किसी मामले में ख़ौफ हो तो सात रोज तक सूरज 
निकलने से पहले और मग॒रिब कें बाद इसको बीस बार पढ़े। 


4]. अलजलीलु ई,}:।२५।क (बड़े और बुलन्द मर्तबे वाला) 
इसको कसरत से जिक्र करने से या मुश्क व जाफ्रान से 
लिखकर पासं रखने से कद्र व मंजिलत ज़्यादा हो। 


अलूकरीमु €५५5५।} (बहुत करम करने वाला) ' 
सोते वकत कसरत से पढ़ा करे तो लोगों के दिल .में उसका 
इकराम वाके हो। 





43. अररकीबु रू धर | } (बेड़ा निगहबान) 
इसके जिक्र करने से मालव अयाल महफ़ूज़ रहें और जिसकी 
कोई चीज़ गुम हो जावे उसको बहुत पढ़े तो इन्शाअल्लाह मिल 
जावे और अगर हमल गिरने का अन्देझा हो तो उसको सात बार 
पढ़े तो साकित न हो और सफर के वकत जिस बाल बच्चे की 
तरफ से फिक्र हो उसकी गर्दन पर हाथ रखकर सात बार पढ़े तो 
अमन में रहे | | 


(दुआएं सुनने वाला और क्ुबूल करने वाला) 
दुआ के साथ इसको जिक्र करना कृबूलियत को ल्ाज़िम करता है। 


45. अलूवासेउ €! #।के (बुसअत देने वाला) 


कसरत से जिक्र करने से गिना जाहिरी व बातिनी हासिल हो 
और फुराख़ हौसलगी व बुर्दबारी पैदा हो । 


46. अलूहकीमु € ७-5०४} (बड़ी हिकमतों वाला । " 


कसरत से जिक्र करने से मसाइब दफा हों और इल्म का 
दरवाजा व हिकमत कुशादा हो। । 


47. अलवदूदु र yy | (बड़ा मुहब्बत करने वाला) 
अगर खाने पर एक हज़ार बार पढ़कर बीवी के साथ खावे तो 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील .साहब 67 
[ना 


मुहब्बत व फ्रमाबरदारी करने लगे। 


48. अलूमजीदु €५.००१ (बड़ा डुग 
- अगर कोढ़ की बीमारी वाला महीने के बीच के दिनों में रोजा 


रखे और हर रोज़ इफ्तार के वकृत इसको कसरत से पढ़े तो 
इन्शाअल्लाह अच्छा हो जावे। 


49. अलूबाइसु ९.५८५% 
` (मुदो को जिन्दा करने वाला) 


सोते वकृत सीने पर हाथ रखकर इसको सौ बार पढ़ा करे तो 
उसका दिल इलम व हिकमत से मुनव्वर हो। 


50. अशू-शहीदु ६०,७८४ (हाजिर व नाजिर) 


अगर नाफरमान औलाद या बीवी की पेशानी पकड़ कर 
इसको पढ़े या हजार बार पढ़ कर दम करे तो वह फरमाबरदार 
हो जावें । 


5।. अलूहक्क्लु ६७2४ (बरहक्‌ व बरकरार) 
एक चौकोर कागज के चारों कोनों पर लिखकर उसको हथेली 
पर रखकर आखीर रात में आसमान की तरफ बुलन्द करे तो 
मुश्किलात में आसानी हो। | 


68 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


5 F ६, | ५3 (बड़ा कारसाज) 


हर हाजत. के लिए इसकी कसरत मुफीद है। 


53. अलूकृब्ियु ६७५09 


(बड़ा ताकृत और कुव्वत वाला) 
अगर कम हिम्मत पढ़े तो बा हिम्मत हो जावे और अगर 
कमजोर पढ़े तो जोर आवर हो जावे और अगर मजूलूम अपने 
जालिम को मगुलूब करने के लिए पढ़े तो वह मगलूब हो जावे । 





54. अलूमतीनु ६५-०9 (शदीद कुव्वत वाला) 


इसकी ख़ासियत अलूकृच्वियु के है और अगर किसी फाजिर 
मर्द या औरत पर पढ़े तो फुजूर से बाज़ आवें | 


55. अलूवलियु ६, क 


(मददगार और हिमायती) 


जो कसरत से इसको पढ़े महबूब हो जावे और जिसको कोई 
मुश्किल पेश आवे जुमा की रात को हज़ार बार पढ़े। 


56. अलूमजीदु €.»६० (तारीफ के लायक्‌) 


इसकी कसरत से अच्छे अख़्ताक व काम व बात हासिल हों। 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब क्‍ 69 
Te, काटापा 


57. अतुमुह्सियु ५-००५} 
(अपने इल्म और शुमार में रखने वाला) 


अगर रोटी के बीस टुकड़ों परं बीस बार पढ़े तो मख़्तूक काबू 
में आ जाए। ` : 


58. अलूमुबदियु €४५,०/$ 
(पहली बार पैदा करने वाला) 


हामला औरत के पेट पर रात को पढ़े तो हमल महफ़ूज़ रहे 
और गिरे नहीं । 


59. अलुमुईदु €-५५०)।क (दोबारा पैदा करने वाला) 


अगर कोई बात भूल जावे और याद करने से याद न आवे तों 
उसको बार बार ज़िक्र करे ख़्वाह अकेले या “मुबदियु” के साथ 
इऱशाअल्ला तआला याद आ जावे । 


60. अलूमुहूयि ई,८८०॥ॐ (जिन्दगी देने वाला) 
जिसको किसी अलैहिदगी का अन्देशा हो या कैद का खरीफ हो 
इसको कसरत से पढ़े | 


6. अलुमुमीतु € ८८-५००) (मौत देने वाला) 
जिसकी आदत फिज़ूल ख़र्ची की हो या तबियत कहना मानने 


70 कर ... ययानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


पर आमादा न हो तो इसकी कसरत कंरे। “ 


- 62. अलहय्यु €,५। (हमेशा हमेशा जिन्दा रहने वाला) 


इसकी कसरत या लिखकर पीने से हर किस्म की बीमारियों से 
निजात हो। 


63. अल्क्य्यूम ९१५,४३ 
(सब को कायम रखने ओर संभालने वाला) 
इसकी कसरत से नींद आती है या हय्यु या कव्यूम ५, ,> ५, 


९९५ की फज्र से सूरज निकलने तक पढ़ने से मुसतैदी और 
आमादगीः ताआत्त में हासिल होगी ! 


4. अलूवाजिदु €५८।५।} (हर चोज को पाने वाला 


लुकमे. पर पढ़कर खावे तो दिल को ताकृत हासिल हो। 


65. अलमाजिदु ६-७०] (बुजुर्गी और बडाई वाला) 
पाबन्दी से पढ़े तो दिल मुनव्वर हो जाए। 


66. अलूवाहिदु ६५४} (एक) 
_ अगर हज़ार बार पढ़े तो ताल्लुक्‌ मख्लूक का उसके दिल से 
निकल जाए। ' 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 7: 
“as 


67. असुसमदु ६५०. (िनिया | 

आखीर रात में एक सौ पच्चीस दफा पढ़े तो सच्चाई और 
सच्चेपन के आसार जाहिर हों और जब तक इसका जिक्र करता 
रहे भूख का असर न हो। 


68. अलूकादिरु ६,०५४ (कुदरत वाला) 
दो रकूअत पढ़कर इसको सौ बार पढ़े तो उसको कूव्वत 
हासिल हो और अगर वुज़ू करते वकत इसकी कसरत करे तो 
दुश्मनों पर ग़ालिब हो | 


69. अलूमुक्तदिरु ६६६०2 (पूरी छुदरत रखने वाला) 
जब सोकर उठे इसकी कसरत करे तो जो उसकी मुराद हो 
इस तदबीर से अल्लाह तआज़ा आसान कर देंगे। 


70. अलमुकद्िदमु ६७-७9 (पूरी कुदरत रखने वाला) 
लड़ाई में जाकर पढ़े तो कुत और निजात हो। 


72.अलुमुअख्खरु ई +५ 
(पीठे और बाद में रखने वाला) 
कसरत से पढ़े तो बुरे कामों से तौबा नसीब हो। 


72 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
EE कप पलपल. |० «2. 


72. अलुअव्यलु ६८५४७ (सबसे पहले) 
अगर मुसाफिर हर जुमा को हजार बार पढ़े तो जल्द ही अपने 
लोगों से आ मिले। 


73. अलूआखिरु ई ४ (सबके बाद) 
अगर हर रोज़ हज़ार बार पढ़े तो गैर अल्लाह का ख़्याल दिल 
से निकल जाए। 


74. अज़जाहिरु ई Alb के जाहिर व आशकारा) 
इशराक के वकत कसरत से पढ़े तो दिल में नूरे विलादत जाहिर हो । 


75. अलूबातिनु ६०४५ (पोशीदा व पिन्हा) 
हर रोज तीन बार एक घन्टे तक इसको पढ़े तो कैफियते उन्स 
हासिल हो। 


76.अलृवलियु €, ४% (मुतवल्ती और चलाने वाला) 
इसकी कसरत बिजली की कड़क से महफूज रखती है। 


77. अलुमुताअली < (४००८७ (सबसे बुलन्द व बरतर) 
इसके ज़िक्र से रफुअत और दुरुस्ती हासिल हो ! 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 75 





78. अलूबरुं ई +$ (बड़ा अच्छा सलूक करने वाला) 


अगर सात बार पढ़कर बच्चे पर दम किया करे तो नेक 
बख्त उठे | | 


79. अत्तवाबु €< ५५ 
(बहुत ज्यादा तबा कबूल करने वाला) 


बाद नमाज चाश्त तीन सी साठ बार पड़े तो तौबा की तौफीक 
हासिल हो और अगर जालिम पर दस बार पढ़े तो उसे छुटकारा हो। 


80. अलूमुन्तकिमु ई ७६८०) (वदला लेने वाला) 


जो शख्स अपने जालिम दुश्मन से वदला न ले सकता हो तो 
इसकी कसरत करे अल्लाह तआला वदला ले लेंगे। 


8।. अलअफुब्यू ई ysl ।% (बहुत ज़्यादा माफु करने वाला) 
बकसरत ज़िक्र करे तो गुनाहों से माफी और रज़ाए इलाही 
हासिल हो | 


82, अर्ररफ्‌ ६०04५» (बहुत बड़ा मुशफिक) 


अपने गुस्से के वक्‍त या दूसरे के गुस्से के वक्त इसको दस 
बार पढ़े और दस बार दरूद शरीफ तो गुस्से को सकून हो जावे। 


74 बयानातः मौलाना 'तारिक्र जमील साहेबं 


. 83. मालिकुल-मुल्क {५५ ८७ 
 . (लको का मालिक) 
इस पर पाबन्दी करे तो माल व तवंगरी हासिल हो! 





84. जुलजिलालि-वल-इकरामि €#।,५१।) ८५७५५३३ 
(अजमत व जलाल और ईनाम व इकराम वाला) 
इसके जिक्र करने से इज्जत व बुजुर्ग हासिल हो। 


85. अलूमुक्रसितु ई-५...॥} 


(अदल व इन्साफ करने वाला) 
इसकी पाबन्दी से इबादत में वसवसा न आए। 


86. अलूजामिऊ € ५०८ (सबको जमा करने वाला) 
इसकी पाबन्दी करने से अपने मकासिद ब अहेबाब से जुड़ा 


रहे और जिसकी कोई चीज़ गुम हो जावे इसको पढ़ ले तो मिल 
जावे। 


87. अलृगृनियु ई. 


(खड़ा बेनियाज़ भे परवाह) 
किसी मर्ज या बला के वकत पढ़े तो जाता रहे। 


बयोनातंः मौलानां तारिक जेमीलं साहब 75 


88: अलमुगनियु ई} 
(बेनियाज और गनी बना देने वाला) _ 


हज़ार बार पढ़े तो तवंगरी हासिल हो और जमा की मशगूली 
जमा के ववत ख्याल से पढ़े तो बीवी इससे मुहब्बत करने लगे। ' 


89. अलूमुअति ई.५०५०॥} (अता करने वाला) 
हर मुराद के हासिल होने के लिए मुफीद है।. 


90. अलूमानिऊ €ई&७।क (रोक देने वाला) 


जो अपनी मुराद तक न पहुँच सके उसको सुबह व शाम पढ़ा 
करे मुराद हासिल ही। 


9. अज़ज़ारु €) ८० ।$ (जर पहुँचाने वाला) 
जुमा की रात में सौ बार पढ़ने से महफूज़ रहे । 


99. अन्नाफिऊ adi} (नफा पहुँचाने वाला) 
जिस चीज़ से मफा हासिल करना हो इसको दिल से पढ़े। 


93. अन्नूरु ई)५. (सरतापा नूर और बख्शने वाला) 
इसके जिक्र से दिल का नूर हासिल हो। | 


75 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


न अतंहावियु इक. ` 94. अलूहादियु ६४3९ 


(सीधा रास्ता दिखाने और उस पर. चलाने वाला) 


. इसके जिक्र से या लिखकर पास रखने से बसीरत और फहम 
सही पैदा हो! अहले हुकूमत के लिए भी मुनासिब है। 


95. अलूबदियु ई &५५.।ॐ 
(बेमिसाल चीज़ों को बनाने वाला) 


इसको हज़ार बार पढ़े तो हाजत पूरी हो और जर दफा 
(दूर) हो। 


96. अलुबाको ह ss ।% (हमेशा हमेशा बाकी रहने वाला] 
हजार बार पढ़े तो गम से छुटकारा मिले । 


97. अलूवारिसु ६०, ५।ॐ 


(सबके बाद मौजूद रहने वाला) 
मगरिब व इशा के बीच हज़ार बार पढ़े तो हैरत दफा (दूर) हो। 


98. जररशीदु ६५८ ५ 


(रास्ती और निकोई पसन्द करने वाला) 
इशा की नमाज के बाद सौ बार पढ़े तो अमल कबूल हो। 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब OE 
आ. के | 





99. असूसबूरु ई) ५४% (बड़े सब्र व तहम्मुल वाला) 
सूरज निकलने से पहले सौ बार पढ़ा करे तो कोई तकलीफ न 
पहुँचे । 


और किताबों में बेशुमार ख़ासियतें लिखी हैं मगर इंछ्लास व 
यकीन के साथ इतना भी काफी है। 
(आमाले क्ुरआनी: हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थामवी 
'रहमतुल्लाहि अलैहि) 


oO OD 





SE ना 
बी 


अल्लाह की बादराहत 


34030 (8 3784० ८०४५ ess oar dae 
YAU cogs oye ०४५७ Cis oy bn rcs 
UE DE १ ७ ७०५) ४ ५०७५७ ६ > , ००) 4० |...» 
bing onl 20) y oe ५०००0 ५०४५२) thy ४५०० 
"हल Gh ool yeu 
ere A Pn 

PE tr ७8 «२ gl al Rp EESTI BTN kd 
OV eg) 0. real ७ ss i Cre | 
ol ०७४८७ ४७०) + CNTR 
ele gAle Lo JES HF Ny Ul 2» ,६ 


मेरे भाईयो और दोस्तो! 


अल्लाह वह जात है जिसका कोई शरीक नहीं «५,«५४<॥..॥$ 
६५ अकेला ६०.०-५५.। ५.) ५३ उसकी जांत में कोई शरीक नहीं, 
उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं । ९००..॥ », ५.०५, 5 ° 
९.०॥ उसकी सिफात में उसके कामों में कोई उस जैसा नहीं है। 
वह बादशाहे कुल है वह शहंशाहे काएनात है। ज़मीन व आसमान 
का अकेला बादशाह है। 
Holy ५३ ५) PY by wp ५४ ०4 


नी ह 
बयानातः मौलाना तारिक: जमील साहब हू 


माका नल 
बह अल्लाह जो आसमानों का भी मालिक, वह अल्लाह जो जमीन 
का भी मालिक, वह अल्लाह जो उसके दर्मियान का भी मालिक, 
बह अल्लाह जो तहतुस्सरा का भी मालिक, ७५८५८. ७ ८४५} 

ई वह अल्लाह जो ज़मीन व आसमान में जो कुछ है उसका 
अकेला मालिक है। ON 2०) ८०५०४ ps alii भा जो कुछ 
जमीन में है वह अल्लाह त॒आला का है। अल्लाह वह बादशाह है 
जिसकी बादशाही को जवाल नहीं, अल्लाह वह बादशाह है जिसकी 
बादशाही की कोई शुरूआत नहीं, अल्लाह वह बादशाह है जिसकी 

बादशाही का कोई आख़ीर नहीं। €-.५ ८१३ ०४ ७० »४4!$ पहले भी 
अल्लाह और आज भी अल्लाह, आख़ीर भी अल्लाह, जाहिर भी 

अल्लाह, बातिन भी अल्लाह। उसकी काएनात और उसकी मख्लूक 

की तो एक हद है पर उसकी बादशाही की कोई हद नहीं है, 

उसकी जात की कोई हद नहीं है। 


सब अजमतों का मालिक अल्लाह 


और यह ऐसा निराला बादशाह है जिसे न पहरे की जरूरत है, 
जिसे न हिफाजत की जरूरत है, जिसे न खाने की जरूरत है, जिसे 
न पीने की जरूरत है, जिसे न बीवी की ज़रूरत है, जिसे न काम 
करने के लिए किसी मददगार की जरूरत है। वह अल्लाह है . 
६५५४५ ८०-४ किसी से मदद नहीं लेता, ६१७०? ७१ टू ४ क किसी 
चीज का मोहताज नहीं। हर चीज़ उसके आ से बनी है (४ ५४ 
। ५५३३५५८८३४७ फिर हर चीज़ का मालिक ६५७४५5 ८७. 
न वाला है ६७०५ 5% जानता है €> De, और 
अन्दर बाहर सारी काएनात उसके कब्जे में है ६.-#-०/४ ४ ०३--०के 


80 बयानातः मौलाना तारिक रळ षि विक क जमील साहब 


जमीन पर भी उसका हुक्म चलता है, आसमान पर पर भी, 
अल्लाह ऐसा है न तो उसे घर की जरूरत न उसे मकान की 
जरूरत है। (०७. ५५, ४३ किसी मकान में नहीं आता dst ५३ 
९०५० किसी जमाने की कैद में नहीं। गुजरा, मौजूद, आने 
वाले ज़माने से ऊपर है। वह न गुज़रे का मोहताज न आने वाल्ले 
का मोहताज, न मकान का, न छत का । न दीवारों का, न फर्श का 
मोहताज और इस सारे निज़ाम को चलाने में ई... ५ ५५ $ वह 
ऊँघता नहीं ६७५ ५, वह सोता नहीं ६७५६५००५ ५५क वह थकता 
नहीं ६५५ ५० ...... ..» जहान को बनाकर थका नहीं, निज़ाम को 
जलाकर थका नहीं फिर इस सारे निज़ाम को चलाते हुए वह 
ग्राफिल नहीं ६५५७५. ; ५३ वह भूला नहीं ६... ०५,०७४ ७% 
पह गलत फँसले नहीं करता ई ५ । 2, ५ % और वह भूलकर फैसले 
नहीं करता «५-५४३ फिर/इसे सारी काएनात में कोई चीज़ उससे 
छुपी हुई नहीं है oy IL *५ॐ जमीन के अन्दर को भी 
जानता है, पानी के'अन्दर की चीजों को भी जानता है ५5८. +५. 
६०२ „~ ^ कोई जोर से बोले तो वही भी सुनता है ८: 
६.७५५ कोई रात को छिपकर चले तो देखता हैं, € 
कोइ दिन के उजाले में चले तो देखता है। अल्लाह अपनी 
बादशाही भं बेमिसाल है। दुनिया के बादशाह आए और मिट गए। 
अल्लाह वह बादशाह है €< +, ५ ८. | ७ ४ „5)ॐ वह वह 
अल्लाह है जो मरता नहीं ई५७४। ॐ सबको मारता है मौत से 
पाक है, सबसे पहले, सबके बाद । सब जिन्दा को जिन्दा को रखा, 
खुद अपनो जात में जिन्दगी के किसी सबब का मोहताज नहीं । 
हर जिन्दा से पहले मौजूद, हर जिन्दा के बाद मौजूद, हर जिन्दा के 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब ` ही 
आ Eo क्ला कर कक पक 


ऊपर मौजूद है। 


बेशुमार निजामों को चलाने वाला अल्लाह . 


सारी काएनात अपने हाथों से बनाकर, अम्र से बनाकर, उसके 
निजाम को चलाकर! एक इन्सानों का निजाम, परन्दों का 
निजाम, परवानों का निजाम, चौपायों का निजाम, आठ पाए का 
निजाम, सोलह और बत्तीस टॉगों पर चलने वालों का निज़ाम, 
समंद्र की मछिलयों का निज़ाम, खुद पानी का निजाम, पत्थर और 
पहाड़ का निज़ाम, हवा और हवा के तूफानों का निजाम, सूरण, 
चाँद सितारों का निजाम, जरासीमों का निजाम। मक्खी और 
मच्छर तक से जो रब गाफिल न हो वह इस्लमाबाद वालों से यसे 
गाफिल हो जाएगा? ३७४ ०९८५. [१४ ९५५% यह हकीकी जाते है, 
यही असली बादशाह है। 


जो वह चाहे वह होता है 


उसकी बादशाही बेमिसाल, उसके इरादे अटल, उसके फैसले 
वदलते नहीं ६-5७५) ४क जो फैसला कर ले वह बदलता नहीं 
६०.७० ७। ८५८५५ जिसको दे कोई रोक नहीं सकता ७! ५५ $ 
६८५-५ और जिसको न दे कोई दे नहीं सकता रथ) ५... ० 
६ ५।५४ ८८५5 ५4 वह पकड़े तो कोई छुड़ा नहीं सकता 252,५5), 
€. । ) 9 „०. वह देना चाहे तो सारा जहान मिलकर उसै रोक 
नहीं सकता ६७! ९-८-७१ 93 २७) ५ ८० ५ 6-४ ७ जब रहमत के दर 
खोलता है तो कोई बन्द नहीं कर सकता ८% १-०१५ २-००-१ 3} 


82... बयानातः मौलाना तारिक. जमील साहब 











६१:८५ और जब वह बन्द करता है तो कोई उसे खुलवा नहीं 
सकता | | ॒ 
अल्लाह तआल्ा की बड़ाई 
मेरे भाईयो! अल्लाह तआला काएनात का असली हाकिम है 
बादशाह है, आसमानों पर भी, जमीन पर भी, पानियों पर भी 
€ ०-५ ५-०. «० $ पूरब पश्चिम का रब ८५) Set 3 
६०५० पूरबों और पश्चिमों का रब ई. ५८५ ॥) ७ |... ५. 
मशारिक और मगारिब का रब €. ००४... “क सातों आसमानों, 

कर रब, €~, +५, अर्श अजीम का रब। 


मेरे बन्दो! मुझे छोड़कर कहाँ चल दिए? 


इन सारी आयतों से अल्लाह तआला इम से क्या चाहता है? 
वह हम से आपनी बादशाही मनवाना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा 
बादशाह हूँ, लिहाजा ऐ लोगों जैसे तुम दुनिया के झूठे बादशाहों के 
ताबे होते हो, उनकी ख़ुशामद करते हो, उनके पीछे दौइते हो। 
उनके पीछे दौइना छोड़ो, मेरे बनो, मेरी मान कर चलो ६,»४ ८ 
हुकूमत मेरै अल्लाह के हाथ में ६५०० ५.५4 0 $ ताकत सारी 
अल्लाह तआला के हाथ में है ६५०४३ मख़लूक्‌ ६.४, हुकूमत, 
६5 रात €५५-१५क दिन में है जो रात में है ६8.७॥०)५ वह 
सारा का सारा अल्लाह तआला का है। १७ ५५5% 5,-4.5 ५४० 
£०५४५१ ५५४ ५5 यह कुरआन की सारी आयते हमें पुकार पुकार 

` कर कहती हैं कि अल्लाह को छोड़कर कहाँ जा'रहे हो? मंजिल 
नहीं मिलेगी, भटक जाओगे। भटका' हुआ राही इतना बेकुरार महीं. ` 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 88. 





जितना अल्लाह से बिछड़ा हुआ इन्सान बेकरार होता है। तूफानी 
मौजों में घिरी हुई किश्ती का मल्लाह और मुसाफिर इतने बेकरार 
नहीं. होते जितना अल्लाह पाक से भटका हुआ इन्सान बेकरार 
और बेचैन होता है कि अल्लाह को छोड़कर रुह पर जख़्म लगते हैं 
और ये जख्म न दुनिया की कोई ख़ूबसूरत शक्ल भर सकती है न 
दवा भर सकती है, न कोई औरत उस जख्म को भर सकती है न' 
शराब भर सकती है न संगीत भर सकता है न दौलत की रेल पेल 
भर सकती है न तख्ते शाही भर सकता है न दुनिया की सैर व 
तफरीह न दुनिया का फिरना उसके अन्दर के ज़ख्मों को भर 
सकता है। 


ऐ रूहानी असली सकून के तलाश करने वालो 


क्योंकि यह जखम कह पर हैं और ये जो कुछ कर रखा है यह 
सिफ उसके जिस्म को नफा पहुँचाने का सामान है। 

रूह न औरत को. जाने न शराब को जाने न संगीत जाने न 
पैसा जाने न हुकूमत जाने न घूमना फिरना जाने न सैर जाने न 
हरियाली से ढ़के पहाड़ जाने न बर्फ से ढके पहाड़ जाने न 
रेगिस्तान जाने न ख़ूबसूरत वादियाँ जाने। वह तो अल्लाह को जाने 
अगर उसे अल्लाह नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला अगर अल्लाह 
मित्त गया तो उसे सब कुछ मिल गया। जो इन्सान अपनी रुह को 
अल्लाह से तोड़ लेता है सारी काएनात सोना चाँदी बन कर उसके 
सामने ढेर कर दी जाए तो मैं अ#ंगढ़ की कसम खाकर कहता हूँ 
कि यह नाकाम इन्सान है यह दुनिया का वीरान इन्सान है। ख़ुद 






अल्लाह का ऐलान सुनो! €१६ ८-०5० 75५ ४३% सिवाए 
अल्लाहं की याद के कोई. चीज नहीं जो दिल की दुनिया को चैन 
दे सके। भाग कर देखो दौड़कर देखो, अल्लाह से कटकर देख तो 
अगर कहीं चैन मिल जाए त्तो आकर मेरा गिरेबान पकड़ना और 
अल्लाह पाक से मिलकर देख लो, उसे अपना बनाकर कर देख लो 
फिर अगर रुह में जगह रह जाए या सीने पर कोई दाग रह जाए 
या दिल में कोई हसरत रह जाए तो फिर भी मुझे आकर पकड़ना। 


अल्लाह जिसे मिला उसे सब कुछ मिला, जिसे न मिला कुछ 
नहीं मिला। अल्लाह इन्सान की जान की रग से ज्यादा करीब है 
जैसे रोटी न मिले तो बेक्रार होता है, पानी न मिले तो बेकरार 
होता है ऐसे ही जिस रुह को अल्लाह न मिले उसकी बेक्रारियों 
को सिवाए अल्लाह के मिलने के कोई इलाज नहीं है। 


मेरे बन्दे मैं तेरे इन्तिज़ार में हूँ 

मेरे मोहतरम भाईयो और दोस्तो! हम अपने अल्लाह को 
अपना बना लें । क्या माँ मुहब्बत करेगी जो अल्लाह मुहब्बत 
करता है, कया बाप मुहब्बत करेगा जो अल्लाह करता है, कवा 
वहन भाई मुहब्बत करेंगे जो अल्लाह मुहव्यत करता है। माँ को 
एक दफा कहो अम्मा जी! तो जी कहती है फिर कहो अम्मा! तो 
हूँ कहती है फिर कहो अम्मा! तो कहती है सिर न ख़ाओ और वह 
रब है जिसको एक दफा कहो या अल्लाह! तो वह सैकड़ों दफा, 
सत्तर दफा, पचास दफा, बेशुमार दफा कहता है ०५.५ ४.७ ९८३ 
१५+ मेरा बन्दा मैं तो इन्तिजार में था कभी तो मुझे भी पुकारेगा 


खयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 85 


तूने गैरों को ही पुकारा मुझे तो तुमने पुकारा ही नहीं और जब तू 
कहता है या अल्लाह! तो अर्श तक के दरवाज़े खुल जाते हैं और 
अल्लाह तआला फरमाता है लब्बैक । सोई हुई बीवी को उठाओ तो 
कहेगी क्या मुसीबत है, सोई हुई माँ को उठाओ तो कहेगी बेटा 
तुझे माँ के हकों का नहीं पता तूने सोई हुई माँ. को उठाया! उस 
अल्लाह को सुनाओ जो सोता ही नहीं है ६१५ ५५६-.०।४ ५५३ न 
वह सोए न वह ऊँधे न वह घबराए न वह थके १५०६५५४५५ $करे 
६५५५० तुम्हारी जरूरतें सुनता सुनता उकताता नहीं, घबराता 
नहीं, वह थकता नहीं । माँ-बाप कहते हैं कि बस भी करो । तेरे लिए 
हमने कितना कमाया अब तू अपना ख़ुद कमा । हमारी जान छोड़। | 





हर एक मुश्किल हल करने वाला अल्लाह 


अल्लाह वह जात है जिसे सारा जहान पुकारे ६.६...॥$ पहले 
पुकारे €+ पिछले पुकारे ६४% जिन्न पुकारें ई 
जिन्दा पुकारें ई-5 +५ छोटे पुकारें ईन-5५-५5े बड़े पुकारें 
६5 5} मर्द पुकारे ६४९३५ औरतें पुकारें ६-५ ५८० ८८/ॐ एक 
मैदान में खड़े होकर पुकारें और अल्लाह सबसे यह नहीं कहेगा 
बारी बारी बोलो । यह नहीं कहेया कि सिर्फ अरबी बोलो कि मेरी 
जुबान अरबी है, अल्लाह फुरमाएगा बोलो, पश्तो भी बोलो, उर्दू 
भी बोलो, हिन्दी भी बोलो, पंजाबी भी बोलो, सिन्धी भी बोलो, 
बलूची भी. बोलो, बरोही भी बोलो, अग्रेजी भी बोलो, फ्रांसिसी 
बोलो, लातीनी बोलो। काएनात की सारी जबानों में अपने रब को 
पुकारो मैं तुम्हारा वह सुनने वाला रब हूँ कि मुझे तुम्हारी बारियाँ 


86 | बयांनातंः मौलानों तारिक. जमीलं सोहेंद 
स 





लाने की £ जरूरत “नहीं ।: मैं तुम. सबकी  चीख़ पुकार “को अलग 
अलग सुनूंगा, -समझूगा" ५-५ 3-४ ५-७-५५ ५ॐ तुमं सेबेका मुझे 
और आलमगीर क्या खोला, अर्करम: क्या. बोला. और सईद क्या 
बोला । मैं तुम सबको अलग अलग सुनूंगां' औरं यहे सुनकर ५) 
5 ५५2५ एक का सुनना मुझे दूसरे से गाफिल नहीं 
करता ६५४.८% ५.४ ५७५५,क एक का सुनना मुझे दूसरे सें गाफिल 
नहीं करता: ६.2७. ५०८५५५५ ` एक को देते हुए दूसरे को यह. 
नहीं कहता. कि जरा -इन्तिज़ार करो ख़जाना ख़ाली है, अबं तम 
कले. आओ तुम्हें कल मिलेगा । 

खज़ानों का मालिक, आसमानों का मालिक, समुद्रो का मालिक, 
पानियों का मालिक, साने चाँदी का मालिक, आग, पत्थर, पानी 
मिट॒टी, हवा का मालिक, जन्नत और दोज़ख़ का मालिक, बेहद 
ख़ज़ानों का मालिक । 

वह अल्लाह जिससे हमारे काम बनते हैं उससे अगर हम न 
जुड़ें तो न हमारी दुनिया है न.हमारी आख़िरत है! करीम बादशाह 
है नाफरमानों को भी देता है, कहना मानने वालों को भी देता है। 
फिर एक दिन हिसाब का रखा है जिस दिन खरे खोटे को जुदा 
करेंगा । दुनिया बनानी है अल्लाह को (साथ) लेना पड़ेगा, आख्निरत 
बनानी है अल्लाह को (साथ) लेना पड़ेगा । | ॒ 


यह मेरी टील है करम नही 


` अल्लाह तआला का कानून है कि काफिर को भी.खिलाता है 


। 


| 
| 


इयानातः मौसाना तारिक़ जमील साहब 87 


और उनके लिए अल्लाह तआला का ख़ुद ऐलान है कि 

Ce er pio Shes Leah 2०7० ॥ ४35$ 

आप छोड़ दें हम उन्हें थोड़े दिन की मोहलत दे रहे हैं #१५४ 
६५-०५५ आफ काफिरों का ज़िक्र छोड़ दें उनको हममे मौत तक 
छुट्टी दी हुई है। ये खाले और पीलें बल्कि और बताऊँ? ५ +५5 
६-१ ५ ॥ ०५-5५ ०५ अगर यह ख्याल न होता कि मुझे ये 
मुसलमान सारे ही छोड़ जाएंगे, कलिमा ही छोड़ जाएंगे, ईमान ही 
छोड़ जांएगे तो में क्या करता? मुसलमान को कुछ न देता। अभी 
तो इस्लामाबाद मिला हुआ है फिर कुछ न देता और काफिर को 
क्या देता? 

le टू 2००३ २०४ ० Ui ol er प yi od ४०० 
{YM Yo pd Hi ypy UF 3303 yu 

में काफिरों के घर सोने के, छतें सोने की, सीठ़ियाँ सोने और 
चाँदी की, दरवाजे सोने और चाँदी के, मिट्टी का फर्श नहीं उनके 
लिए सोने चाँदी की टाइलें लगवाता, और सोने की दीवारें खड़ी 
करता, चाँदी सोने की छतें बनाता, सोने चाँदी की उनके लिए 
चारपाईयाँ और मसहरियाँ बनाता । 

यह तो कुरआन कहता है और हदीस में है कि उनके जिस्म 
लोहे को बनाता। लोहे से क्या मुराद है? न बूढ़े होते, न बीमार 
होते, न कमजोर होते, ऐसे ही ताकतवर रहते। इस तरह उनको 
दुनिया देता और अपने पास बुलाता और तुम्हें कुछ न देता । 


काफिर को मिलें हूर व कसूरः एक सवाल 


यह सवाल आज का नहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सुन 


88 बयानातः मीत्ताना त़ारिक़ जमील्न साहब 











लो ६०४० ७-+ +5 ८७८०५ ७५ क ए अल्लाह आप मुसलमानों को 
बड़ी तंगी. देते हैं; क्या बात है? वह .तो लाडले थे। इसलिए लाइ 
में बड़ी बातें..कर जाया. करते थे।.या अल्लाह यह क्या बात है 
आप मुसलमान को बड़ी तंगी देते हैं? ई 35. ८ +5५८७, और 
काफिर को आप बहुत कुछ. देते हैं यह वया बात है? तो अल्लाह 
तआला ने दोजुख़ का दरवाजा खोला कहा ८.७ ८१ ८७ ८.५. L_ 
६5 यह देखी तो सही मैंने काफिर के लिए क्या बनाया है। 


जब दोजख़ को देखा, तपते, भड़कते और शोर चीख़ मचाते। 
कैसी आग? 
Bey उठ lo pp isl pil gi 

वह कैसी है? र “Ns eas? वह कैसी आग है? 

30 gee te 3 es , » के ० ० perdi 0 gid ० yi 

A OS GAGS . ००० Vb bas ८० Lb 
वह कैसी आग है? 
oT TEST Pee eyo 

वह कैसी आग है? 

भर ren pin eg ro PbS 4७2 . ५० ४ ५ ++ ३ 


Doel हुए PF EF OR Yo 
OLAS ५5५ , ४२ डक Ol peor rm m0 ps 
` इन सारी आयतों का खुलासा वया है? कि वह एक खौफनाक 
आग है भड़कती हुई है ई+.-% ७१८०३ <-> ८-० । 5 क जब थोड़ी सी 
हल्की होती है अल्लाह उसे और भड़काता है। उसमें से ख़ुदा न 
केरे एक कतरा इस्लामबाद में गिर जाए तो सातों ज़मीनें कडवी 


बयानातः मौलाना तारिक जमील:साहब “89 


हो जाएंगी। एक फल भी मीठा नहीं निकलेगा और.- एक तिनका 
हरा नहीं बचेगा। एक लोटा पानी समुंद्र में डाल दिया. जाए .तो 
सातों समुंद्र उबलने लग जाएंगे, खौलने लग जाएंगे। 





जहन्नम वालों की बेबसी 


जिस प्याले में उनको पानी पीने को दिया जाएगा वह पियाला 
जब मुंह के करीब करेंगे तो उसकी भाप से उनके सिर की खाल 
चेहरे की खाल उधड़ कर पियाले में अपने आप गिर जाएगी, 
अपने चेहरे की खाल को उस पानी में देखेगा फिर भी उसे पीना 
पड़ेगा और उसमें वह डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, उबल रहे हैं, उतर रहे 
हैं और वह मौत को पुकारते हैं। लो आज मौत भी मर गई है। 
वह कहते हैं ई, ७.७ ,/६ ८५७५३ ऐ मालिक अपने रब से कहो 
हमें मौत दे दे। वह कहते हैं €०५५५५५.-५_ भूल जाओ, मौत को 
भी मौत आ गई, अब नहीं मर सकते । वह कहते हैं 


od rr pF Le Cire 65५) 3 

अच्छा मौत नहीं आती तो थोड़ा सा अजाब कम कर दो। 
जवाब आता है ई-:-5५ ७5५.) ७5५०७५५४५५ दुनिया में कोई तुम्हें 
बताने नहीं आया था? ६५५ +५क कहा बताने तो आए थे पर हम 
ने ही उनका मज़ाक उड़ाया फिर €. ५५५२ अब भुगतते रहो 
यह अजाब,' अब यह नहीं हो सकता। अच्छा अब क्या करें? 
कहेंगे अल्लाह को पुकारो ५) ८) “८४५१८४५ ८ हजारों साल बाद 
अल्लाह तआला फरमाएंगे बोलो क्या कहते हो? कहेंगे या 
अल्लाह! 


EE बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब _ 
2 २१०4७१०0 0 ic Lg Sy ps Ue cle 

` मर गए नाफरमानी करके हमें माफ कर दे अब तौबा! अल्लाह 
तआला फरमाएगें ई० ५०४५ ४) ५५७ /---क्रे बकवास बन्द करो, मुझ _ 
से कोई बात न करो। यह आखिरी बात होगी । जहन्नम वालों को 
अल्लाह तआला से, उसके बाद अल्लाह तआला दोजख को ताला 
लगवा देगा, आज के बाद न कोई चीज अन्दर जा सकती है न 
कोई चीज़ बाहर निकल सकती है। 


चार दिन की चाँदनी है फिर अन्धेरी रात है 


अगर एक शख्स सारे जहान की दौलत जमा कर ले, सारी 
दुनिया का हुस्न अपने पहलू में समेट ले और दुनिया के सबसे बड़े 
तख पर वैठ जाए लेकिन मरकर यहाँ चला जाए तो बोलो उसने 
कया देखा? मूसा अलैहिस्सलाग की जो नज़र पड़ी जहन्नम पर ती 
बेसाख्ता निकला: | 

HLS sey ०५०) bjs 3} 

तेरी जात की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, 

RS sl asp 55 | «४ AN PE 3 Wl le gs 


मेरे मौला! अगर काफिर सारे जहान का मालिक वन जाए, 
कयामत तक को जिन्दगी गुजारे और उसे मौत न आए, दुःख न 
आए, तकलीफ न आए, पर मर कर यहाँ चला जाए जो तूने मुझे 
दिखाया है तो तेरी इज्जत की कृसम उसने कुछ नहीं देखा। हम 
कया करें जन्नत और दोज़ख़ का यकीन मिट चुका है इसलिए 


-बयानातः मौलानां 'तारिक़ जमील. साहब gl 


isis anboinhntedb ood basil ssh NR 
दुनिया की तकलीफों से परेशान होते हैं और काफिरों की तारीफें 
शुरू कर देते हैं। वह ऐसे हैं वह ऐसे हैं, वह ऐसे हैं। यह नहीं 
जानते हैं कि वह कितने बड़े अल्लाह तआला के दुश्मन हैं और 
उनके साथ क्या होने वाला है? HE $ 


है साहिबे ईमान और परेशान: दूसरा सवाल हे 


फिर मूसा अशैहिस्सलाम का दूसरा सवाल आया या अल्लाह! 
तू मुसलमान को तंगी में रखता है, परेशानी में रखता है, दुःख में 
रखता है। छोड़ो सबकी बात छोड़ो जिससे न कोई बेहतर आया न 
आएगा बह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके वजूद की 
अल्लाह त॒आला कृसम खाए, जिसके शहर की कसम खाए, 
जिसकी सिफात की कसम खाए, जिस णेसा न पहले बनाया न 
बाद में बनाएगा, जिसे हबीब बनाया, बह ख़ुद कोई और नहीं, यह 
मदीने की मस्जिद है ओर वह बैठकर नमाज पढ़ रहे, ऊपर से 
अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु आए ६ ५५) ५८०१ ८ ७२५ मेरे 
माँ-बाप कुर्बान हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर 
नमाज पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट की 
तरफ इशारा किया, अबू हुरैरह भूख की तेज़ी ने बिठा दिया, खड़ा 
नहीं हो सकता । हजरत काब रंजियल्लाइु अन्हु अन्दर आए । आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद मैं तश्रीफ फरमा हैं, रंग फीका 
पीला था। कहने लगे ई ०७ ८० १२४५-०० ० 
मेरे माँ-बाप आंप पर कुर्बान आपका रंग पीला क्यों है? आप 
सल्लल्लाहु अत्ैहि वसतल्तम ने उंगली पेट की तरफ. रखी और यूँ 


92 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 
DRE Te 2 2 | 
इर्शाद फरमाया 

€ Ls yr oi Uo yr 3 us} 

ऐ काब! तीन दिन गुजर चुके हैं मेरे पेट में एक लुक्मा 
दाख़ित नहीं हुआ, पेट पर दो पत्थर एक जोड़े में जिन्दगी गुजरे 
और इतनी बड़ी सलतनत, इतना बड़ा कव्जा कि सातों जमीनों के 
ख़जानों की चाबियाँ पेश की जा रही हैं कि यह चावियाँ है और ये 
सारे पहाड़ सोने, चाँदी, जर्मुद, याक्रूत वन के आपके साथ चलेंगे 
आपको मंजूर है? कहा नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। एक दिन भूखा 
रहूँगा एक दिन रोटी खाऊँगा। अपनी उम्मत के गरीबों कों 
तसल्ली दी और अपनी उम्मत का ज॒हन साफ किया गरीब होना 
जिल्लत नहीं, नाफ्रमान होना ज़िल्लत है, मालदार होना इज्जत 
नहीं, फरमाबरदार होना इज्जत है, बादशाही इज्जत नहीं, अल्लाह 
की इताअत इज्जत है, दौलत, मुल्क, माल इज्जत नहीं, अल्लाह 
को इताअत इज्जत है, गरीबी और फकीरी जिल्लत नहीं अल्लाह 
का नाफरमान हो जाना सबसे बड़ी जिल्लत है। 

मेरे मोहतरम भाईयो और दोस्तो! हमारी दुनिया भी अल्लाह के 
हाथ में हमारी आख़िरत भी अल्लाह के हाथ में, हमारा रिजक भी 
अल्लाह के हाथ में, हमारी इज्जत भी अल्लाह के हाथ में, हमारी 
जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में और सारी काएनात के ख़जामे 
अल्लाह के हाथ में। सब कुछ जिसके हाथ में वह हम से कहता है 


मेरी मान कर चलो। 


काएनात का बनाने वाला अल्लाह 
जिस जमीन पर हो वह अल्लाह की €!) ०४:०३ जिस 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब क 


उ्मडरलासालंगा्ममट्््य्या्यम्म्मृ््््््दयाार््््ााात्म्याााार्द््््यसाताः - 
आसमान की छत के नीचे रहते हो. वह अल्लाह तबारक व तआलां 
का ०५ ७४१०-०९५०८ जिस सूरज से रौशनी उठाते हो वह सूरज 
अल्लाह तआला का ६७ ,«....! ५ »०,,-+-४३ जिस चाँद की किरनों 
से तुम्हारे फल मीठे होते हैं और तुम्हारे समुंद्रों में ज्वार-भाटा आता 
है वह चाँद अल्लाह तआला का ई५३५०५५५ +०८१५ जिन सितारों 
से रास्ते बनाते हो, रास्ते तय करते हो वह सितारे अल्लाह के ताबे 
६९०५ ७४८०० ९३० )$ जिस पानी को पी कर जिन्दगी का सामान 
बनाते हो वह पानी अल्लाह तआला के हाथ में 
Ope ples sl Op yi cS shod oxo £ है| 
Oy Fol cpu pl Opel 

यह पानी तुम्हारे हाथ में गिलकिगित के पहाड़ों की बर्फ और 
चतराल के पहाड़ों की बर्फ और सकरदू के पहाड़ों की बफ, 
आसमान से उतरने वाला पानी, यह तुमने बनाया? नहीं नहीं 
देखते नहीं ई५७८० ८५ ०» (/ तुम्हारे रब ने बादलों को जमा 
` किया ई -५५४७क उन्हें इकठूठा किया फिर उनको हका फिर 
उसको हुक्म दिया €५० १५५८० ७ बारिश को बरसाया ५६६३३४ 
६७८३ ५9 जमीन को फाड़ा ६००५७ ७७ ००५४५ फल फूल गल्ल 
उगाए जमीन उसके ताबे, पानी उसके ताबे, हवा उसके पाबे 
६६५) ०४,--- कर बादल उसके ठावे «७-३ 0 > ०/४०-+ 
६3४) किश्तियाँ उसके ताबे ६३ ०१११ ट +73 और समुद्र 
की मछलियाँ उसके तावे ई५५ ७०५ ७५5८5 काएनात की कोई 
चीज तो दिखाओ जो उसके ताबे न हो ६.७) ७४ ७०१८१ «ह$ 
दो पाँव वाले उसके तावे ई“ ७-० ७-०२८ १६ पैर के बल 


94: बयातातःः मौलाना तारिक जमील साहब - 





चलने: वाले उसके ताबे।: आसमानों की बादशाही हो, जमीन की. 
बादश्चाही: हो, हवाओं: का. निजाम हो; समुंद्र का निजाम हो सब 
अल्लाहः तआला. के ताबे है.। 


कौन हे मेरे सिवा जरा बता तो सही! 


उसका सवाल देखो ६५,२१ ८०५४८०, जमीन किस की है 
और जो कुछ जमीन में है क्या इस्लामाबाद वालों का है? 
पाकिस्तान वालों का है? नहीं, नहीं, नहीं बह एक अल्लाह है 
prin ef pil co ys pri pally oe ral Og 

बोलो कौन है सातों आसमानों का रब? कोई कह सकता है 

कि हम हैं ६०५५४. कहेंगे अल्लाह ही है 
€ le J Ny agg (6 ८०३६७०-५ ००.) 
CAS ए# Ir Ef Nh ef edn yeh 3s 

कीन हैं जो पनाह देता है तो कोई इस पर हाथ नहीं उठता, 
जिस पर से वह हाथ उठा ले उसे कोई बचा नहीं सकता । जमीन 
व आसमान, ख़ुश्की व तरी, हवा व मौसम, फिर आगे इज्जत व 
जिल्ल €८:5०- ५-५५ जिसको वह इज्जत देगा (तो इज्जत) 
मिलेगी ई ०-०८५. ५, जिसको वह जिल्लत देगा उसे जिल्लत 
मिलेगी, जिसको वह इज्जत देगा उसे इज्जत मिलेगी €-०५५८७०५के - 
जिसे मारेगा उसे कोई उठा नहीं सकता, जिसे बचाएगा उसे कोई 
मार नहीं सकता, जिसे देगा उससे कोई ले नहीं सकता, जिससे लेगा 
उसको :कोई दे नहीं सकता। 


अयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 9%" 
पायया ल लाहा जकर प्याक ा्््याः गाना 


ऐ आदम के बेटे! में तुझ से प्यार रखता हूँ 


तो मेरे भाईयो! वह अल्लाह यह सारा कुछ बताकर कहता है, 
ऐ मेरे बन्दो! अपने उस अल्लाह की मान लो। इतनी बड़ी 
बादशाही के बावजूद उसको मुहब्बत तुम से बेमिसाल है pal nl UL} 
००) ५५ पे इब्ने आदम मैं तुम से मुहब्बत करता हूँ ,४ ५० 
ई तुझे मेरी कसम तू भी तू मुझ से मुहब्बत कर ९०८-५५ 
ई 5 „53 मैं तुम्हें याद रखता हूँ, गुनाहों पर पर्दे डालता हूँ, 
तू मुझे भूल जाता है ई. ४५ 3०-१५% में तेरे गुनाहों पर पर्दे. 
झलता हूं तू फिर भी मुझ से हया नहीं करता । 

POE EWE ER ORT $ 
तू मुझे याद करता है में तुझे याद करता हूँ। 
RES >> णाखेः 
तू मुझे भूल जाता है में फिर भी तुझे याद करता हूँ! 

यह जो आप गर्मी में बैठे हुए हैं अल्लाह आप में से एक एक 
का अर्श पर बैठा हुआ नाम ले लेकर खुश हो रहा है। कहा देखो 
ज़रा मेरें बन्दे मेरे लिए कैसी गर्मी सह रहे हैं? कैसी पियास 
बर्दाशत कर रहे हैं? कैसी धूप सह रहे हैं? केसे पसीने निकल रहे 
हैं? फुरिइतों जरा बताओ तो सही ये क्यों बैठे हैं? उन्होंने ठंडे 
कमरे छोड़े, ठंडी छावं छोड़ी, घने साएदार पेड़ छोड़े, घर का पानी 
छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा और बर्फ के पानी छोड़े। ये यहाँ 
पतली सी छत्तर के नीचे और तपते मैदान में क्यों बैठे हुए हैं? 
पसीना पसीना हो रहे हैं। फरिश्ते कह रह हैं, ऐ अल्लाह! तेरे लिए 
बैठे हैं। वह आगे कह रहा है किं जाओ गवाह बन जाओ कि मैंने 


. 967 क्‍ बयानातः मौलाना तारिक. जमील साहन. 





उन सब को माफ कर दिया । 


कलिमा तैय्यिबा का मफुहम 


मेरे भाईयो! तबलीग की मेहनत यह है कि अपने अल्लाह को 
अपना बना लें। कोई फुलसफा नहीं, कोई जमात नहीं, कोई 
तहरीक नहीं। यह मेहनत है कि “ला इलाहा इल्लल्लाह” को अपने 
हाथ में पकड़ लें, दिल अल्लाह को दे दें । सारी मझ्लूक को दिल 
से निकाल दें। “ला इलाहा” कोई पूजने .के लायक नहीं । जब “ला 
` इलाहा इल्लल्लाह” कहते हैं तो पत्थर जहन में आता है कि पत्थर 
को सज्दा नहीं करना, नहीं अपनी बन्दगी भी छोड़ दो | 2० ८२! * 
(१५७4७ ५ इस “ला इलाहा” को अपने ऊपर भी चलाओ कि मैं 
भी नहीं माबूद, मैंने अपनी इबादत नहीं करनी। अपनी इबादत का 
क्या मतलब? जो दिल में आया वह कर दिया, यह अपनी इबादत 
है। “ला इलाह्य” तू भी कुछ नहीं है। | 
“ला -इलाहा” दुकान भी कुछ नहीं “इल्लल्लाह” अल्लाह ही 

सब कुछ है। “ला इलाहा” टैंक, तोप, तलवार कुछ नहीं 
"इल्लल्लाह” अल्लाह. सब कुछ है। “ला इलाहा” ऐटम बम 
हाइड्रोजन बम कुछ नहीं “इल्लल्लाह” अल्लाह ही-सब कुछ है। 
"ला -इलाहा इल्लल्लाह” की. तलवार को समुद्र पर चलाओ, पानी _ 
पर चलाओ, जमीन पर चलाओ, फिज़ाओं पर चलाओ, अपने आप 
पर चलाओं, अपनी दुकान पर चलाओ, अंपनी -तिजारत पर 
चलाओ कि नहीं नहीं नहीं तू कुछ नहीं, मेरा अल्लाह ही सब कुछ 

. है।:फिरः इसी तलवार: से अल्लाह .तआला ने आसंमानों.:को तोड़ 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 97 


दिया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम को तो 
तोड़ दिया कि ये भी कुछ नहीं, अल्लाह ही सब कुछ है। 


आज नहीं तो कल देखोगे कि 
और यह दिखा देगा उस दिन जब हुक्म होगा 


रू १३०, 0१९. ४७३) ५-) Bell y ied ype ह EU 
आज देखो । कोई इलाहा नहीं, अल्लाह ही अल्लाह, कोई माबूद 
नहीं अल्लाह ही अल्लाह, कोई देने वाला नहीं, अल्लाह ही अल्लाह, 
कोई बचाने वाला नहीं, अल्लाह ही अल्लाह, कोई बेनियाज नहीं, 
अल्लाह ही अल्लाह । 
आवाज पड़ी ई।४ ३3.०५५८ ४१ जमीन में जलजला ११५% 
६०३ ५ समुद्रो में आग ई ०१ #८५४ आसमान टूटा 
€ a सितारे दूरे ब) ८-०१५ सूरज अंधा हो 
गया, बेनूर हो गया | ज़मीन थर्रथराने लगी। 
८०93 Ue ७ wll y ०००७ py 
plat el pp 
आसमान फट रहा है, जमीन फट रही है, आग बरस रही है, आग 
निकल रही है और इन्सान चीख़ व पुकार कर रहे, मासूम बच्चों 
का माए उठाकर फेंक देंगी कि मैं वचूँ मेरा बच्चा मरे लेकिन न 
आज माँ बचेगी न बच्चा बचेगा और वह आवाज़ तेज़ हो रही है। 
यहाँ तक कि इस्लामाबाद के यह ख़ूबसूरत पहाड़ फटने ज़मे, 
मारगला की पहाड़ियों में आग लग जाएगी और पूरे इस्लामाबाद 
की जमीन टुकड़े टुकड़े ही जाएगी। इसमें आग निकलेगी, ऊपर 
खौफनाक चीख़ होगी, इधर से आग निकलेगी और पूरी दुनिया के 





SS र _ ` ` बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब ˆ 
` बादशाह मरे पड़े हैं। अब कोई है अल्लाह का मुकाबिल तो अपने 
को बचा कर दिखाए। फिर आसमानों की तरफ मुतवण्जेह हुआ 
ई > ५३% आसमान तोड़ दिया, दूसरा आसमान तोड़ 
` दिया, तीसरा आसमान तोड़ दिया, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवाँ 
तोड़ दिया, मौत की नींद सुला दिया और सारी काएनात को मौत 
को घाट उतारते उतारते अल्लाह ने कहा जिब्राईल तू भी मर जा 
मीकाईल तू भी मर जा तो अल्लाह का आर्श भी हिल जाएगा। ऐ 
अल्लाह ये जिब्राइल और मीकाईल मर जाएंगे इनको तो बचाएं। 
अल्लाह तआला फरमाएंगे 
| gE POE pe poll ०.८ 2५ ey 

. मेरे अर्श के नीचे सबको मौत है कोई बच नहीं सकता ! यह 
मरा पड़ा है जिब्राईल और यह मरा पड़ा है मीकाईल, अल्लाह के 
बड़े करीबी फरिश्ते .भी। अल्लाह फुरमाएंगे तू मर जा इसराफील 
जो सूर फूक रहा है यह भी मरा, ऊपर उठ गया सूर। नीचे 
इज़राइल ऊपर इजराईल का रब। अल्लाह अपनी वेनियाजी के 
साथ तकब्बुर के साथ, शहंशाही अदा के साथ कहेगा. “कौन 
बाकी हैं?” कहा ऊपर तू वाकी है नीचे मैं बाकी । अल्लाह तआला 
फरमाएगा तू भी मेरी एक मख़लूक है तू भी मर जा। इजराईल 
को भी ऐसी चीख़ निकलेगी अगर दुनिया के इन्सान जिन्दा होते 
तो कलेजे फट जाते, ज़मीनं व आसमान फट जाते। थे तो पहले 


ही फटे पड़े हैं। सब को मार कर 
PAY om eo peo Y rl le [४ galt ५०५ 
SSN UU pgs Vy २५००-७४ ५-४ od ya 


बयानातः मौलाना तारिक: जमील. साहब | 99, 





ag (हैं? ४! rr ai dis YE A Lh I Cr FL | ES 
A हु. 6-5) + Ls bos Yt aks sn ही FR rf PT | 
type) mre Laake Ee) Logis FI! है. LN ॥ 3 po] 


MV TEN)T oe #. 


अल्लाह को बादशाहत 


आज वह अबदी बादशाह, अज़ली बादशाह, अव्वल बादशाह 
आख़ीर बादशाह, जाहिर बादशाह, बातिन बादशाह, कदीम बादशाह, 
रहमान बादशाह, रहीम बादशाह, जब्बार बादशाह, कृहहार 
बादशांह, अव्वल अवलीन बादशाह, आख़िरुल-आख़िरीन बादशाह, 
अकरमुल-अव्वलीन बादशाह, राहिमुल-मसाकौन बादशांह, 
अर॑हमुर्राहीमीन बादशाह, अजीज़ुलइन्तिकाम बादशाह और जित्तौल 
बादशाह, रहमान बादशाह, शदीदुल इकाब बादशाह। | | 
सारी काएनात पर “ला इलाहा” की तलवार चलाकर फिर कहेगा 
र ००७०५ .+ 20०७४ ए 
कोई मेरा शरीक है तो आ जाए। | 
कहाँ गयीं अजम की हुकूमतें और अरब की हुकूमतें?. चंगेज 
जैसे, हलाकू ख़ाँ जैसे, महमूद जैसे, सिकन्दर जैसे, तैमूर जैसे 
कहाँ हैं? | | 
| oh gS >>फे 
कोई मेरा शरीक है तो आ जाए। -- 


कोई हो तो अल्लाह के सामने आएं। आज तो मेरे मौला तेरी 
ही बादशाही है। 


I00 बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 


अब तो बताओ मेरे सिवां कौन है? 
फिरं अल्लाह तआला फरमाएगा 2-५-५१ बादशाह कहाँ 
है? ई५५५७०५ ८५% वे जालिम कहाँ हैं? €०।,४००। ००% वे तकव्बुर 
करने वाले कहाँ है? ई॥५-॥ ८५-० ५०८० आज कौन वादशाह है? 
कौन जवाब दे सकता है? फिर अल्लाह ख़ुद कहेगा .>!॥ ०... 
ई)४२ आज अकेले अल्लाह ही की बादशाही है। 
€. tas lg ५५ 55 ss ५-४७ chs ७ 
मैंने दुनिया बनाई, मैंने मिराई, इन्तिज्ञार करो अब दोबारा 
वनने का वकत आने वाला है कि जब तुम सब मेरे सामने खड़े 
होगे और ऐसा आलम होगा, नंगे बदन, नंगे सिर, नंगे पाँव और 
ऐसे टांगे काप रही होंगी और फुरिश्ते गर्दन में हाथ डालकर 
अल्लाह के सामने खड़ा कर देंगे और अल्लाह ख़ुद फरमाएगा 
tg Cie ० 5) Rll cooly ll Esl 6 ont ए के 
ऐ मेरे चन्दे जो जिन्दगी दी, जो रिजक दिया, जो दौलत दी, 
आज दिखा क्या लाया है? 


आज बड़े बड़े बादशाहों को आप देखेंगे जलील होता हुआ। 


हर एक जो जफा करे वह बेवफा दुनिया 


जिस अल्लाह से हम भाग नहीं सकते उसी से हम भाग रहे हैं 
और जो दुनिया आज तक किसी की नहीं बन. सकी उसको 
- अपनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज तक दुनिया ने किसी से 
बफा को? अगर यह वफ़ा करती नों आज इस्लामाबाद वालों कों 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब I9I . 





न मिलती? मेरी मुराद है ये जो हम सब बैठे हुए हैं हम ने किसी 
से ली, हमारे बाप दादा से दुनिया दग़ा कर गई और हमारे हाथ में 
आ गई और करीब ही हम से गृददारी कर जाएगी और हमें 
छोड़कर चली जाएगी फिर उनसे बेवफाई करके आगे चली जाएगी 
फिर उनसे बेबफाई करके आगे चली जाएगी अगर यह वफादार 
होती तो कभी सिकन्दर का ख़ानदान ख़तम न होता, कभी दारा 
का खानदान ख़तूम न होता, कभी तातारी ख़ानदान ख़तम न होता, 
कभी बनू उमैय्या, बनू अब्बास ख़तूम न होते । 

तीन हज़ार एक सौ चौंसठ साल सासान वालों ने हुकूमत की 
पर इनमें से हजारों इन्सानों ने आज पहली दफा सासान का नाम 
सुना होगा। सासान वालों ने तीन हज़ार एक सौ चौंसठ साल 
हकूमत की आज उनकी क॒ब्रों का निशान कोई नहीं है। 

इस गद्दार दुनिया, इस बे वफ़ा दुनिया, इस मकर व फरेब की 
दुनिया, इस बूढ़ी दुनिया । यह वह बुढ़िया जिसने बड़ा मेकअप 
करके अपने आपको संवारा है, सजाया है और आपके सामने 
आकर आपको आशिक बना रहीं है और मुझे दीवाना बना रही है 
औरों को दीवाना बना रही है। अल्लाह की कृसम' इससे बड़ा 
मककार कोई नहीं, इससे बड़ा जालिम कोई नहीं, इससे बड़ा 
दगाबाज कोई नहीं। मैं अल्लाह को न छोड चाहे मेश सब कुछ 
चला जाएं क्योंकि यह सब कुछ एक दिन मुझे छोड़ना हैः- 


इस हिंस हवस को छोड़ मियाँ मत देस बंदेस फिरें मारा 
कज्जाक्‌ अजल का लूटे है दिन रात बचा कर नक्कारा 
Td el EU 3 ६४७ Yr ०५ 


!02 | बयानातः मौलाना तारिफ जमील॑ साहब 


SSN । 3:७४ POSS ७५७५ ०5॥ 
` खेलकूद तमाशा, लहू व माल की दौड़, दुनिया की दौड़ इज्जत 
की दौड़ और यह अल्लाह का महबूब फुरमा रहा है ६७१ ८.५५ 
६5.० इस्लामबाद और लाहौर और पाकिस्तान और ईरान और 
हिन्दुस्तान और सातों महाद्वीपों मे मुंह मोड़ लिया है और आख़िरत 
की तरफू भागे जा रहे हैं ई,-३,% ८-।०८५५फ और आख़िरत ने 
अपने बाज़ू फैला दिए हैं पर फैला दिए हैं और तेज़ रफ्तारी से 
उकाब को तेजी के साथ वह तुम्हार तरफ उड़ी चली आ रही है 
३+ ५-३५३ 5] कुछ लोग हैं जो दुनिया के पुजारी हैं 
a ६७३ CBSO YY ctl ० U4} 
तुम आम़िरत के पुजारी बनना, तुम दुनिया के पुजारी न 
बनना । 





id) (०-२ € (5 06} 

कयामत के दिन जैसे बेटा माँ के पीछे चलता है, भूल जाए तो 
कहता हैं अम्मा, भटक जाए तो कहता है अम्मा, रोटी के लिए 
कहता है अम्मा, पानी के लिए कहता है अम्मा। कयामत के दिन 
दुनिया आएंगी बूढ़ी शक्ल में, काली शक्ल में। अल्लाह कहेगा 
जानते हो यह कौन है? कहेंगे नहीं, कहा यह दुनिया है जिसके 
इश्क में तुमने मुझे भुला दिया था। अल्लाह तआला फुरमाएंगे ले 
जाओ इसको दोजख़ में। उसको दोजख़ में ले चलेंगे। वह कहेगी 
मेरे बच्चे तो मेरे साथ कर। मैं बेटों के बगैर कैस जाऊँ? तो 
अल्लाह तआला कहेंगे जिसने लुझ से इश्क किया उनको भी लेकर 
चली जा। सब जा रहे हैं, सब खिंचे जा रहे हैं। हम दुनिया के 


बयानातः मौलांना तारिक़ जमील साहब ।03 
एा्यसासालरनर्याार/कूस्कालानमायरा मारयामि 


गुलाम नहीं हैं हम अल्लाह के गुलाम हैं। 


मेरे भाईयो! “ला इलाहा इल्लल्लाह” में हम ने अल्लाह अच्णाष्ट 
से इकरार किया है कि ऐ अल्लाह तू ही एक मावूद है, तेरे 
अलावा कोई नहीं लिहाजा तेरी मानकर चलाना ही हमारी ज़िन्दगी 
हे। इस पर हम मिट चुके हैं। अव जान चली जाए, चली जाए, 
माल चला जाए, चला जाए, वह होगा जो अल्लाह चाहता है, वह 
नहीं होगा जो में चाहता हूँ, वह नहीं होगा जो मेरा जी चाहता है । 
जव अल्लाह मे कह दिया तो कर दिया । 


ऐ अल्लाह तेरी रजा पर हम राजी हैं 


एक सहाबी तिजारत कें लिए शाम मए। शाम में कुछ देकर 
शराव ख़रीद लाए। अभी शराब हराम नहीं हुई थी। शराब 
ख़रीदकर लाए, अपने सारे माल से शराब ख़रीदकर लाए | अपने 
सारे राशन माल से शराब ख़रीदकर लाए। मदीना पहुँचे तो पता 
चला शराव तो हराम हो गई तो यह नहीं कहा कि अव मेरा क्‍या 
बनेगा? अब मैं बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाऊँगा? सास पैसा तो 
मैंने इस पर लगा दिया। कहा जब अल्लाह ने हराम कर दी तो 
हमने भी हराम की। ख़न्जर लेकर सारे मुशकीजे फाइकर जमीन 
पर गिरा दीं । कहा ऐ अल्लाह जिस पर तू राजी है उसी पर में भी 
राजी हूँ। हम पैसे पर नहीं विकते, हम अल्लाह पर बिक जाते हैं 
हम माल पर नहीं विकते, हम हुकूमत पर नहीं बिकते, अल्लाह के 
दीन पर विकते हैं, उसकी जन्नत पर बिकते हैं, हम दुनिया के 
लिए नहीं विकते, “ला इलाहा इल्लल्लाह” यह अल्लाह ने हम से 


i094 बयानातः मौलाना तारिक़् जमील साहब 


इकरार करवाया कि ऐ अल्लाह. बस. तू ही तू है उसी के लिए 
जीना उसी के लिए मरना, उस पर. फिदा होना, उसका बनकर 
रहना ही ज़िन्दगी है। .. . : 
फकीर कौन है? 

कया हमारी .बदकिस्मती है कि साल में कोई एक रकअत भी 
ऐसी नसीब नहीं हुई जिसमें मैंने अल्लाह के साथ प्यार मुहब्बत के 
साथ बाते को हो और मैं अपने अल्लाह को याद करके, 
अल्लाइु-अकबर से शुरू हुआ और सज्दे तक अल्लाह के इश्क में 
चला गया, यह कैसा फकीरों को देस है, यह कैसी फकीरों की 
दुनिया है। लोग फकीर कहते हैं जो यह झुग्गियों में रहते हैं। 

फूकोर वह है कि जिसे अल्लाह न मिला, फकीर वह है कि जो 
अल्लाह के घर में आकर भी अल्लाह को न पा सका, जो तन्‍्हाइयों में 
अल्लाह के सामने बैठकर रो न सका, जो अल्लाह को दुखड़े न 
सुना सका, जो अल्लाह की मुहब्बत में न तड़पा, न रोया और न 


मचला, यह फकीर है। मेरे भाईयों फकीर वह नहीं जो इस्लामाबाद 
की गलियों में मांगता फिर रहा है। | 


हम हर हाल में मुहम्मदी हैं 


मेरे .भाईयो!. अल्लाह के वास्ते अपने अल्लाह को अपना बना 
लो। उसके सिवा मंजिल नहीं मिलेगी । भटकी हुई इन्सानियत है। 
मंजिल मिलाने के लिए और अल्लाह तक पहुँचाने के. लिए अल्लाह 
तआला ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्दगी 


बयानातः मौलाना त़ारिक्र जमील साहब L0B 


नमुना बनाया है। अल्लाह के यहाँ अरबी, अजमी. यह नहीं चलते | 
छुरेशी,-पठान नहीं चलते, राजपूत, ख़ान नहीं चलते। अल्लाह से 
मिलना है तो मुहम्मदी बनना पड़ेगा । जाहिर में भी मुहम्मदी, 
अन्दर से भी मुहम्मदी। जिन्दगी की हर अदा हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढल जाए, कितनी हमारी 
बदकिस्मती है कि जिस चीज़ को अल्लाह के रसूल ने पसन्द किया 
वह हमारी पसन्द न बनी और जिस को उन्होंने चाहा हम ने उसे 
न चाहा । 


ज़ाहिर भी सुन्नत के मुताबिक और बातिन भी 


पाकिस्तान का जरनैल जो पच्चीस साल में. तीस साल में 
जरनेले घनता हैं हिन्दुस्तान के जरनैल की वर्दी पहन कर आ जाए 
तो फीरन उसका कोर्टमार्शल होगा। फौरन उस पर ग॒दूदारी का 
मुकूदमा चलगा। वह कहेंगा मुझे क्यों पकइते हो मैंने तो तीस 
साल पाकिस्तान की ख़िदमत को है। उसे कहा जाएगा तेरी वर्दी 
गद्दारी की है, तेरी वर्दी दुश्मन का लिबास है लिहाजा तेरा अन्दाज 
शक के दायरे में आ गया। क्‍यों? कि जाहिर दुश्मन जैसा हो 
गया। देखा न कपड़े गन्दे हों तो हम उतार देते हैं। क्यों? नापाक 
तो नहीं तो उतारे क्यों? इसलिए किं जाहिर में गदे हो गए हैं। 

अव गिलास में यह मुझे पानी दे रहा है, यह साफ झुथरा 
गिलास है। इसी गिलास पर उधर थोड़ा सा तेल लगा हो, इधर 
थोड़ी सी ग्रीस लगी हो, इधर थोड़ा सा साजन लगा हो, उधर 
थोड़ी सी मिटूटी लगी हुई हो। सारी चीज़ें पाक हैं मगर मैं उसमें 


I06 | ` अयानातः मौलाना ' तारिक जमील साहद 


पानी नहीं पी सकता क्योकि इसकी जाहिरी गंदगी मुझें नफूर्त . 
दिला रही है। उससे कराहियत है। उसका जाहिर साफ होना भी 
जरूरी है । 

मेरे भाईयो! शैतान ने हमें चक्कर दिया, अन्दर ठीक होना 
चाहिए, बाहर की खैर है तो यह गन्दे गिलास में पानी क्यों नहीं 
पीते? नौकर को डॉट पड़ जाती है कि तुझे सलीका नहीं, तू गंदे 
गिलास में पानी लाया। वह कहे आका! इसका अन्दर बिल्कुल 
ठीक है बाहर को न देखो, इसके जाहिर को न देखो, इसके अन्दर 
बिल्कुल साफ पानी है। आप पी लें यह कभी भी नहीं हो सकता । 
उसके मुँह पर गिलास मारा जाएगा । 

हम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। 
. उनके सांचे में ढलना उनके तरीकों पर चलना यह हमारी जिन्दगी 
की मैराज (बुलंदी) है । 


हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और सुन्नत 


रसूनुल्लाह सल्लल्लाहइ अलैहि वसल्लम 

हजरत उमर रजियल्लाइु अन्हु ने कुर्ता पहना त्तो उसका 
आस्तीन बझ था। उसमें से बाज़ू छिप गया। अपने बेटे से कहा 
बेटा छुरी लाओ इसको कारता हूँ। उन्होंने कहा अब्वा जान! आप 
इसको कैंची से काटें सीधा करेगा। कहा नहीं मेरे बेटे मेने अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उनके कुर्ते का 
आस्तीन बड़ा था तो उन्होंने उसको छुरी से काटा था तो में भी 
छुरी से काटूंगा। मैं नहीं उसको कैंची से कारता। 





बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 


तो मैं यूँ कहता हूँ कि चाहे उस चकत आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को कैंची न मिली हो, आपने छुरी से काट दिया लेकिन 
जैसे करते देखा वैसे करले चले गए | 


एक जगह से गुजरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठोकर 
लगी । हज़रत उभर रजियल्लाहु अन्हु जब वहाँ गुजरते ठोकर खाते 
कि यहाँ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठोकर लगी 
थी। मैं भी ठोकर खाऊँगा। यह इश्क धा । 


मजनू की मिसाल 


पाए सग बोसीदा व मजनूं खलक परसद ई चे शद 
ई सग दर कूए लैला गाहे गाहे रफृता बूद 
मजूनं ने तो कुत्ते के पाँव भी चूमे। लोगों ने कहा दीवाने कुत्ते 
को क्यों चूमता है? उसने कहा पागलों! यह कृत्ता लैला की गली 
से गुजरता है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है। इसके पाँव चूमता हूँ 
तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के तरीके न 
चूमें। उसके तरीके न चूमें जिस जैसा कोई है नहीं। जिस जैसा 
कोई बनाया नहीं। “मैराज” पर गए। था अल्लाह! ७:७ eh 
६५+ उनको अपना ख़लील बनाया ६० 5६... +, मूसा 
अलैहिस्सलाम को. कलीम बनाया ई५५ ५४५. ८. $ दाऊद 
अलैहिस्सलाम के लिए आपने लोहा नरम फरमाया ..»....! <: $ 
£7५, सुलेमान अलैहिस्सलाम' के लिए आपने हवा ताबे को मेरे 
लिए कया है? तो अल्लाह तआला मे फ्रमायाः 


8. बयानातः मौलाना -तारिक्र जमील साहब 


€ SYS $ 
कयामत तक तेरा मेरा नाम इकठठा रहेगा जुदा नहीं हो 
सकता । 


ऐ मेरे महबूब! मेरे नाम के साय तेरा नाम रहेगा 
५ ३-०) १ RT ~$ इकठूठे हो गए € +..)3 «0५ ५-५} इकठ्ठे 
हो गए ६0,-०)३८०)९०।। ५५४७ इकठूठे हो गए «७०५०० 
स} देखो कैसे इकठूठे हो गए $a) ५०) ) a Urbs देखो केसे 
इकठूठे हो गए € ५-)५ ४५ +५४ ०७५८८५ कैसा साथ आ रहा है। 
4 4.० १ $ A 89% २ 4/ 0.५) १ all LEIS कि ४४ ३० + allt Le] 
a Hp bi #४ 0०० ३ ॥ ak I | pa ay) a Lm MTF] 
Ee FR 4 9 sts < pe ss A | प्र wp Sts 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में थह बड़ी अजीम 
शान वाली आयत है। अल्लाह तआला यूँ फुरमा रहा है कि सिर्फ 
मुझे राजी करने से काम नहीं बनेगा, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को भी राजी करो। इसलिए कहा कयामत तक तेरा नाम 
मेरा नाम साथ चलेगा, कभी जुदा नहीं हो सकता | 


सलाम नबियों पर मगर आप सल्लल्लाहु 


अलैहि वसल्लम पर निराली शान से. 
फिर अल्लाह तआला ने अपने नबिंयों को सलाम भेजा | 
६८+ ७८०१५०३ नूह अलैहिस्सलाम पर सलाम |. 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 703 





€^ ०० १०- इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलाम। 

33 sor + £ १४. मूसा अलैहिस्सलाम व हारून 
अलैहिस्स्ताम पर सलाम । 

०१ ८ ९५. यासीन अलैहिस्सलाम पर सलाम । 

नबियों पर सलाम लेकिन जब अपने महबूब पर सलाम भेजा 
तो अल्लाह तआला कहता है ६५०० ८८७५.८३ जैसे औरों को कहा 

SET Ful PH (४४ (7-० 
gl Ps 33 3g pe 

तक कहता ई“-०६१,५-.. ०४५ बात ख़त्म । अल्लाह ने यूँ नहीं 
कहा, अपने महबूब की शान दिखाई, कलाम बदला, अन्दाज 
बदला, ख़िताब बदला। मैं उसको उर्दू में कैसे समझाऊँ जो 
अल्लाह ने इसमें बताया यह कह कर? कितनी ताकतवर बात 
फरमाई और कितनी अज़ीमुशशान बात फुरमाई है ६०४५, «० 
एक लफ़्ज उनकी ताकत, फिर लफूज़ उस्त जात की ताकृत, फिर 
आगे ६०.८१ «,$ नहीं कहा बल्कि ई-5-.८, तो फरिशते हैं ही 
अल्लाह के अगर अल्लाह ६5५.०, कहता तो भी बात ठीक थी 
पर अल्लाह अपना नाम दो दफा लाया है। कहा सुनो मेरे अन्दों 
तहक्कीक्‌ बेशक यह कोई उनके तर्जुमे नहीं हैं और उसके अज्ञावा 
कोई लफ़्ज है नहीं जो इनके लिए लाया जाए। उर्दू हो या फारसी 
हो अंग्रेजी हो.मारी लूली लंगडी ज़बाने हैं। ये. अरबी का कहाँ 
तर्जुमा कर सकती हैं? यह नहीं कहा ई५४०% बेशक ६४०१.५१: 
अल्लाह और उसके .फरिश्ते, इसमें. आपकी. शान कहाँ से कहाँ तक 
पुहचा दी, क्या कहते हैं? ६... ७-५५-०५ उस नबी पर दरूद 


II0. बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 
i ड 


भेजते हैं: क्‍ 
EAST peg Leh ls y tole gh Lyra ७८) ४ ७३ 


ऐ ईमान वालों! तुम भी वही करो जो तुम्हार रव और उसके 
फारिश्ते करते हैं। इतनी ऊँची चात से आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लेम की शान बताई । 

एक बार एक लम्बा सज्दा किया। मालूम हो गया। सहावा 
रजियल्लाहु अन्हुम इर गए। जव आप उठे तो पूछा या रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्शम इतना लम्बा सज्दा किवा? कहा यह 
सज्दा-ए-शुक् है कि मेरे अल्लाह ने कहा है ऐ मेरे महबूब जो तुझ 
पर एक वार दरूद पढ़ेगा उस पर दस बार पढूंगा। ऐसा लाइला 

नबी दिया। 


यह फर्क है कलीम अलैहिस्सलाम और 


महेबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 


गूसा अलेहिस्सलाम को अल्लाह ने तूर पर बुलाया तो दौड़े हुए 
आए। अल्लाह तआला ने फ्रमाया ई. +४८०३ ८५३७१८ ऐ 
मूसा दौड़ कर क्‍यों आए हो? तो उन्होंने कहा या अल्लाह ७ 
६५८५०४३ वे मेरे पीछे आ रहे हैं। ई. ५5 ८०) ५५ ०७००३ मैं 
दौड़ के आया ताकि तू खुश हो जाए अगर मालिक नौकर को 
बुलाए वह दौड़कर आए तो मालिक ख़ुश हो जाता है। कहा या 
अल्लाह मैं इसलिए दौड़कर आया हूँ ताकि तू ख़ुश हो जाए। वह 
अल्लाह जिसको मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं तू खुश हो जाए। 
वह अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है 


` बयानातः मौलाना. तारिक्र. जमील साहब ' ° I 
क्छ 


लाना 


Rey gl) hn 3s} 
ऐ मेरे हबीब मैं तुझे इतना दूंगा कि तू खुश हो. जाएगा 
राजी हो जाएगा। क्या कमाल है। 


फिर हमें अदब सिखाया 
La pans ६७०४ oS pa 2 Yes SP 


("९ शा १७ yh py 
मेरे नबी को नाम से मत पुकारो। या मुहम्मद मंत कहो, 
बेअदबी है या. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, या 
नबीअल्लाह कहो, या हबीबुल्लाह कहो और ऊँचे मत बोलो | 
RH po Boi pol dS YP 
CTT cp i peed yn) 


ऊँचे मत बोलो । 


है कुरआन जिसकी तारीफु करने वाला 


यह सिर्फ कुरआन जिसमें जो अल्लाह अपने नबी की तारीफ 
कर रहा है। [ 

$. ० कि 3-33 १४७५ थी। ही E25 ig hoes +०५७ ele | एफ 

(TY op el pr Ye} 

तू गवाह है, तू बशारत देने वाला है, तू डराने वाला है, तू 
चिराग हे और रौशन चिराग है, तू ख़ुशख़बरी देने वाला है, तू 
` डराने वाला है, तू सारे आलम के. लिए रहमत है, तू सारे आलम 
के इन्सानों के लिए है| | 


!!2 बवानातः मौलाना तारिक जमील साहब 

और एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल 
अलैहिस्सलाम से कहा ऐ जिब्राईल अल्लाह जो मुझे रहमतुल्लिल- 
आलमीन कहता है तो तुझे रहमत से क्या हिस्सा मिला? कहा या 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम डर लग रहा था कहीं 
अल्लाह तआला दोजख़ में न डाल दे लेकिन आपकी बरकत से 
अल्लाह ने मेरो तारीफ की है तो मुझ उम्मीद लग गई कि मेरी 
जान बख्शी गई कि अल्लाह ताला न आपकी बरकत से मर बारे 
में फरमाया, 

$m dE fo FPS FPS Lesh ०३ 

९१६१६ &४ ,१९ >'रेऑज्रेक # .«- 

अल्लाह ताला ने मेगी दाही की हे, फरिश्ता है, करीम है 
र उसकी इलाअल की जातििरि. अमानत दाला हे, ताकत वाला 
हि तो जब अल्लाह ने भिकीनतारीक की तो युजे इला चला कि अब 
पैं शोजश् से वच फिजी । आपकी रहमत ते अल्लाह ने मचे या 


हिम्सा टिया है। 


कोई तो लाओ नवी सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम से मुहब्बत रखने वाला 
उस मह्वव के तरीके को छोड़कर कली तक भागता है। कोई 
मी लो ऐसी कओं जो इतना रोई हो जितना अपनी उम्मत के 
लिए आप गेंए, कई बाध ठो ऐसा दिखाओ जो अपनी औलाद क 
लिए इतना दिला हो जितना आप पिसे, कोई चाध तो दिखा री 


` बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब... [73 . 
RE मम र---पह 


जिसने पाँच घंटे लगातार अपने बच्चों के लिए दुआ की हो, कोई - 
माँ तो दिखाए जिसने लगातार पाँच घंटे अपने बच्चों के लिए दुआ . 
की हो और यह देखो महबूबे ख़ुदा अप्रैल का महीना, आपके ऊपर. 

. ` छत. तो पड़ी हुई है, कुछ' न॑ कुछ तो गर्मी रुकी. पड़ी है ।.अरफात 

का मैदान, अप्रैल का महीना, एक बजे से लेकर सूरज छिपंने तक 

-` कोई .छः घंटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी जैसी सवारी | 

`_ पर जिस पर कोई आराम नहीं बैठे हुए हैं और अपनी उम्मत के -- 

` - लिए दुआ में लगे हुए हैं। सूरज की चिलचिलाती धूप भी थक हार... 

. कर लौट गई और सूरज भी डूब गया पर महबूबे खुदा. की दुआएं 


. , ख़तूम नहीं हुई। या अल्लाह! या अल्लाह! या . अल्लाह! आने 


| ` वाली नस्‍्लों के लिए दुआएं कर दीं और न खाया न पिया, शक. 
-. . पड़ गया कि पता नहीं रोजा हैं। उम्मे फजल रजियल्लाहु अन्हा.का | 
अल्लाह भला करे उन्होंने एक पियाला दूध भेज दिया जो आप.: 


` ` सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में पिया उसके 


` अंलावां कुछ नहीं पिया। इतनी लम्बी दुआएं न कोई माँ मांगे न 


`` कोई बाप मांगे। उसके तरीकों में हमें इज्ज॑ंत नजर. न आए, उसके 


6 _तरीको में हम अपनी निजात न समझें ती ,फिर कहाँ जाएंगे । 
मेरे भाईयो! ६०+-०८०-०% इस कुरआन के लफ़्ज की पुकार 


सुनो । ६७३-०५५-५७३ ऐ अल्लाह के बन्दों! कहाँ जा रहे हो? | 


रा ` जैसे कोई माँ अपने नाफरमान बच्चे को कहती. है ना! अरे कहाँ 
जा रहा है? उसकी अकुल में ख़राबी आ गई है न माँ की सुनता | 
-है न बाप की सुनता है तों माँ कती है कहं जा रहा है? अल्लाह 

इससे ज्यादा मुहब्बत के साथ, इससे ज्यादा दर्द के साथ अल्लाह 

. केह रहा है कहाँ जा रहे हो? 


II4 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
आ 


और उससे ज्यादा दर्द के साथ अल्लाह के महबूब की सुनो ५३ 
९४ ४ ५ या रब्बी उम्मती, उम्मती! 


आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करूंगा 
. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुनो! | 
या अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा 
ery fb ४७७ gas oy oo oi} 
00 TIS) 


ऐ अल्लाह! जो मेरी माने मेरा, जो न माने तेरी मर्जी माफ कर 
दे; अज़ाब दे दे । ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा 


र ॥ 





| CYA A Ve v5 By 


तेरे बन्दे हैं अज़ाब दे, तेरे बन्दे हैं तू माफ कर। यह ईसा 
अलैहस्सलाम की दुआ है। 

या अल्लाह मैं न इब्राहीम अलैहिस्स्लाम की कहूँ न मैं ईसा 
अलैहिस्सलाम की कहूँ बल्कि मैं अपनी कहूँ 

_ pi ए बढती (८० ५२) ४9 

णे अल्लाह! मेरी उम्मत को माफ कर दे, माफ कर दे, मा 
कर दे, नहीं करना फिर भी करं दे। “उम्मती”, “उम्मती” कह कर 
जो रोना शुरू किया यहाँ तक कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम भागे 
हुए आए। अल्लाह ने दीड़ाया कि जाओ पूछो मेरे महबूब क्यों रोते 
हो? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि पसल्लम 


बयानात॑ः मौलाना तोरिक़ जमील साहब II5 
RT थक उल््््््क्यकम449 


अल्लाह = मुझे भेजा है, आप क्यों परेशान हो? क्यों रो रहे हो? 
कहा जिन्राईल मुझे मेरी उम्मत का गम खा रहा है तो अल्लाह ने 
कहा अच्छा जाओ खुशखबरी दो तेरी उम्मत के बारे में तुझे राज़ी 
करूंगा | 


ऐ अल्लाह! मेरे बाद उम्मत का क्या होगा? 


और यह दुनिया से जाने का दिन आ गया। जिब्राईल 
अलैहिस्सलाम अन्दर इजराईल अलैहिस्सलाम बाहर, आज अनोखा 
मौत का किस्सा पेश आने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ कि 
इजराईल बाहर खड़े हों, जिब्राईल अन्दर आए हों। या रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बाहर इजराईल अलैहिस्सलाम हैं 
अन्दर आने की इजाज़त मांग रहे हैं और अल्लाह ने फरमाया है कि 
इजाजत मिले तो जाना नहीं तो वापस आ जाना। या रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम जब से मौत का काम जिम्मे लगा है 
अल्लाह तआला ने किसी को इख््तियार नहीं दिया आपको इज़्तियार 
दिया है चाहें तो रहें, चाहें तो चलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम मे फरमाया जिब्राईल जवाब बाद में दूंगा । जाओ अल्लाह 
से पूछ कर आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा? ऐसे 
मौके पर उम्मत याद रही। जिब्राईल अलैडिस्सलाम वापस आए। 
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला फरमा 
रहें हैं आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोडूगा। कहा ८-५५ 
६.५. अब मेरी आँखे ठंडी हैं। या अल्लाह मेरी उम्मत का अगर 
तू मुहाफिज है तो मुझे अपने पास बुला ले। 


6 ` . `. ` ब्रयानातः.मौलाना तारिक जमील साहब 





जिब्राईल ह अलैहिस्सलाम भी इस बात पर गमगीन हो गए, या 
| रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम अगर आपने दुनिया से जाने 


का. फैसला कर लिया है तो मेरा भी आज दुनिया में यह आखिरी . | 


दिन है, आज के बाद मैं “वही” लेकर नहीं आऊँगा। वह मुबारक 
सिलसिला जो आदम अलैहिस्सलाम से चला आज वह टूर गया। 
आज वह ख़त्म हो गया और जब इजराईल ज॒राईल अलेहिंस्सलाम ने 
` अपना काम शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने - 
कहना. शुरू किया . . ` ९ `. 
हज Sl ७५३३ gba ५570० ८४७५ | Bali} 

Rid slnogigtal त॥ 

नमाज पढ़ते: रहना, नमाज. पढ़ते रहना, मातहतों के साथ । 


अच्छा सुलूक करना।-ये आख़िरी बोल थे। उन बोलों का आज :' अ 


` ` इस्लामाबाद में पाकिस्तान में -मुसंलमानों ने. क्या पास किया कि 
` पिच्चानवें. फीसद लोग नमाज़ छोड़ .गए ! आखिरी बोल नमाज़ | 
जना, नमाज, गुलामों से अच्छा सुलूक, मातहतों से अच्छा सुलूक 
और फिर जब आवाज पस्त हो गई फिर ६३५८७ ३५-०॥क नमाज़ 
नमाज फ़िर आख़िर में कहा ई. ४,५४. ॥ के यह कहकर | 
जन्लाह के पास चले गए.।. . . : ६, १ & ६ 


मजिल को तलाश में कभी न: भटके अगर 


मेरे भाईयो! मंजिल पर पहुँचना है तो अल्लाह कें रसूल के 
हाथों में हाथ देना पड़ेगा नहीं तो हम भटक जाएंगे, हलाक हो 
जाएंगे, रास्ता नहीं मिलेगा, मंजिल नंहीं मिलेगी । मंजिल तक | 


बयानातः मौलाना तारिक्रे जमील साहब i, 


पहुँचने के लिए हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
कृदम-ब-कूदम चलना पड़ेगा । 

ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। पचास लाख से लेकर पाँच लाख तक 
की गाड़ियाँ हुई हैं। पचास लाख की गाड़ी के एक टायर में से 
हवा निकाल दो। क्या निकला? एक रुपए की इवा निकल गई, 
यह माड़ी अब नहीं चल सकती। कौन दीवाना है जो अब इसकी 
चलाए । कहेंगे उलट जाएगी, कोई कहेगा मेरी पचास लाख को 
गाझी है अगर हवा निकल गई त्रो क्या हो गया? एक रुपए को 
इवा निकली है। इससे क्या होता है? माडी चलाओ तो चलाएगा . 
तो जरूर उलट कर गिरेगी इसी के ऊ़पर। मेरे भाईयो! गाड़ी के 
पहिए में से हवा निकली गाड़ी उलट गई। महबूबे ख़ुदा की सुन्न 
निकली तो ईमान की गाड़ी कैसे सलामत चलेगी? 

क्या अल्लाह के रसूल की सुन्नत्तं टायर की हवा से भी सस्त्री 
है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका 
टायर की हवा से भी ज्यादा सस्ता है? क्या इसकी अहमियत 
इतनी भी नहीं जितनी टायर में हवा की है? क्या इसकी कीमत 
इतनी भी नहीं जितनी इस हवा की है? 


मेरे भाईयो! एक तार कट जाए तो सारा सिस्टम फेल हो 
जाता है एक सुन्नत जब टूटती है तो बन्दे और रब का सिस्टम 
जरूर दूरता है और क्योंकि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि यसल्लम की अजमत्त को नहीं जानत्ते। मसूअला यहाँ 
अरका हुआ है। अल्लाह को ऐसा नहीं जानते जैसा वह है। उसके 
रसूल को वैसा नहीं जाना जैसे वह हैं। उसकी मुहब्बतों को हमने 
नहीं पहचाना जैसे वह करके गया। उसके दर्द को और दुःख को 





I28 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


हम नहीं nidttueme. ० (QO वह कर के गया। . 


मेरे भाईयो! अल्लाह के रसूल की एक एक -अदा अल्लाह को 
महबूब है। उस पर आना पड़ेगा। जो आए वे कैसे ऊँचे उड़ गए। 


सुन्नतों की कृदर करने वालों का मकाम 


।. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
Tee RUS Y ls toto Nes de ४५ $ 
5 ५७ ४५ ,+० (डा ५० dG %॥ 
में एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, जिसके माँ और बाप को 
जानता हूँ। जब वह जन्नत के दरवाज़े पर आएगा तो आठों 
दरवाजे ख़ुल जाएंगे हर दरवाज़ा कहेगा 
रू pry pe a So by Uy > +° 
हर दरवाज़ा कहेगा इधर से आएं, इधर से आएं, इधर से 
आएं। सलमान फारसी रजियल्लाहु अन्हु घुटनों पर खड़े हो 
गए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम कौन है यह 
इज्ज॒तों याला । आपने कहा वही अबूबक्र रजियल्लाहु अन्हु है 
जिसको आठों दरवाज़े पुकारेंगे। क्यों? सब कुछ लगा दिया 
सब कुछ लुटा दिया अल्लाह के दीन पर। 

2. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मैंने 
रात को एक घर देखा जन्नत में। एक ईंट मोती की, एक 
याकूत को, एक जुर्मुद की ६४» ७-०५ ८-। ॐ मैंने पूछा यह 
किसका है? मुझे कहा गया ई.४८*७+क एक कुरैशी का है 
तो इतना ख़ूबसूरत महल था कि मैं अन्दर जाने लगा तो मुझ 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब I9 





से फरिश्ते ने कहा आपके गुलाम उमर बिन ख़त्ताब 

(रज़ियल्लाहु अन्ह) का है। फिर आपने मज़ाक किया उमर 
दिल तो चाहता था अन्दर जाकर देखूँ तेरा गुस्सा याद आ 
गया इसलिए नहीं देखा। हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु कहने 
लगे आप पर गुस्सा हो सकता हूँ? रोने लगे । 

३. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस्मान $५४ 
(2०४) (9 i ०२-०६॥ 3 3) ८+ जन्नत में हर नबी का 
साथी है मेरा जन्नत का साथी तू है। 

4. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली 
रजियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा और थोड़ा अपने करीव 
किया फिर इर्शाद फरमाया या अली २५५०५5५9 2१३ 
६7.०० ॐ ७} +~ ५५५ ऐ अली तू राजी हो जा जन्नत में तेरा 
घर मेरे घर के सामने होगा, आमने सामने। हजरत अली 
रजियल्लाहु अन्हु रोने लगे कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम मैं राजी हूँ। 

5. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 

yr ५५४ ३:०४। UN Ug RS BITE ७ 
Gl 
ऐ तल्हा, ऐ ज़ुबैर जन्नत में हर नबी का एक हव्वारी (साथी) 
है मेरे दो हव्वारी हैं तल्हा और ज़ुबैर (रजियल्लाहु अन्हुमा)। 

6. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया अब्दुर्रहमान 
तू सबसे आख़ीर में मेरे पास आया। अबदु्रहमान बिन औफ 
रजियल्लाहु अन्हु अशरा मुबश्शरा (वे दस सहाबा जिनको 


20... बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


दुनिया में ही जन्नती होने की wg मिली है) में हैं। क़ 
तु. आया तो सही पर सबसे आख़ीर में आया। कहा क्यों या: 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा तेरे माल की 
कसरत ने तुझे हिसाब में फंसा दिया। हलाल माल ने इतनी 
देर करा दी। जब माल ही हराम होगा तो क्या बनेगा? जब 
कमाई हराम की होगी तो कया हाल होगा? जिन्होंने माल दे 
दिया वह किस तरह ऊपर उठे। | 
7. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जन्नती औरत से शादी 
करना चाहे उम्मे ऐमन से कर ले। हव्शी औरत जैद 
रजियल्लाहु अन्हु ने जल्दी से शादी की। कहा जो जन्नत्री 
देखना चाहे तो दरवाजे से आ रहा है। एक अन्सारी सहाबी 
दाढ़ी से पानी टपकता हुआ, जूता हाथ में लिए दाखिल हो 
गए। अगले दिन फिर फुरमाया जो जन्नती देखना चाहे आ 
रहा है। वही सहाबी कल वाला पानी दाढ़ी से टपकता हुआ 
जूता हाथ में। फिर आप बैठे हुए हैं कहा जो जन्नती को 
देखना चाहे आ रहा है। वही सहाबी रणियल्लाहु अन्हु तीनों 
दिन एक सहाबी। वह आ रहा है और उसकी दाढ़ी से उसी 
तरह पानी टपक रहा है और वह आकर जूता रखकर नमाज 
पढ़ रहा है। 
` यमन से बहुत ख़ूबसूरत कपड़ा .आया। सहाबा रजियल्लाहु 
अन्हुम कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
कितने ख़ूबसूरत हैं। आपने कहा छोड़ो साद बिन मअज 
- रजियल्लाहु अन्हु की जन्नत की पौशाकें हैं वे इनसे ज्यादा 
खूबसूरत हैं । | 





ea 


अंयानातः मौलानां तारिक जमील साहब | 
SS RSS sa 


9. 


os 
म 


2] 
जमी | 
हारसा रजियल्लाहु अन्हु की माँ आई या -रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ 
अतैहि वसल्लम मेरा बेटा बदर में शहीद हो गया। मेरा एक 
ही बेटा था, मर गया, मुझे बताएं जन्नत में है तो सब्र करूं 
अगर .दोजख़ में है तो ऐसा रोना रोऊँगी किं सारा मदीना 
देखेगा। आपने फुरमाया-- उम्मे हारसा तो दीवानी है? तो 
पगली है? क्या कह रही है? अल्लाह के रास्ते में मरने वाला 
भी दोजख़ में गया, मैं तुझे खुशखबरी देता हूँ कि तेरा बेटा 
जन्नतुल फिरदौस की नहरों में नहाता फिर रहा है। 


- फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैद ने झंडा 


उठाया आगे बढ़ा किताल किया, शहीद हुआ, वह गया जन्नत 
में, जाफुर ने झंडा उठाया, किंताल किया, शहीद हुआ, वह 
गया जन्नत में, अब्दुल्लाह ने झंडा उठाया, किताल किया, 
शहीद हुआ, ज॒रा ठहर कर फुरमाया, वह गया जन्नत में फिर 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीनों को देखता 
हूँ जन्नत के मेवे खाते फिरते हैं; जन्नत की फिजाओं में उडते 
फिरते हैं और जन्नत की नहरों में गोते लगाते फिरते हैं। 


फिर यह हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा। हजरत जिब्राईल 


अलैहिस्सलाम आ रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
चसल्लम अल्लाह तआला ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा को 


. सलाम पेश कर रहे हैं और यह कह रहे हैं उनको जन्नत में 


एक खूबसूरत घर फी खुशखबरी दे दीजिए । 


।१, फिर आप फुरमा रहे हैं यह फरिश्ता आया अभी मेरे पास 


और ख़ुशख़बरी लाया है मेरे लिए कि मेरी बेटी फातिमा 


2722 


]4. 


थयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


| 
जन्नत की औरतों की सरदार है और मेरे बेटे हसन 


रणियल्लाहु अन्हु और हुसैन रणियल्लाहु अन्हु जन्नत के 
नौजवानों के सरदार हैं। 
RE cro dha ol hn 


` आप तशरीफ रखते हैं हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु सोए 


हुए, दोनों बच्चे खेल रहे हैं। हजरत फातिमा रजियल्लाहु 
अन्हा बैठी हुई हैं। आप ने फरमाया कि मुझे खुशख़बरी मिली 
है, मेरी बेटी फातिमा और मेरे दो बच्चे और यह जो सोया 
पड़ा है यानी हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु कृयामत के दिन 
एक ही मकाम पर होंगे, एक ही जगह पर होंगे। जन्नत में 
भी इकठ्ठे और मैदाने हशूर में भी इकठठे होंगे। यूँ जिन 
लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और अल्लाह के 
महबूब के पीछे चले अल्लाह तआला ने उनको इस तरह 
ऊँचा बना दिया । 


और सुनो ये तो सब कुरैशी हैं, आले रसूल हैं, ये अहले बैत 
हैं इनका तो ऐसा मकाम होना ही चाहिए, उनका न हो तो 
किस का हो? अगर हसन हुसैन न शहजादे बनते तो और 
कौन बनता और फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार न 
बनती तो और कौन बनती? हज़रत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु 
की सुनो जो हव्शी और काला और काले का बेरा है, गुलाम 
है और गुन्नाम का चेटा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
फ्रमा रहे हैं बिलाल ऽया चक्कर है जब भी जन्नत में जाता 


` ईँ तेरे कदमों की आहट आगे आगे सुनता हूँ और सुनो! आप 


ने फरमाया जब वैं जन्नत में जाऊँगा तो सबसे पहले जन्नत 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब' ' I23 


का दरवाजा मेरे लिए खुलेगा और जन्नत की सवारी पर 
सवार हूँगा और उसकी लगाम नीचे होगी और अल्लाह का 
ऐलान होगा यह लगाम बिलाल को पकड़ाई जाए और बिलाल 
मेरी सवारी की लगाम को पकड़कर मेरे साथ जन्नत में 
दाखिल होगा! 


- यह दर्जो की बुलन्दी है और सुनाऊँ । आप ने फरमायाः 


dios 5५ ८ ४३ २७० ll gr ot 
सारी दुनिया को दीदारे आम कराएगा और मेरे अबूबक्र 
(रजियल्लाइ अन्ह) को दीदारे खास कराएगा। कहा वह दीदारे 
ख़ास क्या है जो होगा? जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह 
की जियारत है। 
हूर भी पीछे, कुसूर (महल) पीछे, नहरें भी पीछे, गिलमान भी 
पीछे, नईम भी पीछे, मुल्क भी पीछे। 
क्या अल्लाह ने नकृशा खींचा है ६०.8 ५/3 ०+४क यह देखो 
हरी भरी जन्नतें ई०७:१) ५३-5 ८०क हर चीज जोड़ा जोड़ा । 
यह देखो €०४७५०८५-००क बहते हुए चश्मे । यह देखो ५#४ऊ 
६०८०७.५ हरी भरी और ऐसी हरी के स्याही माईल हो जाएं। 
यह देखो ई०८५०५८८०-क फव्वारे मारते हुए चश्मे यह देखा 
६०५५१५०७३४ ५ फलों की बहुतात | यह देखो 

& ०७०३ SH OS oF 3 hh cr 
(rer Hp TY oe) 

और ई ~ hos वे लड़कियाँ ऐसी खूबसूरत 
लड़कियाँ हे | EF 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील 





जन्नती. औरत 

जो मुश्क से बनी, ज़ाफ्रान से बनी, काफ़ूर से बनी, जिनकी 
उंगली का एक पोरा सूरज को दिखाएं तो सूरज बेनूर हो जाए, 
मुंद्र में थूक डालें तो सात्तों संमुद्र शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं 
मुदो से बातें करें तो जिम्दा हो जाएं और जिन्दों से बात करें तो 
कलेजे फट जाएं, दुपटूटे को हवा में लहराएं तो सारी काएनात में 
खुशबू फैल जाए, एक बाल तोड़कर ज़मीन पर डाल दे तो सारा 
जहान उससे रौशन हो जाए और जब वह बात करे तो पूरी जन्नत 
में घंटियाँ बजने लग जाएं और जब वह चलती है और एक कदम 
` उठाती है तो उसके पूर जिस्म में एक लाख किस्म के नाज 
अन्दाज जाहिर होतै हैं, नुमाया होते हैं। उसका नखरा ऐसा है; 
उसका नाज ऐसा है, उसका अन्दाज ऐसा है कि एक कदम पर 
एक लाख किस्म के नाज व नख़रे दिखाती है। जब वह सामने 
आती है तो चेहरा सामने होता है जब वह पीठ फेरती है तो भी 
चेहरा सामने रहता है उसका घेहरा नजरों से गायब नहीं होता चाहे 
सामने हो चाहे पीठ फेरे और सत्तर जोड़े सत्तर जोड़ों में चमकता 
जिस्म, चाँदी: की तरह नजर आता है। 


| शव 





नजर की हिफाजत का ईनाम 


अल्लाह ने कहा जिना न करो अगर कोई पाबन्दी लगाई है तो 
वह पीछे देना चाहता है ६... ५५-०, ४४-5०)» अब मैं तेरी उन 
लड़कियों से शादी करता हूँ जिस को देखने में तेरे चालीस साल 
गुजर जाएंगे। मेरे रब की कसम पहली नज़र पड़ेगी और चालीस 


बयानातः मौलाना. तारिक्र जमील साहब l25 


_ न -र पर +न्‍२<+ ००२ कनम रत 
साल देखता रहेगा और उसकी पलक झपक नहीं सकती, नज़र 
लौट नहीं सकती, दांए बाएं देख नहीं सकता, चालीस साल देखने 
में गुम हो जाएगा ऐसे हसीन नक्शे और ऐसे शाहकारं ४7८५१३ 
ई५> ५-५5 याक्रूत व मरजान की तरह ५४) ७65 ८6 
€०. न इन्सान ने छुआ न जिन्न ने छुआ फिर अल्लाह तआला 
कहता है | 
ङ १ Por His 05७४७ aS) et ssh 
अब भी मेरी नेमतों को झुठलाते हो तो फिर मैं तुम्हारा क्या 
इलाज करूं? जिस घर को खुद बनाया, इस्लामाबाद के पहाड़ों को 
“अग्रे कुन” से बनाया लोग इसी को जन्नत बनाने के चक्कर में 
पड़े हुए हैं। 
जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया और फिर दिन में 
पाँच दफा रोज़ाना उसकी डेकोरेशन करता है, उसको ख़ूबसूरत 
बनाता है, उसको ख़ुशबूदार बनाता है और उसे कहता है 
ig bs 323s tl 37 tsb ४ ३३} 


ऐ जन्नत मेरे दोस्त आ रहे हैं खुशबुदार हो जा, महक जा, बन 
जा, सज जा, धज जा। 

उसके बाद अल्लाह कहेगा अपने रब की मुलाकात को आ 
जाओ। यह मज़ा भी ले लिया। अब अपने मौला का दीदार भी 
करके देखा कि तुम्हारा रब कैसे जमाल वाला, कमाल वाला और 
क्या उसमें कशिश है। 

इधर दरबार में पहुँचे उधर खाने सजे, उधर प्रानी पिलाए गए 
फल खिलाए गए, लिबास महनाए ग% सजाया गया, पहनाया 


i बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


` गया, खिलाया गया, महकाया गया, फिर अल्लाह तआला कहेगा 
जन्नत की हूरों से आओ ज़रा ये मेरे बन्दे है जो दुनिया में गाने 
बजांने नहीं सुनते थै इनको जन्नत के भाने सुनाओ। सारी जन्नत 
साज में बदल जाएगी और हूर का सुर और ।जन्नत का साज और 
हूर की आवाज, वह आवाज जो मेरे भाईयो! सारे इन्सानों के 
दिलों क्रो अपनी जात से गाफिल कर देगी। वह आवाज़ होंगी, वे क्‍ 
मिलकर गाएंगी और यह गाना अल्लाह की तारीफ का होगा, 
उसकी तारीफ और यकताई का होगा। अल्लाह तआता फुरमाएंगे 
बोलो कभी ऐसा सुना? कहेंगे नहीं सुना। कहा देखा! यह मैंने 
दुनिया में रंडी का गाना हराम किया था कि तुम्हें. यह सुनाना 
चाहता था। कहने लगे इससे अच्छा सुनाऊँ? कहा इससे अच्छा 
वया है? फ़रमाया है, ऐ दाऊद आजा मिंम्बर पर बैठ तू मेरे बन्दों 
को सुना। दाऊद (अलैहिस्सलाम) की आवाज़ और जन्नत का 
साज क्या कहने उस मंजर के। बोलो कभी सुना है? कहेंगे नहीं 
नहीं सुना, कहा इससे अच्छा सुनाऊँ? वह क्या है? 


जब अल्लाह कुरआन खुद पढ़ेंगे 

फरमाया ऐ मेरे हबीब आजा! तू मिंम्बर पर बैठ जा, महबूब 
की आवाज़ होगी और जन्नत का साज होगा और अल्लाह की 
तारीफ का बोल होगा! क्या कहने उस मंजर के जब जन्नत पर 
भी वज्द तारी हो जाएगा। 
. फिर अल्लाह तआला फ्रमाएंगे ऐसा सुना? 
. कहेंगे महीं सुना । | 
` ` (अल्लाह तआलां ) कहेंगे इससे अच्छा सुनाऊँ? 


बयानात: मौलाना तारिक जमील साहब 
_ इससे अच्छा या अल्लाह क्या हो सकता है। 


कहा इससे अच्छा तो तुम्हारा रब.है जो तुम्हें अभी ख़ुद 

सुनाएगा। 

और पदे उठा देगा, दरवाज़ा खोल देगा, पर्दे. उठ जाएंगे-और 
अल्लाह सामने होगा और अल्लाह अपना कुरआन सुनाएगा, आँखें 
दीदार से से लज्जत पा रही होंगी, कान उसकी आवाज से लज्जत 
पा रहे होंगे, रुह उसके कुर्ब से झूम रही होगी। ऐसे मस्त होंगे कि 
जन्नत भूल जाएंगे, नेमतें भूल जाएंगे, हूरें भूल जाएंगे, महल भूल 
जाएंगे, खाना-पीना भूल जाएंगे । 

और बेखुद होकर कहेंगे, “ऐ मौला तू ऐसे जमाल वाला, हमें 
इजाजत दे हम तुम्हें एक सज्दा करना चाहते हैं।” अल्लाह 
फुरमाएंगे बस जो दुनिया में नमाजें पढ़ी थीं वही काफी हैं यहां 
सज्दे माफु हैं। यह नमाज ऐसी नहीं कि छोड़ दी जाए | 

नमाज तो जी अमल है, बेड़ा उतर जाए, नमाज़ भी कोई जाती 
अमल है। नमाज तो इज्तिमाई काम है! जिसके छूटने से उम्मतें 
बर्बाद हो गईं। आज नमाज़ की कब्र देखो। कहा तुमने दुनिया में 
नमाजें पढ़ी थीं। उसके बदले हमने तुम्हारी नमाज़ें माफ कर .दीं। 
अब लुम मेहमान हो और में मेजबान ६। यह तो दीदार आम है 
दीदारे ख़ास क्या होगा? वह क्या चीज है? . 


अल्लाह का दरबार आम 


फिर अल्लाह एक एक का नाम लेकर कहेगा : 
र LS brut बने $ धृ। eS re 


I28 'बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


अल्लाह एंक एक से पूछेगा तेरा क्या हांल है? तेरा क्या हाल़ 
है? तेरा क्या हाल है? ठीक हो? खुश हों? राजी हो? और कुछ 
लोगों से अल्लाह मजाक फुरमाएगा ६.४ ८.५४.४ #४ ४७० ऐ मेरे 
बन्दे याद है वह दिन, इशारा करेगा, और वह वह किया था। 
इशारा करेगा, यह नहीं कि तूने ये ये किया था। ख़ाली वह दिन 
वह किया था। जिसने किया था उसको तो समझ में आ गया कि 
मैंने क्या किया थां बाकियों को तो कोई पता नहीं तो आगे से 
उसको भी पता था कि अब माफी हो चुकी है लिहाजा उल्टी 
सीधी भी चल जाएगी। तो वह कहेंगा फिर माफ करके दोबारा 
किस्सा क्यों छेड़ बैठे हो? €, ५५ ]५% या अल्लाह! यह माफ 
करके फिर फाइल खोल ली। जाने दो यह दोबारा फाइल कैसे 
खोल ली तो अल्लाह तआला ने फुरमाया बेशक बेशक माफ किया 
तो तू यहाँ बैठा है । | | 

मेरे भाईयो! अल्लाह के चास्ते इसका शौक करो कि हम 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्दगी के खरीदार 
बन जाएं, आप वाले अख्लॉक हमारे हों, आप वाली इबादतें हमारे 
अन्दर हों, अजान की आवाज आए तों सारे इस्लामाबांद की. 
दुकाने बन्द हो जाएं। कया अल्लाह स्युश होगा कि जब 
. इस्लामाबाद (की दुकानों) को ताले लग रहे हों। क्या हुआ भाई? 
अजान हो गई। क्या हुआ भाई? अज़ान हो गई। यह क्या वफा है 
कि दुकानों पर ही मुसल्ले बिछाकर नमाजें शुरू हो गयीं। 

अयर सदर साहब बुलाएं, दुंकान बन्द करके जाएगा या नहीं? 
घर बीवी को भी फोन करके कहेगा सदर-साहब नें बुलाया है, जा 
रहा हूँ। अरे पाँच दफा ज़मीन व आसमान के बादशाह ने बुलाया 


बवानातः मौलाना तारिक, जमील साहब I29 





आजा, मेरे घर में आजा, मुझ से बातें कर, मैं तेरे इन्तिज़ार में हूँ, 
तेरे सज्दे देखना चाहता हूँ, तेरा कुरआन सुनना चाहता हूँ। | 
€. PH) ७७३ ५.<] ks hb a एके | 
(१ ल१ ph | | 

रात को भी उठाकर, तन्हाई, होती है, अंधेरा होता हैं, लीग 
सोए हुए होते हैं, तू मुझ से बातें कर। | 

एक हवस सी दिल में उठती है एक दर्द जिगर में होता है , 

हम रात को उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है 


हम अल्लाह और रसूल के गुलाम हैं 


जब इस्लामाबाद सो जाए तो कहे तू फिर देख मेरी मुहब्बत 
किस तरह तेरे लिएं टूट टूट कर आती है। सारी पिन्डी बन्द ही 
जाए, सारा इस्लामाबाद बन्द हो जाए। सामने मस्जिद और नमाज़ 
दुकान में पड़ी जाए। यह कोन सी वफ़ा है? किस तरह मैं 
समझाऊँ? कैसे मैं यह बात साफ करूँ कि यह कितनी बड़ी 
बेवफाई है अपने अल्लाह के साथ कि वह कह रहा है आजा, । 
आजा ईट ५४ ॐ} आजा यह कामयाबी बड़ी है। 

छोड़ दे कारोबार, छोड़ दै दुकान, छोड़ दे कपड़ा, छोड़ दे जेवर, 
छोड़ दे लोहा, तांबा, पीतल की तिजारत। 

आजा आजा मैं तेरे इन्तिजार में हूँ। तेरे आने पर अल्लाह उस 
माँ से भी ज्यादा खुश होता है जिस माँ का बच्चा बिगड़ा हुआ, 
रूठा हुआ, भटका हुआ, लौट कर वापस जा जाए । अल्लाह ज्यादा 
खुश होता है उस माँ से जब कोई बन्दा अल्लाह को तरफ उठकर 


।30 - बयगानातः मौलाना तारिक जमील. साहब 
चलता है। | 


सारा इस्लामाबाद जो बन्द हो जाए, क्या हुआ? कहा मुहम्मदी 
बन गए। हम अल्लाह और उसके रसूल के गुलाम बन गए? आज़ 
के बाद हम मस्जिद वाले हैं। हम सुपर मार्केट वाले नहीं और हम 
राजा बाज़ार वाले नहीं हैं, हम मस्जिद वाले हैं, अल्लाह पुकारेगा 
हम दौड़ेंगे, हम जाएंगे उसके सामने सज्दे में पड़ जाना यही तो 
हमारी जिन्दगी की मैराज है। ई ५5 8२००-५०...) 0 के बड़े 
जमाने के बाद एक हदीस आपकी बरकत से याद आ गई। 
अल्लाह तआला के महबूब ने फरमाया कि जब कोई बन्दा जमीन 
पर सिर रखता है सज्दे में, तो अल्लाह तआला कहता है ज़मीन 
पर नहीं उसे कहो मेरे कदमों पर सिर रखकर पड़ा हुआ है। तो 
यह बेवफाई न हो कि इस्लामाबाद में बेनमाजी हों और यह 


बेवफ़ाई न हो कि नमाजी दुकानों में खड़े पढ़ रहे हों, मस्जिद की 
तेरफूं दौड़ें। 


जब महबूब का बुलावा: आए तो | 


अल्लाह की तरफ दीवानावार भागो, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह 
ने बुलाया, क्यों जा रहे हो? अल्लाह ने बुलाया, किस लिए जा रहे 
हो? अल्लाह ने बुलाया है। मुहब्बत में जा रहे हैं, शौक में जा रहे 
हैं, इश्क में जा रहे हैं। अजान होते -ही आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लेम के चेहरे का रंग बदल जाता था।-अज़ान सुनकर हजरत 
अली रजियल्लाहु. अन्हु जैसे शहसवार पर, और बहादुर पर, दिलेर 
पर, जो ख़ैबर का दरवाज़ा तोड़ कर गए ऐसे पहलवान पर अजान 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 





सुनकर कपकंपी तारी हो जाती थी, बदन पर लरज़ा तारी हों जाता . 
था, जिस्म कॉपने लग जाता था, वह जानते थे- `: 
चु मी गोयंम मुसलमानम बलरज॒म कि दानम मुंश्किलात ला इलाहा 
बह जानते थे कि अल्लाहु-अकबर की सदा क्या है, किसने 
बुलाया है? किसने पुकारा है? क्या बगावत. है मेरे भाईयो! कि 
दरवाजे के साथ मस्जिद हो और अल्लाह बुलाए और वहीं दुकान 
` पर नमाज़ पढ़े और घर में नमाज़ पढ़े और जमात 'क॒ज़ा करके . 
पढ़े, मुहम्मदी की जिन्दगी की पहचान' यह हैं कि अजान पर सारा 
रावलपिन्डी बन्द, सारा इस्लामाबाद बन्द, सारा पाकिस्तान बन्द। 
कया हुआ? अल्लाह ने बुलाया है, राजिक ने बुलाया। आ जाओ 
मुझसे ले लो! 


नमाज़ हो तो ऐसी _ 

अबू रेहान रज़ियल्लाहु अन्हु जिहाद के सफर से आए। घर 
पहुँचे तो रात को इशा की नमाज़ के बाद बीवी से कहने लगे दो 
नफिल पढ़ जूँ फिर बैठकर बातें करते हैं। दो नाफेल “अल्लाहु- 
अकबर” अब वह बैठी हुई हैं कि ई“।५* ५% "कुल हुवल्लाह” पर 
रुकू कर देंगे लम्बे सफर से आए हैं तो कोई बैठकर बातचीत 
होगी। वह ई “कुल हुवल्लाह” क्या वह तो ई.2के ` 
“अलिफ-लाम-मीम” शुरू हो गया। चलते चलते फूज़ की अजान 
हुई और अबू रेहान ने संलाम फेरा तो बीवी गुस्से से बिफर गई 
६५७ ८० ५-/»फर मेरा हक्‌ कहाँ गया? ईश = मुझे भी 
थकाया ख़ुद भी थका, एक जुदांई का सदमा, एक करीब आकर 


हे I82 7 मी ` ` बआयानातः मौलाना: तारिक्र. जमील साहब 





` तड़पाया। मेरा हक्‌. कहाँ है? कहने; लगे माफ़, करना: भूल गया 


`` कहा तेरा अल्लाह भला. करे तू कैसे भूल: गया? यहाँ.-तो. चले दो 


सौ मील भी नहीं भूलती। यह एक .कमरे में भूल गऐ। कैसे भूल 
गए? कहा जब. अल्लाहु-अकबर कहा तो जन्नत सामने आ गई तो 
सब भूल गया | 

मेरे भाईयो!-अल्लाह के वास्ते हम उस ज़िन्दगी की तरफ लौट 
जाएं. जिस में दुनिया और आख़िरत की कामयाबी छिपी हैं, 
अल्लाह के रसूल की पसन्दीदा जिन्दगी है।..:: . 


` आप सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम 


के बुलन्द अख्लाकू 


अल्लाह तआला ने-हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को जो अख्वाक दिए बह अख्लाक जिन्दा कर दें। 
lal pos cael y tla ba 3०६ 4 Cr do 
, जो. तोड़े उसे. जोड़ो, जो महरूम (न दे) उसको दो, जो जुल्म 
करे उसे माफ. करो। अल्लाह का रसूल कहता है दस्तखत. कर 
वालो .जन्नत्तुल फिरदौस में घर लेकर दूँगा । हाँ. माफ करना 
आसान नहीं, हजार नफिल पढ़ लूँगा मगर माफू नहीं करूंगा, सौ 
नफिल पढ़वा. लो मगर माफ नहीं; करूंगा। सौ नफिल पढ़ लेगा 
सलाम न करने : वाले. को सल्लाम नहीं. करेगाः।.-जो . टोल पख्ैर 
कहेगा उसे ही यह टोल -पड्धैर 'कहेगा . वरना बिल्कुल नहीं. कहेगा 
चाहे: मर जाए! यह उसे ही सलाम करेगा जो.इसे. सलाम करेया 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब [35 


= -> न 3 ८२» णगुडक >> नक८ा<<स्‍2233390७७७७७६५४५७० न क-प: 
नहीं नहीं नहीं हमारे यह अख्लाक नहीं हैं। हमारा समाज 
इन्तिकामी समाज नहीं है। 

हमारे अख्लाक्‌ और हैं ६८५५५... |...» जो सलाम न करे हम 
उसे जाकर सलाम करते हैं (७७, » ....& »५+» जो हमें न दे हम 
उसके घर जाकर देते हैं ६०५.५७, ८० +५: जो हम पर ज़्यादती 
करे हम कहते हैं जाओ अल्लाह के वास्ते माफ किया। हम माफ 
करना सीखें, दरगुजर करना सीखें। हमारा समाज इन्तिकामी 
समाज नहीं है। मेरे भाईयो! हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लभ के मुबारक अख्ताकु यह हमारा सरमाया हैं। आपको 
इलम सह हमारा सरमाया है। 


अल्लाह को नजर में हाफिज क्रुरआन का मकाम 


छुरआन की अजमत हो, इलम की अजमत हो, उसके जिक्र की 

अजमत हो- 
By clo (० Lda als 7०९) hoe yg oll 0। 
Oh holon deb y ५५०७४ ys पर? wii 

जन्नत की नहरों में से एक नहर है जिसका नाम रय्यान है 
जिस पर मरजान के शहर है जिसके सत्तर हजार सोने चाँदी के 
दरवाजे हैं। अल्लाह तआला हाफिजे कुरआन को देगा। ` 

कुरआन पढ़ाना बेकार हो गया और अंग्रेजी स्कूलों में पाँच 
पाँच हजार फीस देकर कहते हैं हमारे बेटे आदमी बनेंगे। यह क्या 
बड़ा बनेगा जो अपने घाप को भी न पहचाने, अपनी माँ को भी 
न पहचाने, यह बड़ाई कैसी बड़ाई है। कमाने वाला तो बना दिया, 


9५ बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





अल्लाह वाला न बनाया, कुरआन से गाफिल रखा, कुरआन के 
इलम से गाफिल रखा। यह ऐलान सुनो कुयामत का. ६८८४८६४ २ 
उलमा कहाँ हैं? ६५५८2 इमाम मस्जिद कहाँ हैं? ८ 
ई०४१ अजान देने वाले कहाँ हैं? जो आजकल छोटे लोग हैं न 
यह छोटा तबका कहलाता है, अजान देने वाले की क्या हैसियत 
है? छोटे छोर ताजिर भी आकर उसकी ठकाई कर देते हैं तूने लेट 
अजान दी, इमाम मस्जिद की हैसियत क्या है बेचारा हर वक्‍त 
नमाजियों की डॉट खाता रहता है, हर. वत्त नमाजियों के नीचे 
दबा रहता है। 


अंधों से रौशनी की उम्मीद 

आज उलमा को कौन पूछता है। लोग कहते हैं कि ये तो 
फरसूदा लोग हैं। हमें पुराने ज़माने की तरफ ले जाना चाहते हैं। 
हम नई रौशनी के लोग हैं। हम नई रौशनी लेना चाहते हैं, किन 
से? आंधों से, किन से? कानों से, किन से रौशनी लेना चाहते हैं? 
बातिल से और काफिरों से। काफिर कौन हैं? अल्लाह तआला 
कहता है ई. ४३५९८५५५. ५४ यह इन्सान नहीं हैं जानवर हैं, ये 
देखने वाले नहीं हैं ये अंधे हैं। मुसलमान देखने वाला, काफिर 
अंधा। मुसलमान कहे कि हज़रत मेरा मसूअला .तो हल कर दो। 
मुझे रास्ता तो दिखा दो। यह क्या चक्कर है? 


कुरआन शिफा है मगर . 
. अल्लाह का कुरआन बोल रहा है ई ५८५५ और “i 
€>, यह मेरी किताब है तुम्हारे लिए शिफा है। ये इसका क्या 


बवानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 
मतलब लेते हैं? पेट में दर्द हो तो सूरहः फातेहा घोलकर पिला दो 
और बीमार हो गया तो कुरआन की आयत उसके ऊपर लटका 
दो बीमार हो गया तो आयते शिफा लिखकर पिला दो। आयते 
शिफा का मतलब सिर्फ यह समझा है। यह इतना मतलब नहीं। 
अल्लाह तआला कह रहा है। 

तुम्हारी रोजी का निज़ाम बीमार हो जाए तो उसकी शिफा 
कुरआन में मौजूद है! तुम्हारा जिस्म बीमार हो जाए तो उसकी 
शिफा भी है। तुम्हारा तिजारत बीमार हो जाए तो उसकी शिफा 
भी है, तुम्हारा लेन देन बीमार हो जाए तो उसकी शिफा भी है, 
तुम्हारा मुल्क बीमार हो जाए उसकी शिफा भी है, तुम्हारी पंचायती 
मसूअला बीमार हो जाए उसकी शिफा भी कुरआन है, तुम्हारा 
जाती मसूअला बीमार हो जाए उसकी शिफा भी छुरजान में है, 
तुम्हारे वकील बीमार हो. जाएं, तुम्हारे डाक्टर बीमार हो जाएं, 
तुम्हारे मजदूर बीमार हो जाएं, उम्मत का हर हर मसज अकेले 
का हो, सबका हो, माल का हो; सियासत का हो, अदालत का हो, 
तिजारत का हो, सदारत का हो, हुकूमत का हो। 

हर हर मसूअले की शिफा हुरआन में है, सिर्फ तिलावत के 
लिए नहीं है और बरकत के लिए नहीं है, दुकान खोली सूपर 
मार्केट में कारी साहब बच्चे भेजना कुरआन पहता है। आज 
कुरआन पढ़ा कले को ब्याज का कारोबार शुरू किया तो छुरआन 


कैसे बरकत देगा? 


जब कुरआन वालों की इज्पत होगी 
८८३ तो ऐलान होगा तो आज कुरआन को 


I55 


शिफा है ईः) 


48 ` बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





समझना, कुरआन को पढ़ना, क़ूरआन को पढ़ाना, कुरआंन से 


t 


शिफा लेना यह तो आज रस्तूर ही नहीं रहा। आज सुनो ५, 
६०५.) उलमा कहाँ हैं? हाजिर ६<५,$ मौजूद हैं जी ... } 
ई अजान देने वाले कहाँ हैं? इस्लामाबाद की मस्जिदों 
मौज्जिन छोटे छोटे कमरों में रहते हैं और कारी साहिवान कहाँ हैं? 
आलिम कहाँ हैं? अजान देने वालें कहाँ हैं? इमाम मस्जिद कहाँ 
€? कहा ये मौजूद हैं। कहा सब बाहर आ जाओ। उनको ऐसे 
निकाला जाएगा और ये इस तरह आ रहे होंगे जैसे बादशाह 
अपनी प्रजा में चलकर आता है। अल्लाह तआलज्ा कहेगा मिम्बर 
बिछाओ, बिछ गए, बैठ जाओ, -बैठ गए। कहा तुम फारिग हो और 
उनका हिसाब मुझे लेने दो। | 


अगर किसी का. बेरा मौज्जिन है तो. वह कह सकता है मेरा 
बेटा मौज्जिन. है। उसके तो मुँह से निकलता ही' नहीं और अगर 
इन्जीनियरः हो, डाक्टर हो, ताजिर हो, साइंसदान हो, बड़ी दकान 
वाला हो। कहा मेरे बेटे: की सुपर मार्केट बड़ी दुकान है, बड़ा 
डाक्टर है, -बड़ा इन्जीनियर है। जब मैंने मैडिकल छोड़ा तो मेरा 
छोटा भाई कहने लगा अब तो हमेशा. शर्म आती है किसी को 
बताते हुए कि तुम मौलवी बन रहे हो। पहले हम कहते थे हमारा 
भाई डाक्टर बन रहा .हे और अब हंमें शर्म आती है कि हम करे 
कि मौलवी. बन रहा है! कोई कहेगा मेरा बेटा मौज्जिन है? 
इमामुल हुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सुनो! हज़रत अली 
रजियल्लाहु' अन्हु कहते हैं कि ए काश!-मैं:हसन व हुसैन 
रजियल्लाहु अन्हुमा के लिए मस्जिद-ए-नबवी की अजान रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनवा लेता कि आपके बाद मेरे बेरे . 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहव 2 
ही अजान दिद्या करेंगे। 
मेरे भाईयों! इस मुवारक जिन्दगी को अल्लाह की इताअत, 
उसके रसूल की इताजत, उसकी नमाजें, इयादतें, अख़्ताकियात, 
उसका इल्म, उस्तका कुरआन, उसकी किताब, ये सव वजन हमने 
उठाना हैं फिर इस वजन को सारी दुनिया में उठाकर सारी दुनिया 
में हमने पहुँचाना हैं। कोई नवी नहीं आएगा या तो कोई नवी 
आए कि हम कहें कि हमारी छुट्टी हो गई। हम ता इस्लामावाद 
और रावत्पिंदी में कमाएंगे और नवी साईव आकर तवलीग 
करेंगे। अव नुवुख्वत का दरवाज़ा वन्द हो गया, जा नवुब्बत का 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वत्त्तम के बाद माने तो वह काफिर है। 
नबुत्वत का दरवाज़ा चन्द है और पैगासे नवुच्यत वार्कः है। 


[पक रु हम 
हमारी महनत का मदाच 

आप तेईस माल दुनिया में रहे और अल्लाह क पास चल गए 
सारी दनिया खाली पड़ा है। कान अल्लाह का पग़ाम सुनाएः कौन 
उनको जाकर दावत दें? हम सिर्फ इस्लामाबाद के नहीँ कि हम 
इस्लामाबाद में सवलीग करेंगे, हम शवन्नपिन्डी में तबलीम करेंगे, 
हम मुलतान में तबलोग करेंगे। ज्ञात आलम हमारी मेहनत का 
नैदान है। हमारे नवी ने सार आलम को कहा 

द 5 >; MIE डन RIF! क्र 

मेरे अल्लाह ने सारे जहान का मुदी बनाकर भेज है कि मेरा 
चेगाम आगे पहुँचाओं। ईन ६-५ मेरी बात गायब (जों 
मौजूद नहीं) तक शाहिद (जो मैजूह है) पहुँचा दो। 2५७ ५५ 


कक बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


€ मेरी एक बात भी तुम्हें आती हो तो पहुँचा दो। यहाँ आमिल 
होने की शर्त भी हटा दी, ईभा ॥3.७/»+०५३% इसमें अमल की शर्त 
भी हटा दी कि अमल हो तो पहुँचाओ और अमल न हो तो न 
पहुँचाओ। यह शर्त भी हटा दी। ६५०५७ ०५८ &....५५७ इस में यह 
शर्त हरा दी कि अमल झो तो तबलीग़ करो नहीं हो तो न करो। 

अगर अल्लाह का रसूल ६.७॥ १५७ ३.५ कहता तो आलिम 
तबलीग करते, अमल वाले तबलीग करें, बेअमल तवलीग न करें 
तो भी छुटूटी होती। एक लफ़्ज बोला ६५५७४५०८ हक क्या 
ख़ूबसूरत लफ़्ज बोला, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
फसाहते का कमाल है। लफ़ज़ शाहिद मौजजा है कि इसने उम्मत 
के किसी फूर्द को नहीं छोड़ा | 

आलिम को नहीं छोड़ा, जाहिल को नहीं छोड़ा, बेअमल को 
नहीं छोड़ा, पैसे वाले को नहीं छोड़ा, फकीर को नहीं छोड़ा | 

सबको बांध दिया है कि सारी दुनिया में अल्लाह का पैगाम 
पहुँचाना इस उम्मत के मर्द व औरत के सिम्मे है। 


दाई (दावत देने वाले) के लिए बेशुमार 


इनाम कुरआन की ज़ुबान से 
तबलीगी जमात हमें तबलीग का काम नहीं दे रही है। तबलीग 
का काम हमें अल्ला दे रहा है। अल्लाह तआला ने इसके लिएं 
निज़ाम चलाया । पहले दीन मुकम्मल किया 
ई 23 ps eS ae ITP RAT पवन ॥ oS = ५5.०५] Ayr} 
(FAN ip rh ype 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब l59 





पहला काम यह किया कि इसको यानी दीन को मुकम्मल 
किया, इसमें कोई नहीं, ज्यादती नहीं, दूसरा काम यह किया इसकी 
हिफाज़तं की । 
दूत या ES pois) 0:७४ ७) SI pra पड़े 
हम ने कुरआन उतारा, हमने उसकी हिफाजत का जिम्मा 
लिया। अब यह कुरआन में न कोई ज्यादती हो सकती है न कोई 
कमी हो सकती है, न इसमें तहरीफ हो सकती है न इसको बदला 
जा सकता है। 
(ey fad 0 ४०५७ ५.७३ ४ ००४४ 3५.५ ४ थी। ००४0 ts 
GWT CS OU ८.० ८ ६0.2 0३६५ #४ 
सारी आयतें यही बत्ताती हैं, कुरआन की हिफाजत है, मुकम्मल 
किया, महफ़्ज़ किया। फिर एक ऐसी जमात तैयार की जिन्होंने 
इस पैगाम को गले लगाया फिर उस जमात की अल्लाह ने खुद 
तस्वीह की कि यह जमात वह है जिन से मैं खुद भी राज़ी हूँ 
६.५.० ५-॥०3,)४)$ यह आयत आखिरी दिनों की आयत हैं, 
६.-> ५.८५५४३ इनमें जमाते बनायी । 
Ary pil NS तर! Sp iil ooo pe 
ES YTV ee 3 १५७५ pA ८० 
फतेह मक्का से पहले संहाबा और फतेह मक्का के बाद सहाबा 
उनका दर्जा तो बराबर नहीं है लेकिन ६-०८०. ५१-5 39 हम 
दोनों के लिए जन्नत का वायदा किया है। अल्लाह उनसे राजी है 
और जिसके लिए “हुस्ना” का वायदा है ६-००-५५53 
उसके लिए “हुस्ना” है। यह डुस्‍्ना एक और जगह कुरआन 
करीम में बयान हो रहा है। 


]40 | बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


0 yin hse 20 ॥ (५.०) bl ०. ००० ०४५) 0 
` जिनके लिए मैं ने “हुस्ना” लिख दिया है वे दोजख़ से दूर 
होंगे। €५-....> ०५-५५३ वे दोजख़ की आहट नहीं सुनेंगे। ,«,» 
Uy श TT 5 वे जन्नत की नेमतों में हमेशा रहेंगे शक 
(६४४६ 8 ५७#४ उन्हें कभी भी कयामत का सदमा नहीं आएगा 
२४५५ ॥ ५६४०)» फरिश्ते उनको मिलेंगे । 
ई VUE pss (४०४ ७५०५४ KR 


CVO NY sb Fy 


वह दिन आ गया जिसका तुम्हारे लिए वायदा किया गया था! 


सहाबा और ताबईन पूरे आलम में फैले 


अल्ल्लाहे ने दीन को मुकम्मल किया, उसकी हिफाजत की । 
फिर एक पाकीज़ा जमात तैयार की जिन्होंने इसको अल्लाह के 
महबूब से “मिना” की वादी में लिया और आप की वफांत के 
. बाद इस्लाम को आवाज़ उठी और सिर्फ सन्‌ 90 हिजूरी में 
दीपालपुर तक पहुँची, कश्मीर तक पहुँची। सन्‌ 50 हिजरी में 
मुहम्मद बिन अबि जफर काबुल के रास्ते पेशावर से निकलते हुए 
लाझेर से निकलते हुए कृल्लात तक पहुँचे। कुल्लात में 7 सहाबा 
और ताबईन शोहदा आज भी पहाड़ के दामन में सोए हुए हैं। 

और मुहम्मद बिन कासिम रह० सन्‌ 90 हिजूरी में वह देबल 
के रास्ते आऐ और मुलतान तक पहुँचे। देपालपुरं तक पहुँचे, 
कश्मीर तक पहुँचे और इधर कृतीबा बिन मुस्लिम अलूबहली रह० 
काशगुज़ तक पहुँचे और हजरत अब्दुर्रहमान जबले सिराज तक 


बयानातः, मौलाना: तारिक़ जमील साहब बा. 
जै 


पहुँचे, अबू अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु इस्तंबूल तक पहुँचे और. 
अब्धुरहमान बिन अब्बास, माबद बिन अब्बास, उक़्बो बिन नाफे 
अबू जामा अन्सारी, अबू जबाबा अन्सारी, रदीफा अन्सारी ये वे 
सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम हैं जो शुमाल (उत्तरी) 
अफ्रीका; लीबिया, मराकश, अलजजाइर और त्युनस। इन सबके 
अन्दर उनकी कुब्रें फैलीं । 


उक्बा बिन नाफे रज़ियल्लाहु अन्हु अलजजाइर में दफन हुए, 
अबू जामा रज़ियल्लाहु अन्हु त्यूनस में दफन हुए, अब्दुर्हमान बिन 
' अब्बास, माबद बिन अब्बास रजियल्लाह अन्हुमा शुमाली अफ्रीका 
में दफून हुए, हजर अनुर्रहमान रंजियल्लाहु अन्हु जुनूबी (दक्षिणी) 
फ्राँस, पैरिस से जुनूब की तरफ दो ढाई सौ किलोमीटर दूर उनकी 
कृब्र बनी । असद बिन सिराज इटली के नीचे टापू है सिसली जहाँ 
उनकी कब्र बनी। कसम बिन अब्बास की समरकुन्द में कृब्र बनी, 
रबी बिन जैद हारसी की शजिस्तान में कब्र बनी, अबू अय्यूब 
अन्सारी रजियल्लाहु अन्हु की इस्तंबूल में कब्र बनी। अबू तल्हा 
अन्सारी की बेहरा रोम में कब्र बनी, बण बिन मालिक रज़ियल्लाहु 
अन्हु की तुस्तुर में कब्र बनी, नौमान बिन मक्रन रजियल्लाहु अन्हु 
की निहाविन्द में कृब्र बनी, उमर बिन मादयकरब रजियल्लाहु अन्हु 
की निहाविन्द में कब्र बनी, अबू राफे गिफफारी रजियल्लाहु अन्हु 
की ख़ुरासान में कृब्र बनी। उंस वक्‍त यह अफुगानिस्तांन का 
हिस्सा था। यह देखो इनकी कुब्रों का नेटवक। ये किस तरह 
अल्लाह के नाम पर कुर्बान होते होते दुनिया में, जमीन में छिप 
गए और अल्लाह का कलिमा बुलन्द हुआ। | 


]49: बयांनातः मौलाना तारिक जमील साहब 





` यह बेहतरीन उम्म कैसे बनी? 


~ ३७५) आती (ॐ मेरा पैगाम गायबीन तक पहुँचाया जाऐ 
और ई ८० 2.५ ,.* „= तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों 
के लिए निकाले गए हो ६<-«,>'# निकाले गए हो। ई >>! 
का लफ़ूज़ यहाँ अजीमुश्शान माईने दे रहा है। आपने कहीं काई 
भेजा कहा जी मेरे घर में वलीमा है, एक घर में आप ख़ुद गए 
कहा भाई मेरे घर वलीमा है आप तशरीफ लाएं जिसके घर आप 
खुद गए हैं उस घर वाले को आपने सबसे ज्यादा इज्जत दी है कि 
मैं आप को खुद बुलाने आया हूँ। मेरे घर में वलीमा है। 
` यह लफ़ूज यहाँ मतलब दे रहा है कि ऐ मेरे महबूब की उम्मत 
तुम्हारा रब तुम्हें खुद बुलाने आया है कि आओ एक काम है वह 
करो, कहा मैं बुलाने आया हूँ। अल्लाह हमें बुलाने आया है हम न 
जाएं तो डूब के मर जाएं फिर अरे ये राइविन्ड वाले नहीं बुला रहे 
हैं, जक्रिया वाले नहीं बुला रहे हैं, ये इस्लामाबाद के इज्तिमा वाले 
नहीं बुला रहे हैं, अल्लाह बुला रहा है। ऐ उम्मते मुहम्मद! मैं तुम्हें 
बुलाने आया हूँ किस लिए आया लोगों को नफा पहुँचाओ। कौन 
सा नफा? - es 
हस्पताल बनाएं? यतीम खाने बनाएं? सड़कें बनाएं? ट्रस्ट 
बनाएं? क्या बनाना है। कहा नहीं नहीं ये काम सारी. दुनिया कर 
सकती है। ये काम भी करने हैं लेकिन जिस काम के लिए हम ने . 
तुम्हें बुलाया है वह यह नहीं है। वह कया है? ई?) ५६५५ ०५-०७३ 
जाओ भलाई फैलाओ ई: + ०५४-५, जाओ बुराई मिटाओ 
६५ ०५-५४०क और मुझ पर ईमान लाओ। यह तुम्हारा वह काम 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब- I 
ध ++-- कस कप ंह पा ८ <--मतहहक मसला ८ मचा -पसू उप कमान आ८-प कप 


है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। यह सिर्फ तुम ही कर 
सकतेह्य। इसलिए तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो तुम जैसा कोई नहीं। 


मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता 


तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या 
अल्लाह मेरी उम्मत से अच्छी उम्मत कोई है? बादलों का साया 
किया, मनसलवा खिलाया। कहा ऐ मूसा! मेरे महबूब की उम्मत 
को सारी दुनिया पर वह इज्जत हासिल है जो मुझे अपनी मख्लूक्‌ 
पर हासिल है, कुछ समझे भाई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 
कहा ऐ अल्लाह वह उम्मत मुझे दे दे। कहा नहीं तुझे नहीं देनी । 
मेरे महबूब की उम्मत है, क्यों? कहा ६.५५ ८.५} तुम्हारे जिम्मे 
लगाया है कि मेरा पैगाम आगे पहुँचा दो, सारी दुनिया में पहुँचा दो । 

PIT 2०५ 0३,०४५ ७/४ RUT EPA 
SET CRANES wp hog) 

ऐ मेरे महबूब कहो यह है मेरा रास्ता ६४-०० १० यह है मेरा 
रास्ता ई.७-।_ १ में एक जबरदस्त माईने छिपे हुआ है जो 
तर्जुमे में नहीं आता। अरबी अदब से समझ में नहीं आता है। यह 
क्या माईन छिपा हुआ है? 


नबुव्वत आलमी है इसलिए दावत भी आलमी है 


यहाँ यह पीछे लाख गाड़ी खड़ी हुई हैं, इधर एक साईकल 
खड़ी हुई है। एक आदमी गाड़ी से गुजरता है कहता है यह मेरी 


I44 9 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


Ene पक लय कक पथ पथ पय- 3 
गाड़ी .है। उसके लहजे में एक तकब्बुर होता है, एक फख होता 
है। कहता, हैं यह मेरी गाड़ी है तो दूसरा आदमी जिसे पता नहीं है 
वह कहत्ता है भाई वाकुई कितनी बड़ी गाड़ी है? कितनी 
` अजीमुश्शान गाड़ी है? कितनी बेहतरीन गाड़ी है। 
` ` यहः मेरा बंगला है यह है मेरा घर,-यह है मेरी दुकान, यह है 
मेरी. गाड़ी, जिंसकी- साईकल होती. है वह कहता है यह तो मेरी 
साइकल है-। उसके लहजे में तवाजे होती है। अजी यह मेरी 
साइकल है। अल्लाह तआला कहता है &,५००३०-»» कहो फख् से 
यह मेरा रास्ता है, यह मेरा रास्ता है, क्या है? €. ,॥। »+० मैं 
तबलीग करता हूँ तो क्या तबलीग सिर्फ मेरे घर में करते हो? 
कहा नहीं सारे आलम में फिरना पड़ेगा क्योंकि हमारा नबी आलमी 
है सारे आलम में जाना पड़ेगा । 

हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु जुमा पढ़ने के 
लिए पीछे रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम 
फेरा, अब्दुल्लाह! तू गया नहीं? (अल्लाह के रास्ते में) कहा जी 
जुमा कौ तमन्ना थी आपके पीछे पढूंगा। कहा कितना पीछे रह 
गए? कहा आधा दिन आगे चले गए। कहा नहीं, पूरब और 
पश्चिम के फासले के बराबर तू उन से दूर हो गया। 

नें! भाईयो! तबलीग हमारे जिम्मे है। हजरत मुहम्मद और 
उसका रब दोनों मिलकर कह रहे हैं कि जाओ मेरा पैगाम फैला 
दो तो यह तबलीग का काम इसकी याद दिहानी है। तो मेरे 
भाईयो सारी. दुनिया इस वक्त इन्तिजार में है कि कोई अल्लाह. का 
पेगाम जाकर सुनाए और बताए। सहावा रजियल्लाहु अन्हुम ने 
अमल से करके दिखाया | . . 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब I45 


या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है 

आपने एक जमात रंवाना की। कुहत का जमाना था। सबको 
थोड़ा खाना दिया। एक सहाबी जैरान को नहीं दिया। उनकी यांद 
नहीं रहा। वह भूखे चल पड़े। जर्फ तक पहुँचे सात मील पैदल। ऐ 
अल्लाह तेरे नबी ने दिया नहीं, मैंने मांगां नहीं तू ही मेरा साथी, तू 
ही मेरा पेट भरेगा, तू ही मेरी प्यास दूर करेगा 9५) ४०७०८ 
६,5 ०. यही मेरी गिजा है यही मेरा खाना है। यह कहते जा 
रहे थे, चलते जा रहे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए या 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सब को दिया जैरान 
को दिया ही नहीं। आप ने फंरमाया ओहो! याद ही नहीं रहा, पीछे 
आदमी भगाया और उसको थैली दी। कहा सुनो वह क्या कहता 
है यह पीछे पहुँचे थैली पकड़ाई। उन्होंने थैली पकड़ी, आसमान 
की तरफ देखा । कहा ऐ अल्लाह! 

pg Gos hp BH oo 53 SU nd 

मेरे मौला तू कितना करीम है, तूने मुझे अर्शी पर याद रखा, 
आसमानों पर याद रखा, ऐ मौला जैसे तू मुझे नहीं भूला मुझे तू 
तौफीक दे कि मैं भी तुझे न भूर्लू। 


आज के बाद मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) 


तेरा बाप और आएशा (रजियल्लाह अन्हा) तेरी माँ: 


' बशीर इब्मे इकरिमा रजियल्लाहु अन्हु मासूम बच्चे थे हिजरत | 
करके मॉ-बाप मदीने में आए। माँ का आते ही इन्तिकाल. ही 


[46 ययानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 
SE TE निकाय रमरमतसर 
गया। बच्चा छोटा था। एक सहार बाप रह गया। वह उनकी 


तर्बियत में थे। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लप 
ओहद की तरफ निकले। यह भी साथ चले गए। वहाँ जाकर 
शहीद हो गए। मासूम बच्चे को पता नहीं कि मेरा वाप दुनिया से 
उठ गया। पता चला कि लश्कर आज वापस आ रहा है। यह 
अपने बाप से मिलने के शीक में मदीने से निकले और चट्टान 
पर जाकर बाहर बैठ गए कि इधर से लश्कर गुज़रेगा। में अपने 
अब्दा से मिलूंगा । मेरा अब्या मुझे देखेगा बड़ा खुश होगा । लश्कर 
गुजरा। महबूवे ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे पर याप न 
गुजरा तो उनका माथा उनका, दिल धक धक करने लगा। नीचे 
उतरे, भाग के गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के सामने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ई, ७ ५३ मेरे 
बाप कहाँ हैं, नज़र नहीं आते? अल्लाह के नबी ने आँखें चुरा लीं। 
फिर वह सामने से आए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम! ई ५/५3, मेरे वालिद कहाँ हैं नज़र नहीं आए? तो 
आप को आँखों में आँसू निकल पड़े, आप रोने लग गए। हज़रत 
बशीर को पता चल गया कि मेरे वाप के साथ कया हुआ तो 
आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टाँगों से लिपट गए, 
आपकी टॉगाँ से लिपर गए और रोने लगे। कहा या रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कोई नहीं रहा तो अल्लाह के 
रसूल ने आपको प्यार से कहा कि बशीर तू ख़ुश हो जा आज के 
वाद मैं तेरा वाप हूँ और आएशा तेरी माँ है ५५5८ ७५-०० 
६२५७८३ 3५४ ४0 ५+ ~) तू राजी नहीं है कि आएशा तेरी माँ बने 
और में तेरा वाप वनूं? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब [47 
खारकाईच्य्यहमस्ारःयामाडाअलमउ अडकल्या 


वसल्लम मैं राजी हूँ। 


यह महबूब के लिए रोना है 


हजरत जैद रजियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। आपको मस्जिदे 
नबवी में दिखा दिया गया। आप रो पड़े, रोते हुए उनके धर में 
गए तो उनकी एक बेटी आई और आपकी गोद में गिर कर रोने 
लगी तो आपकी आँखों से आँसू आए। साद बिन उबादा रजियल्लाहु 
अन्हु कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह 
रोना कैसा है? कहा ऐ साद यह महबूब का रोना है महबूब की 
जुदाई पर। मेरा बेटा मुझ से जुदा हो गया। ज़ैद रजियल्लाहु अन्हु 
को बेटा बनाया हुआ था। 


मेरा बाप आप सल्लल्लाहु अणेहि वसल्लम 


के दीन पर कुर्बान हो गया 


जाफुर रजियल्लाहु अन्हु शहीद हुए तीन छोटे छोटे बच्चे औन, 
अब्दुल्लाह, मुहम्मद । उनको पता चला। आप उनके घर गए। 
हजरत असमा रजियल्लाहु अन्झ आटा गूँध रही थीं और बच्चे 
खेल रहे थे। आप ने कहा जाफर के बच्चे मेरे पास बुलांओ। तीनों 
बच्चे भागे भागे आए। आप ने उनको लिया और यूँ अन्दर मुह 
करके रोने लगे तो हज़रत असमा कहने लगीं कि मेरा दिल धक 
धक करने लगा। कोई खैर खबर है कि नहीं। आखिर बेकरार ही 
गई। सब्र न आया। मैंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 


१48 बयानातः मौलाना तारिक जंमील साहब 
वसल्लम जाफर की कोई खैर ख़बर है। कहां हाँ सब्र करो वह 
` अल्लाह के पास चले गए। मासूम बच्चे तो यतीम, जवान बीवी 
बेवा, और बेहोश. होकर गिरी और अब्दुल्लाह बिन जाफर 
रजियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि जब अल्लाह के रसूल 
मदीने वापस आया करते थे, मुझे पहले प्यार करते थे कि मेरा 
बाप उनके दीन पर कुर्बान हो गया। यह सहाबा की झलकी है। 

` मुद्दत से लग रही है लबे बाभ टकटकी | 
` एक दौर आगे चले जाएं। हज़रत फुर्सख रह० ताबईन में से 
हैं। मस्जिद में तर्गीब हुई कौन है तैयार तुर्कस्तान के लिए। यह 
वहाँ से उठे और नाम दिया। घर में आए कहने लगे बेगम अल्लाह 
के रास्ते में जाने का नाम दे दिया है तुकिस्तान के लिए! यह 
हामला थीं। कहने लगीं में हामला हुँ, पीछे क्या बनेगा? कहा तू 
और जो कुछ तेरे अन्दर है अल्लाह के सुपुर्द! कहने गीं अच्छा 
जाओ। उस ज़माने की बीवियाँ ऐसी थीं जिन्हें सब्र करना भी 
आता था और हक माफ करने भी आते थे। उसने कहा ठीक है 
जाओ मेरा अल्लाह वारिस है, मेरा तुम से कोई मुतालबा नहीं। 
खुद उसको जिरह पहनाई, उनके घोड़े पर जीन रखी। अपने हाथों 
. से-उनको घोड़े पर सवार करा दिया और अपने हाथों से उनको 
` अलूविदा कहा । उसे नहीं पता कि यह जुदाई कितनी लम्बी जाने 
वाली है और वह उनकी गर्द (धूल) को देखती रहीं। यहाँ तक कि 
“उनका हुलिया गर्द गुब्बार में गाएब हो गया। इधर इन्तिज़ार .कि 
घंड़ियाँ शुरू हो गयीं। / : .. ॒ | . 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब हि I49 





कया घंटे, क्या घड़ियाँ, कया दिन, कया हफ्ते, क्या. महीने, क्या 
साल पर साल, दिन पर दिन, हफ्ते पर हफ्ते, महीनों पर महीने।; 
सूरज चढ़ चढ़कर .डूबता मगर फुरूख़ रह० की कोई. ख़बर. नहीं 
आई। कितनी बहारें आयीं, बहार ख़िजां से ख़िज़ां बहार से बदली 
गर्मी सर्दी से सर्दी गर्भी से बदली पर न फरुख़ आया न ख़बर 
मिली । कभी पता. चले शहीद हो गए कभी पता चले कैद हो गए 
कभी पता .चले जिन्दा है, कभी मौत की। पकी. ख़बर होती तो' 
आगे दूसरी शादी करतीं। इसी उधेड़बुन में चलते चलते उसकी : 
जवामी की बहार ख़िज़ां में बदल गई और सिर में सफेद चाँदी आ 
गई और वह रात की स्थाही गई और बुढ़ापे ने आकर डेरे जमाए, 
सारी जवानी दीवारों के साथ गुज़ार दी और सारा दुःख अपने सीने _ 
पर झेला, अपने ऊपर झेला, बच्चे को पढ़ाया, परवान चढ़ाया, उसे 
आलिम बनाया। तीस बरस गुजर. गए 


तीन चिल्ले नहीं, एक साल नहीं, सात महीने नहीं, चिल्ला 
नहीं, चार महीने नहीं तीस साल गुर गए और न वह आया न 
उसकी ख़बर आई और उसकी जवानी बुढ़ापे में बदल गइ । 

मुहत से लग रही है लगे बाम टकटकी 

| थक थक के गिर गई नजर इन्तिजांर आज 
उनकी निगाहें थक थक कर आखिर गिर गयीं, तीस बरस _ 
गुज़रे। | 
` आज एक अंधेरी. रात है। एक बड़े मियाँ घोड़े पर सवार - 
खामोश चाल के सोथ मदीने में दाखिल हुए। एक, नस्ल ख़तूम हो 
चुकी है कोई पता. नहीं यह कौन बड़े. मियाँ. आ, गए, यह कीन 


50... | बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





बूढ़ा आ गया। यह वह बूढ़ा है जो यहाँ से तीस बरस पहले 
खूबसूरत जवान बनकर निकला था। यह वह जवान है जो अपनी 
जवानी को इस्लाम पर बूढ़ा करके आया, अपनी हड्डियों का गूदा 
सारा ख़तूम करके आया, अपनी जवानी की बहार अल्लाह के नाम 
पर लुंरा कर आया और यह थकन से चूर, बदहाल, परेशान पत्ता 
नहीं मेरी बीवी की जिन्दा की ख़बर मिलेगी या मुर्दा की ख़बर 
मिलेगी। बंच्चा हुआ, घर उसी जगह मौजूद है, साथी जिन्दा मौजूद 
हैं? इन्हीं ख़्यालात में हैरान हैं परेशान हैं, दरवाज़े पर पहुँच गए। 
कहने लगे मेरा ही घर लगता है। अन्दर दाखिल हुए। घोड़े को 
आवाज़, हथियारों की आवाज़ उनके बेटे सो रहे बरामदे में। आँख 
खुली तो देखा एक बड़े मियाँ, चाँद की चाँदनी और हथियारों से 
सजे हुए हैं तो उनको एक दम गुस्सा आया। उठे झपटे, गिरैबान 
से पकड़ा, झंझोड़ा और कहा बड़े मियाँ तुझे शर्म नहीं आती, 
मुसलमान के घर में बिना इजाजत दाख़िल होते हुए। ऐसे झटका 
दिया । वह तो पहले ही शक में थे कि पता नहीं मेरा घर ही भी 
सही कि नहीं है? मेरी दुनिया उजड़ी कि आबाद है? वह घबरा 
गए कहने लगे, बेटा माफ कर देना, मुझे नहीं पता चला, मे 
समझा मेरा घर है तो वह कहने लगे अच्छा एक चोरी एक सीना 
जोरी। एक बगैर इजाजत के आते हो, एक ऊपर से कहते हो मेरा 
` घर है। इस बुढ़ापे में शर्म नहीं आती झूठ बोलते हो? चल मैं 
अभी तुझे काज़ी के पास ले चलता हूँ। अब यह जान छुड़ाने को 
और वह पकड़ने को, यह दब रहें हैं वह चढ़ रहे हैं। इसी छीना 
झपटी में उनकी माँ जो बाड़े पर सोई हुई थी उसकी आँख खुल 
गई। उसने यूँ खिंड़की को खोला कि यह नीचे क्या हो रहा है? 
ह SS 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब l5I 
EY = ATR 


ख़ाविन्द का चेहरा सामने था। यूँ जो झांका तो एक सेकण्ड में . 
तीस साला पिछला ज़माना पीछे लौट आया और सारे गुजरे हुए 
दर, खिड़कियाँ खुलते खुलते सारे दरीचे जो खुले तो तीस साल 
पुराना फरू घोड़े पर सवार अलूविदा होता हुआ नज़र आया तो 
उसकी चीख़ निकली, कहा रबी क्या हुआ? कहा जानते हो कौन 
है? कहा नहीं जानता। कहा अरे ज़ालिम! थही तेरा बाप है जिसके 
लिए तेरी माँ की जवानी दीवारों के साथ गुज़र गई। | 


कदमों में गिर गए, पाँव चूम रहे हैं। क्या मुलाकात है बाप 
बेटे की, क्या मंजर जमीन आसमान देख रहे हैं। किस तरह 
अल्लाह के लिए लोग जुदा हुए। क्या और क्या मिलाप है, आहा। 
जिस जमीन व आसमान ने इस उम्मत का यह मंजर देखा हो वह 
जमीन व आसमान आज देखकर रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? 
बाप बेटे में माफियाँ हो रहीं, कहानियाँ हो रहीं। रात बीत गई 
आँखों में, फु की नमाज़ में पहुँचे । बेटे पहले चले गए यह बाद 
में पहुँचे। नमाज हो चुकी नमाज़ पढ़ी। हुजूर पाक सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्लम के रौजे पर दरूद सलाम। यूँ देखा तो मस्जिद 
भरी हुई है। एक नौजवान हदीस पढ़ा रहा है। नजर कमजारे हो 
चुकी, नजर नहीं आ रहे, पीछे बैठ गए। सुनते रहे। दर्स ख़त्म 
हुआ। साथ वाले से पूछा बेटा यह कीन दर्स दे रहा है? उसने 
कहा चचां आप इन्हें नहीं जानते? आप मदीने के नहीं हैं? कहा 
नहीं बेटा! मदीने का हूँ, आया हूँ बड़ी देर से। कहा यह तो रबी हैं 
मुसलमानों के इमाम। तेजी में बाप का नाम नहीं जोड़ा; अरब 
तो बाप बेरे का नाम साथ जोडते हैं। कहा यह रबी हैं, 
मुसलमानों के. सरदार ।. कहा बेटा इसका बाप कौन है? कहा 


54% बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





था फिर कभी लौटकर नहीं आया। 


कई चिराग बुझे तब ला इलाहा का चिराग जला, कई घर लिए 
और तब जाकर घर दुनिया में आबाद हुआ। न हम तारीख़ पढ़ें न 
हम अपने महबूब की जिःदंगी पढ़ें। हमें क्या ख़बर किस तरह 
जान ख़तरे में डालकर यह अमानत इस्लामाबाद तक पहुँची है। 


वह क्या दिन होगा कयामत का जब लोग पहाड़ जैसे आमाल 
लेकर अल्लह की बारगाह में पेश होंगे और हम गुनाहों की 
झोलियाँ भरकर अल्लाह के सामने खड़े होंगे । 

ना आज छिप सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना इन्कार कर 
सकते हैं वह क्या दिन।होगा जब एक मजमे का मजमा रातों की 
तहज्जुद दिखाएगा आज का मुसलमान अपनी रात में क्या 
दिखाएगा कि मैं इस्लामाबाद में रातों में क्या करता रहा । 

मेरे भाईयो! लोगों की नजरों से गिर जाना भी हलाकत है 
अगर हम अल्लाह की नजरों से गिर गए तों हमारा क्या हाल 
होगा? इसलिए अल्लाह क वास्ते यह सारा मजमा तौबा करे कि 
या अल्लाह हम तो तेरे पैगाम के फैलाने बाले थे, कमाइयों में लग 
गए। घर बनाने के शौक चढ़े हुए हैं। बड़े बड़े धर बनाए । किस 
के सामने रोएं। फिरऔन की तरह घर वनाए। अरे भाई इन घरों 
का हिसाब क्या दोगे? तबलीग वाले कह रहे हैं कि जी जमातें 
ठहराएंगे फिर हिसाब किताब माफ हो जाएगा। अल्लाह को धोका 
दे. रहे हैं। . 

न महबूंब के रहन सहेन से प्यार, न उसके काम से प्यार। 


वयानोतः मौलाना तारिक जमील साहब ॐ. 





अल्लाह के वास्ते हम उसकी बारगाह में तौबा करें। वह इस वक्त 
हमें देख रहा है और उसकी मुहब्बत की नज़र हम पर पड़ रही है 
और यहाँ से अल्लाह के रास्ते में नकद निकल. जाओ। पीछे लौट 
कर मत देखो । पीछे-आग..ही आग है और आगे जन्नत ही 
जन्नत । हर उठने वाला कदम आपको अल्लाह के करीब कर 
देगा। यह इतना बड़ा मजमा है। इसमें से कम से कम एक हजार 
आदमी तो ऐसे खड़े हो जाएं जिसने पहले नाम न दिया हो कि 
आज मैं नकद अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार हूँ। 


ई ० (८; fe aS don 5 (डॉ जी ई रे ह 


(2 09 (2 


354 


बयानातः मौलाना तारिक्रे जमील साहब 





अल्लाह रन्बुलइज्जत 


को सिफात 


` अल्लाह वह जात है जिसने आसमानों को बगैर सुतूनों के 


खड़ा कर दिया है, आसमानों के पैदा करने और खड़ा करने 
में किसी से मदद नहीं ली, न वह किसी का मोहताज है। 


- अल्लाह तआला वह जात है जिसने बड़े बड़े पहाड़ों को पैदा 


फरमाया है। हर पहाड़ में मुख़्तलिफ किस्म के मादनयात 
(खदान), जमादात्न (पत्थर वगैरह) और नबातात (पेड़-पौधे) 
पैदा फुरमाए हैं। 


` अल्लाह तआला वह जात है जिसने बड़े बड़े समुंद्रों को पैदा 


किया और हर समुद्र में अलग अलग किस्म की बड़ी बड़ी 
मर्लूक पैदा फुरमाई । 


` अल्लाह वह जात है जिसने पानी के ऊपर जमीन को फैलाया 


और इस जमीन के अन्दर अलग-अलग मख्लूकात पैदा 
फरमाई है। ज़मीन से अनाज, फल और सब्जियाँ उगाता है। 


` अल्लाह यह जात है जिसने सूरज, चाँद, सितारों और सय्यारों 


का निजाम चलाया और सूरज, चाँद और सव्यारे रोज़ाना पूरब 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब ]55 
मास्या ््ड्ााार हर्यन हर» मन्‍मकतसन कक उन्‍द्लकप- कलम पर-ा-म>त बनना रया 


]0. 


i2. 


8. 


।4. 


से निलकते हैं और पश्चिम में अल्लाह के हुक्म से डूबते हैं। 
अल्लाह तञआला वह जात है जिसने हवा को पैदा फरमाया, 
हवा अल्लाह तआल्ा के हुक्म से तेज़ या सुस्त चल्ती है। 
अल्लाह तआला वह जात है जिसने सारी मख्लूक को बगैर 
किसी किस्म के नमूने के पैदा फरमाया, पहले कोई चीज़ नहीं 
थी, अल्लाह पाक ने सारी चीजों को वजूद दिया। 

अल्लाह तआला वह जात है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को 
बगैर माँ और बाप के पैदा फरमाया । 

अल्लाह तआला वह जात है जिसने हज़रत" हव्वा रजियल्लाहु 
अन्हा को बगैर माँ के पैदा फुरमाया । 

अल्लाह त्रआला वह जात है जिसने हज़रत इसा अलैहिस्सल्लाम 
को बगैर बाप के पैदा फ्रमाया। 


अल्लाह तआला वह जात है जिसने हजरत इब्राहीम 


अलैहिस्स्लाम की आग में हिफाजत फरमाई और नमरूद को 

मच्छर के जरिये हलाक कर दिया । 

अल्लाह तआला वह जात है जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 

को पैदा फरमा कर दुशमन फिरऔन ही के घर में पालने का 

इन्तिज़ाम फुरंमाया | 

अल्लाह तआला वह जात है जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 

को दोबारा माँ की गोद में पहुँचाया। जा 
तआला वह जात है जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 

न दरिया में रास्ते बनाए और फिरऔन को इसी दरिया 


I56. बयानातः मौलानां तारिक्र जमील साहब 
मख्यतायां 


l5. 


l 


दतः 


l7. 


38, 


]9. 


2 


दल 


2 


Fd 


22. 


में डुबो दिवा। ` द 5 
अल्लाह तआला वह जातत है जिसने कारून को जमीन कैं 
अन्दर धंसाया और हजरत मूसा अलेहिरंसलाम को इज्जत 


बख्शी | 


` अल्लाह तआल़ा वह जात है जिसने अब्राह के लश्करों को 


परिन्दों के ज़रिए से हलाक कर दिया और बैतुल्लाह शरीफ 
की हिफाजत फरमाई | 

अल्लाह तआला वह जात है जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम 
की कौम के मुतालबे के मुताबिक एक बड़ी चट्टान से गाभन 
(हामला) ऊँटनी को पैदा फ्रमाया। 


अल्लाह तआला वह जात है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 
को कूँए से निकाल कर मिन्न के तख़्त पर बिठाया 


अल्लाह तआला वह जात है जिसने हज़रत उजैर अलैहिस्सलाम 


और उनके गधे को सौ साल के गुजरने के बाद दोबारा जिन्दा 
फरमाया। 


` अल्लाह तआला वह जात है जिसने बनी इस्राईल के छ: लाख 


इन्सानों को बगैर खेती बाड़ी करने के चालीस साल तक ख़ूब 
खिलाया पिलाया । | 


- अल्लाह तआला वह जात है जिसने असहाबे कहफ को तीन 


सौ साल बगैर खाने पीने के जिन्दा रखा। 


अन्लाइ तआला वह जात हैः जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्स्लाम 
को मछली के पेर के अन्दर जिन्दा रखा । 


i 


बयानातः मौलाना तारिक. जमील साहब के 
ज ~ 


23. 


ह, 


25. 


20, 


शग, 


28. 


29. 


30, 


3 


| 


32. 


अल्लाह तआजा वह जात है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 
के असा (लाठी) को बड़ा सौंप बना दिया ! 


अल्लाह तआला वह जात है जिसने फिरऔन के जादूगरों को 
इमान नसीव फ्रमाया। 


अल्लाह तआजा वह जात हे जिसने बदर के मकाम पर तीन 
सौ तेरह को एक हजार के मकाबले में कामयाब किया। 


अल्लाह तआला वह जात है जिसने हज़रत मरियम अलैहास्सलाम 
को वे मौसम फल खिलाया । 


अल्लाह तआला चह जात हे जिसने इज॒स्त इस्माइल अलैहिस्सलाम 
की गर्दन पर छुरी फिरने के बावजूद हिफाजत फरमाई । 


अल्लाह तआला वह जात हैं जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 


बसल्लम और हजरत अबुबक्र रजियल्लाहु अन्हु कीं गार के 
अन्दर दुश्मनों से हिफाजत फरमाई। 

अल्लाह तजसा वह जात है जिसने हुजूर सन्लस्लाह अलैहि 
वसल्लम की उंगली के इशारे से चाँद क दो टुकड़े फरमाए। 


अल्लाह तआला वह जात हैं जिसने अबू जहल के हाथ की 
कंकरियों से कलिमा पढ़वाया। 


` अल्लाह तआला वह जात है जिसने गृज़्ब तबूक के मौके पर 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व्रसल्लम के हाथ की उंगलियों से 
पानी के चश्मे जारी फरमाए। 

अल्लाह तआला वह जात है जो दिन से रात और रात से दिन 
निकालता है। 


]58 बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 
न लय अप तन ह्स्र काला क्सा 


88:अल्लाह तआला वह जात है जिसने मुर्दे से जिन्दा और' जिन्दा 
से मुर्दा को निकाला है, | 


34. अल्लाह तआला वह जात है कि जंगल के अन्दर बकरियों के 
चरवाहे को भेड़िये के ज़रिये दावत दिलाई और इमामुल 
अंबिया. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बैत करा कर 
ईमान नसीब फृरमाया |, 


35. अल्लाह तआला वह जात है कि उम्मे माबद रजियल्लाहु अन्हा 
की बीमार और कमजारे बकरी के थनों में इमामुल अंबिया 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक लगने से दूध के 
चश्मे जारी फुरमाए 


36. अल्लाह तआला वह जात है जिसने हजरत उमर रजियल्लाहु 
अन्हु के ख़त को दरिया में डालने की बरकत से दरिया के 
अन्दर पानी जारी फरमाया। 


37. अल्लाह तआला. वह जात है जिसने जन्नत और दोजख़ को 
पैदा फ्रमाया | 

38. अल्लाह तआला वह जात है कि एक दिन में इस दुनिया के 
निज़ाम को दरहम बरहम करेगा । 

89. अल्लाह तआला वह जात है कि सारी मझ्लूक को फुना 
करेगा । 

40. अल्लाह तआला वह जाते है कि दोबारा तमाम मख्लूक को 
पैदा करेगा । 

शा. अल्लाह तआला वह जात है.कि तमाम जानदार मख्लूक की 
बोलियाँ जानता है। 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब _I59 
42. अल्लाह तआंला वह जात है कि सारी मख्लूक को देखता है। 
43, अल्लाह तआला वह जात है कि सारी मख्लूक की आवाज़ को 
सुनता है। 
44. अल्लाह तआला वह जात है जिसको तमाम मछ्लूकू की 
तादाद का इलम है। 
45. अल्लाह तआला वह जात है जो सारी मख्लूक को रोज़ी 
पहुँचाता है। 
अल्लाह तआला हम सब को अपनी पहचान नसीब फुरमाए! 
आमीन। अल्लाह पाक यही चाहते हैं कि मुझे राजी कर लो। 
अपने दिलों में मुझे जगह दो। इसके लिए अल्लाह तआला की 
बड़ाई बयान करें । इसकी आदत डालने के लिए अल्लाह कं सास्ते 
में निकलना है। अल्लाह ततआला हम सब को अपने रास्ते में 
निकलने की तौफीक नसीब फुरमाए। 


।. हम्द व सना के लाएक्‌ 
ई ५०) RRR) 
. सब तारीफ अल्लाह तआला के लिए हैं जो सारे जहाँ का 
पालने वाला है। 


2. रज्जाक व ख़ालिक्‌ 


espe ७/६-० ७४५५ ५४3) dhe Yo प के पं cr bs} 
{१ E55१ कु # १५] है 


760 बयानातः मौलाना तारिक. जमील साहब 


जज व 





. “और कोई नहीं चलने वाला जमीन पर मगर. अल्लाह पर है 
उसकी रोजी और वह जानता है जहाँ वह ठहरता है और जहाँ वह 
सोता है। 


3. तख्लीके काएनात 
हनी ७ Og FU ses ५५ | Pes er is 
(TE Sy ns} «5 ७३, < yo 2“ *५ ट el 
वह जिसने बनाया. तुम्हारे वास्ते ज़मीन बिछौना और आसमान 
को छत बनाया और उतारा आसमान से पानी फिर निकाले उससे 
मेवे तुम्हारे खाने के वास्ते। 


4. जिन्दगी और कृयाम 
€ .0#४१२०००७७ ४, ७. od a YIN Y ai 
(TESST psy 


अल्लाह उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिन्दा है, सब का 
थामने वाला न उसको ऊँघ दबा सकती है न नींद । 


5. हुकूमत और दबदबा 
(५४3५ Yes pig sid (७७, >> eg ०7३७.) ७ ७ 4 
CEST ५०२४४, |] | 
. {/ उसी का है जो कुछ आसमान और जमीन में है। ऐसा कौन है 
_ जो उसके पास सिफारिश करे बिना उसकी इजाज़त के। 


अमनतः मौलाना तारिक जमील साहब EE 
ONE | द ह हि : , डक 
6. इलम व नजर 
ईद £53 FAs) EF ss ed iT ls el 


चह (अल्लाह तआला ऐसा है कि) जानता है अपनी मन्नु कॅ 
कञ्ज झजिर च गायब हालात को। 


7. कमाले इल्म 


RIAD १४३ II Fug lh gir पर a राके 
AEST) 


चाळ अल्लाह तआला से कोई चीज छिपी टना कस 


ननि णा प 


कळ कमान में और ना कोई चीज़ आसमान में । 


8. सानेअ (बनाने वाला) हकीकी 


=F अर्र) gs 5-5 ery 5 a) uy! Fe 
च उखा जात पाक है कि तुम्हारी सूरत बनाता है रङमा ॐ 
र्न ऋ उरे मे) जिस तरह चाहता है। 


9. कव्जा व इख्तियार 
Rr) Sd (कह RST Ep) ४.५)... bs 
Ae FN SOI 9 bid ps ths 
a+ £#) नमन) x Fp US a ll ssl is 


]62.... बयानात्‌ः मौलाना तारिक़ जमील साह 
i 


मालिक है मुल्क का, जिस को चाहे सलतनत दे और जिससे 
चाहे सलतनत छीन ले, जिसे`चाहे इज्जत अता फुरमाए और जिसे 
चाहे जलील कर दे। तेरे ही इख्तियार में है सब भलाई, बेशक तू 
हर चीज़ पर कादिर है। | 


0. तसर्रुफ (दखल) व ताकत 


RONEN EN ELS Hl i ६ ४फे 


दाखिल करता है तू रात को दिन में और दाखिल करता है 
दिन को. रात में | 


. मौत व हयात 


RES v3.) has कि pol eS Shy co yl ३० sil 
जिसने मौत व जिन्दगी. को पैदा किया ताकि तुम्हारी 
आजमाइश करे कि तुम में कीन आदमी अच्छा काम करता है। 


2. हश्रं का दिनं ` 
ATF POTION TUITE Ee «53 sh 5 के 
आप कह दीजिए (अल्लाह के रसूल) कि वही है जिस ने तुम 
को रूए जमीन पर फैलाया और तुम उसंके पास इकठ्ठे जाओगे। 
3. चाँद व सूरज 
assert els एन बज 338 ok soil drs} 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब l63 
और चाँद को नूर बनाया इस (आसमान) में और सूरज को 
चिराग बनाया | 


।4. रब्बें जहां 
RATES HS 3 oh ७ PNY hy छ pal co yh 
वह मशरिक (पूरब) और मगरिब (पश्चिम) का मालिक है 
उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं तो फिर उसी को वकील 
बनाते रहो । 


।5. बका वे दवाम 
TESTS YH odd Ely ५०१ ५४४३ ०७ ६४ 2७ (5 $ 
जो कोई है जमीन पर सब फना हो जाएंगे और बाकी रहेगी 
तेरे परवरदिगार की जात जो अजमत व एहसान चाली है। 


6. अमल की दावत | 
peed sii (० pd OV piers Ol pi Yl pl ps 
ATES १४ .२)-२४०-२ YO gis Ys py 
ऐ गिरोह जिन्नात और इन्सानों के अगर तुमको यह कुदरत है 
कि आसमान व जमीन की हदों से कहीं बाहर निकल सको तो 
निकल जाओ, भाग कर नहीं निकल सकते, बिना सनद के। 


7. अल्लाह का कुर्व 
र < YESS) कम Spas sls es Lun) os 39 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब. . 
| 


I64 
और वेह तुम्हारे साथ रहता है चाहें तुम लोग कहीं भी जाओ 
और वह तुम्हारे सबं आमाल को देखता है। र 





8. कुरआने पाक का उतरना 
le RS pd Cig पी कफ डर HS 46. 
(११6४ INN) शच i+ «5 all ly 5.) $«] | | र 
, वहं अल्लाह तआला ऐसा. है कि अपने:बन्दों पर साफु-साफ “ 
आयतें भेजता है ताकि तुम को अंधेरे से रौशनी की तरफ लाए. 
और बेशक अल्लाह तआला तुम्हारे हाले पर बड़ा शफीक और 
मेहरबान है। | ॒ । 


` बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


अल्लाह की कुदरत की 
 निशानियाँ और जाने 
क्‍ सियालत 


अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ 

` 'ख़ुल्वे के बाद 
अल्लाह का इलम ही सबसे बड़ा है। मेरी और आपकी आवाज़ 
और सीनों में जो भेद हैं अल्लाह जानता है। सबकी एक वक़्त में 
सुनता है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के हर पुर्जे की आवाज 
को भी अल्लाह सुनता है। बिल्लीं में च्युँटियाँ हैं, बिच्छू हैं, साँप हैं, 
चूहे हैं उनकी आवाज़ को हर दम सुनता भी है और जानता भी 
है। जंगल में शेर हैं, हाथी हैं, चीते हैं, गीदड़ हैं, कुत्ते हैं, सूअर हैं 
बन मानुस हैं, गायों के रैवड़ हैं, बकरियों के रेवड़ हैं उन सब की 
आवाज को हर लम्हे सुनता भी है जांनंता भी है। सारी काएनात 
में उड्ने वाले परिन्दै, फिजा में गर्दिश करने वाले सय्यारे और 


i656 |. बयानातः मौलाना तारिक. जमील साहब 





“सितारे और फिर हवा के ज़रतिं, पेड़ों के पत्तों को सरसराहट, हवा 
की सनसनाहट, समुद्र की मौजों का तलातुम उनकी सबकी 
आवाज अल्लाह तंआला इकठंठी सुनता है और सुनने में कोई 
वकत नहीं। अल्लाह तआला कहता है 


TT SYS TPS TPS 
ASS ४33 ७६ 5 3७४ rie 3 pS) 

यह बारह किस्म की मख्लूकात हैं ई.५१८-.५०के ये सब अपनी 
अपनी जूबान में मुझ से मांगते हैं। इनकी ज़बान एक नहीं है 
अल्लाह तआला की क्लुदरत तो यह है कि उसको तर्जुमान की 
` जरूरत नहीं, दूसरी कुदरत यह है कि सबकी एक वक्त में सुनता 
है, सब की. अलग-अलग सुनता है। इस सुनने में उसकी कुदरत 
को आखिरी हद क्या है? ई-८.-८.३.,5 ०-७.। ५ ५करे तुम सबका 
इकठूठा बोलना मुझे गलती में नहीं डालता है कि तुम्हारा सवाल 
गलत हो जाए, नहीं हरगिजि नहीं! हर एक को अलग अलग सुन 
रहा है, हर एक की पुकार अलग अलग सुन रहा है, हर एक की 
चाहत देख रहा है, फिर कहता है मैं सबकी सुनता हूँ। ज़बान की 
तबदीली पर, लहजे की तबदीली परं, आवाज़ की तबदीली पर 
फिर सबकी चाहत दे दूँ | 

RoE akg ०७ Ylesks tan 2s a ep 
. मेरे ख़ज़ानों में इतनी भी कमी नहीं आती. जितनी सूई के सिरे 
को समुंद्र में डालने से .समुंद्र में कमी आती है। इसमें. फिर भी 
' छोटा कुंतरा लग जाता है लेकिन अल्लाह 'तआला के ख़जाने में 
इतनी कमी भी नहीं आती। तुम सबको दे दूँ तो कोई कमी नहीं 

. आती। UU | 


` बंयानांतिः बंयानातः मौलाना तारिक जमील साहब ०००० जरमील साहब॒......... .... 67 

इतनी सारी जन्नतें अल्लाह ने बनायीं हैं कि उनको मुसलमोन 
को दे दें, काफ्रों को भी दे दें तो.भी अल्लाह के ख़ज़ानों में 
किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती । 

हम पानी को ऊपर पहुँचाने में प्रेशर मोटर लगा देते हैं। वह 
मशीन पानी को ऊपर पहुँचाती है। दस फिर, बीस फिट, पचास 
फिट। अल्लाह तआला पाँच सौ फिट का पेड़ बनाता है और 
जमीन के नीचे से पानी का इन्तिज़ाम फरमाता है और पेड़ के 
सबसे ऊपर वाले पत्ते पर पानी को पहुँचा देता हूँ पाँच सौ फिट 
वाले पत्ते पर भी वह पानी पहुँचा हुआ है। नीचे कोई प्रेशर पम्प 
नहीं लगा हुआ है कोई मोटर मशीन नहीं लगी हुई है। यह 
अल्लांह का निजाम है कि पेड़ों को बनाया। ज़मीन की रगो को 
हुक्म दिया कि वह जड़ की तरफ चलती हैं। गिजा को ले जाती हैं 
फिर वह गिजा पेड़ों की रगों से हर-हर पत्ते पर, हर डाल पर, हर 
टहनी पर और हर शाख़ में ले जाती है और जमीन भी खुश्क, 
जमीन के अन्दर मिठास कोई नहीं, शहद कोई नहीं, शक्कर किसी 
ने नहीं डाला लेकिन उसके अन्दर से अल्लाह आम की मिठास 
को, केले की मिठास को, अमरूद की मिठास को निकालता है। 
उसने हलवा बनाकर पर्दे में बन्द करके ख़ड़ा कर दिया, हम हलवा 
बनाते हैं कितनी मुसीबत पड़ती है। अल्लाह ने पहले तैयार करके 
खड़ा कर दिया। बूढ़े भी खाएं, बच्चे भी खाएं, जवान भी खाएं 
वरना न ख़ुद ज़मीन से निकले और न आसमान से उतरे यह सब 
कुछ अल्लाह के अम्न से वजूद में आता है। नारियल का पेड़ खड़ा 
है और फंल लगा हुआ है। उसके अन्दर पानी भरा हुआ है। पेड़ 
काँटो तो पानी का कोई पता नहीं, पत्ते चीरों तो पानी कोई नहीं, 


08 बयांनातः मौलाना तारिक्र जमीले साहब 
आ 39८८-८८ ८८ कसर 


RS ८८-८८ रतन __तससरतत८रह८-+८<-- 

“जमीन को चीरो पानी कोई नहीं लेकिन उसके फल को, चीरी तो 
उसमें पानी भरा हुआ है न ज़मीन की. रगों में है. और न पेड़ के 
अन्दर है और पत्तों की रगों में है। बस यह अल्लाह का निजाम. है 
` इस पानी की ज़रूरत है अपने बन्दों के लिए। उसकी इसी फल के 
अन्दर पेदा फ्रमाया। यह पानी न जमीन में है न बारिश में, न 
पेड़' के अन्दर है। मालिक ने इसको इसी फल के अन्दर पैदा 
'फरमा दिया और उसको उसके अन्दर खड़ा करके मक्खन बना 
देता' है। हमें मक्खन बनाने में कितने लम्बे चौड़े निज़ाम को 
बनाना पड़ता है। अल्लाह तआला ने एक पेड़ को हुक्म दिया कि 
इसको मक्खन की शक्ल में तैयार करो तो वह मक्खन की शक्ल 
में तैयार हो गया। जब यह सारी जमीन पर आसमान पर, पेड़ 
और पत्थर पर अल्लाह की हुकूमत है तो क्या लाहौर और कराची 

में अल्लाह की हुकूमत नहीं होगी? | कर... 


सारे मसाइल का हल अल्लाह 
की तरफ रुजु करने में है 


2 og oe ० ol ge op BR 
॒ (OCHO ERIN .. 
मैं तुम्हें ज़मीन में धंसा दूँ. तो तुम में:से कोई मुझे रोक सकता 
है? ई.0०२५ 9 <7 ० ००४४०५३. आएगा मेरा. अज़ाब तुम्त. पर 
और तुमको पता भी न चले तो कोई रोक.-सकता है? अल्लाह 
जलले जलालुहू सारी काएनात का बादशाह है अपज़ी-ज़रूरतें और 
मसाइल उसके सामने पेश :करें (अगर अल्लाह चाहे -तो-यह. मसाइल 


बयानातः मौलाना तारिक़'जमील साहब अल 
I कब जम सर 5 कम इर८<2 धर उप 5मन्‍नम जन ना ८ मत वा पपयपरम॒ लय सर परनर मजा जलन पक 


हल होंगे. अगर .न-'चाहे तो सारी दुनिया के इन्सान मिलकर भी ये 
मसाइल हल नहीं. कर सकते हैं। 
अल्लाह का दस्तूर 

मेरे भाईयो और दोस्तो! अब अल्लाह तआला दस्तूर बता रहा 
है कि हालात कब बनाता हूँ और कब बिगाइ़ता हूँ। अल्लाह 
तआला फूरमाता है मसलन ई-:०५.०२-॥ ८-५ 5े एक बस्ती की 
कहानी सुनो। बड़े मज़े में रहते थे। बड़ा अच्छा खाते थे, बड़ा 
अच्छा पहनते थें ६०४.5 ८-४) ८७३५ ७७०७ॐ मैंने उन पर चारों 
तरफ रिजक के दरवाजे खोले हुए थे। बड़े खुशहाल थे ८०५-५5 
ई ७०५ अल्लाह के नाफरमान हुए | 

dpa bs Opty Ep (०५ 9503 
(+X म्री +१६ hip 

जब अल्लाह के नाफरमान हुए तो अल्लाह ने उनको भूख और 
खौफ का लिबास पहनाया दिया जिल्लत और सस्त्री की मार दे दी 
दूसरी जगह कायदा बताया € ८० ५८5-।७-५ कितनी बस्तियों 
को अल्लाह ने हलाक और बर्बाद करके रख दिया यह क्यों? 
42०0५ ८.5% वे जालिम थे यहाँ पर अल्लाह हालात के बिगाइने 
और संवारने के असबाब बता रहे हैं। दुनिया के-भी और आख़िरत 
के भी. बिगांड्ने के. असबाब क्या हैं? अब: काफिरों कों 'एक' तरफ 
कर दिया जाए क्योंकि मौत तक की .मोहलत है। जिस तरह एक 
बच्चा स्कूल में पढ़ता हेतो स्कूल में होता है:वही धक्के खाता है। 
स्कूल-के कायदों का पाबन्द होता है क्योंकि आगे" जाकर “उसको 
कुछ. बनना है। इस वकत की: परेशानी बाद में राहत का सबब 


"70 + ग्रयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


-'बनेगी' और' जो गली-कूचों में घूमते रहते हैं ये इस वक्तं तो मजे 
में हैं उन पर किसी किस्म की कानून पाबन्दी नहीं है' आगे चलकर 
इसको परेशानी होगी। मसाइल पैदा होंगे लिहाजा काफिरों की 
मिसाल उन बच्चों की सी है जो पूस दिन गली-कूचों में घूमते और 
'खेलते रहते हैं। अल्लाह ने काफिरों को छुट्टी दे दी है। दूसरी 
मिसाल यूँ है कि मेरा एक बच्चा है। मैं उसकी तालीम का ख्याल 
करता हूँ। उसके अख्ताकं की तर्बियत का लिहाज रखता हूँ, बुरी 
सोहबत से बचाने की फिक्र करता हूँ लेकिन दूसरों के बच्चों की 
फिक्र नहीं करता । मुसलमानों की मिसाल है अपने बच्चे की और 
स्कूले के बच्चे की और काफिर की मिसाल गली-कूचों के बच्चे की 
है और बाजारी बच्चे की है। उसको मौत तक छुट्टी मिल गई है। 


अल्लाह की मदद हमारे साथ क्यों नहीं है? 
आज क्योंकि हम सारी दुनिया के बातिल को दावत नहीं दे रहे 
हैं तो अल्लाह ने उनको मोहलत दी हुई है अगर उनको दावत दी 
जाए तो उनके ऐटम और राकेट अल्लाह उनके खिलाफ चलाएगा | 
उनकी ताकतों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर देगा। 
Rerte VES) PE) Mab Yl ५ ५० yl ५} 
उनकी ताकतों को उनके ऊपर मारकर अल्लाह बर्बाद कर देंगे । 
€ ३} 3७ by ded JUN (४ ody ५३३ hp 
CATES seNY FST 4 4००) 
'हम हक्‌ को बातिल के ऊपर मारते. हैं तो बातिल का भेजा 
निकल, जाता है। वह दुनिया में मिट जाता है। बातिल कों मिटाने 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 7! 
री 


के लिए दावत को अल्लाह ने शर्त कुरार दिया है। वह भी अल्लाह 
के बन्दे हैं। काफिरों को भी अल्लाह ने बनाया है, उनसे भी 
अल्लाह ताल्लुक और मुनासबत रखता हे। कारून को अल्लाह ने 
सजा दी पहले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्स्लाम को ज़मीन का इख़्तियार 
दे दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से कहा कि कारून को 
निगल ले तो जमीन ने उसको धंसाना शुरू किया तो कारून मूसा 
अलेहिस्सलाम से कहता रहा कि मुझे बचा ले, मुझे माफ कर दे। 
मूसा जमीन से कहते रहे कि इसको धंसा दे तो वह धंसता धंसता 
गकं हो गया। उसका जुर्म बहुत बड़ा था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम 
पर जिना का इल्ज़ाम लगाया था यह उसका बदला था लेकिन 
अल्लाह की रहमत का अन्दाज़ा लगाइए। अल्लाह तआला ने मूसा 
अलैहिस्सलाम पर “वही” उतार दी कि मूसा तुझे पुकारता रहा 
अगर वह मुझे पुकारता तो में उसकॉ निकाल लेता। एक दफा कह 
देता कि अल्लाह माफ कर दे तो उसी वक़्त निकाल कर बाहर 
रख देता | जब ऐसे मुजरेम के साथ अल्लाह का इतना ताल्लुकृ है 
तो आम काफिर कं साथ क्या नहीं हागा। हमारी दुआओं से 
काफिर धोड़े मरेंगे। उनको जाकर दावत दें। अरे भाई कलिमा पढ़ा 
ले अल्लाह की बहदामियत्त को तसलीम कर ले। निजात का रास्ता 
अपना ले, जब वह इसका इन्कार करेगा फिर अल्लाह कं अज़ाब 
का हकदार होगा । इससे पहले अजाब नहीं आएगा । 


अल्लाह की काएनात को वुसअत 


कोई नहीं जानता 
मूसा अलैहिस्स्लाम पर अर्श से तजल्ली पड़ी। अर्श कितनी दूर 


i72 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


है। इसका अल्लाह के अलावा किसी को कोई पता नहीं। यह जो 
आसमान है आज तक किसी ने इसकी महीं देखा। इसमें जो ख़ला 
है उस में 97 फीसद अंधेरा है 3 फीसद रौशनी है और उसमें पाँच 
अरब कहकशाएं हैं और एक कहकशां में दस खरब सय्यारे हैं और 
जिस कहकशां में हम रहते हैं और हमारा निजाम शम्सी (सूरज) 
जिस कहककशां में मौजूद है उस कहकशां का फासला 20 लाख 
लायर है। लायर का मतलब यह है कि एक लाख छियास्सी हज़ार 
मील फी सेकण्ड की रफ्तार से 20 लाख साल सफर किया जाए 
तो तब जाकर हमारी कहंकशा ख़त्म होगी और ऐसी पाँच अरब 
कहकहशाएं हैं। हमारी कहकशां के साथ 77 कहकशाएं मिली हुई 
हैं। हम 27 कहकशाओं के मजमूए में रहते हैं। वे ]7 मजमूई 
कहकशाएं हैं। इनका फासला 20 लाख नूरी साल है। अब पाँच 
अरब का कौन हिसाब लगाएगा? फिर आसमान के ऊपर इसी 
तरह दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ 
आसमान फिर सातवें आसमान के ऊपर जन्नत है फिर जन्नत 
उठी है अर्श तक फिर अर्श के ऊपर ई«.। ५।२०५५ ५ उसके बाद 
अल्लाह ही जानता है वहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम. पर तजल्ली 
पड़ी। ख़ुद उनके चेहरे पर नहीं। उनके सामने पहाड़ पर पड़ी। 
4०६१ ५५) ८० ७.०% जब आपके रब ने तजल्ली ज़ाहिर की पहाड़ 
पर €४०,७८क पहाड़ रेज़ा रेजा हो गया । 
EF TN ES YEN poy, Ln ci pe FT 


. और मूसा चालीस साल तक बेहोश पड़े रहे। 


बयानातः मौलाना त्ारिक्र जमील साहब . 78 
आ 


आहरत सल्लल्लाहु अलंहि वसल्लम की मुंबारक जिन्दगी : 
और अल्लाह से मसाइल हल कराने का तरीका 


मेरे भाइयो! अल्लाह से मसाइल हल करवाने का जो रास्ता है 
वह हुनूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिन्दगी 
है। अल्लाह तआता ने हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
जिन्दगी को दुनिया और आख़िरत में अपने मसाइल हल करने का, 
जन्नत की हमेशा हमेशा वाली जिन्दगी का जरिया बनाया है और 
ऐलान कर दिया कि जिसको कामयाबी चाहिए, आराम व सकून 
वाली जिन्दगी चाहिए, राहत व चैन चाहिए तो वह हुजूरे अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्दगी में आ जाए और उसके 
अलावा सारे रास्ते और दरवाज़े बन्द हैं, सारी शरियतें रदूद हैं। 

a ig ०४० 4३००३ ES pr के 

इस किताब पर किताबें ख़त्म, इस दीन पर दूसरे दीन ख़त्म, 
इस शरियत पर शसियतें ख़त्म । 

अल्लाह ने ऐसी इज्जत बख्शी सारे.नबियों का सरदार बनाया, 
सारै नबियों का पेशवा बनाया ई ७-३ णा ७५३४ ७०० आप 
सल्लल्साहु अततैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सारे नत्रियों का नबी 
हूँ, सिर्फ हमारे नबी नहीं सवा लाख नबियों को बैलुलमुकदूदस में 
जमा करके हुनूरे अकरम सल्लल्लाहु अहीहि वसल्सम को उनका 
इमाम बना दिया। उन पर मुबुव्वत को साबित कर. दिया। ईसा 
अलैहिस्सलाम आएंगे तो उम्मती बनकर आएंगे नबी बनकर नहीं | 


आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ६०६ ७-९४ म 


Fi बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब” 


सबसे पहले बनाया गया हूँ। आसमानों जमीनों, सूरज, चाँद, सितारे . 
और सय्यारों, हवा, फिज़ा और ख़ला से पहले बनाया गया हूँ। 
भेजने में सबसे बाद में पैदाइश में सबसे पहले। एक यहूदी ने 
आपकी शान में गुस्ताख़ी की तो हज़रत उमर रजियल्लाहु'अन्हु ने 
उसे मारा। उस यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
ख़िदमत में शिकायत की। पीछे हज़रत उमर भी आ गए। आपने 
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि आपने इनको क्यों मारा है? 
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु. ने जवाब दिया. या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम इसने आपकी शान में गुस्ताखी की और मुझसे 
बदश्ति नहीं हुआ। आपने फ्रमाया ई, ,.. ४५ ८--५८०५क आप 
इसे राजी कर लें और ६५८०५८. ०५५ यहूदी से कहा कि तुम 
मेरी बात मान लो। ॒ 

में कहा करता हूँ कि अल्लाह के हबीब की शान को अल्लाह 
के अलावा कोई नहीं समझ सकता। सारी काएनात मिलकर नहीं 
समझ सकती । इतना ऊंचा मकाम! अल्लाहु-अकबर | 


आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम का बुलन्द मकाम 


लेकिन आप सलाद ल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया हुआ। 
उठाया वैटुल्लाह से कुछ लम्हों में बैतुलमुकदूदस पहुँचाया, दो 
रकूअत नफिल पढ़ी । घोड़ा वहाँ बाँधा और जिब्राईल अजैहिस्स्लाम 
` के साथ पहले कृदम पर पहला आसमान, आदम्‌, अलैहिस्सलाम 
इस्तिकृबाल़ के लिए तैयार खड़े हैं। दूसरे कदम पर दूसरा 
आसमान यहया -अलैहिस्सलाम और' जुक्रिया अलैहिमस्सलामः 


ITS 


बयानातः मौलाना तारिक जमील: साहब 





इस्तिकबाल के” लिएः:खड़े- हैं, तीसरे “कदम: परः तीसराः: आसमान; 
यूसुफ. अलैहिस्सलाम इस्तिकबाल केंः लिए तैयार -हैं।। चौथे कृदम 7: 
पर चौथे आसमान इदरीस अलैहिस्सलाम इस्तिकृबाल के. लिए 
तैयार हैं, पाँचेंवे कृदमं पर पाँचवा: आसमान,: हारून: अलैहिस्सलाम 
इस्तिक्‌बाल के. लिए, छठे कदम पर छठा .आसमान, मूसा 
अलैहिस्सलाम इस्तिंकुबाल के लिए तैयार हैं, सातवें आसमान पर 
इब्राहीम अलेहिस्सलाम बैठे हुए हैं। यह"इस्तिकंबाल के लिए नहीं 
उठे । यह तो बाप थे, सफेद लम्बी दाढ़ी बैतुलमामूर से टेक लगाकर 
बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अतैहि :वंसल्लम ने फ्रमांयां ये बड़े 
मियाँ कौन है? यह आपके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। _ 
बैतुल्लाह की सीध में सातवें आसमान" पर बैतुलमामूर है फिर आप ' 
उनके करीब हुए तो खड़े हुए मेरा बेटा आजा, मेरा बेटा आजा। | 
पिछले सारों ने €९०८०/ ५८>, े लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने | 
कहा : ईत ५५ ॐ ~क सुब्हानअल्लाह क्या बाप की शान है? 
क्या बेटे की शानं है? फिर सिदरतुल मुन्तहा पर पहुँचे। यहाँ से :. 
आगे: मख्लूक नहीं जा सकती। जिब्राईल ने भी यहाँ माज़रत कर “ 
दी कि मैं आगे नहीं जा सकता तो ऊपर से एक तख्त उतारा उस : 
पर "बिठाया (और अपनी “अम्रे कुन” की:क़ुदरत के साथ तख्त 
को चलाया) आफ: अर्श :को चीरते हुए: आगे चले गए: .अर्श के :.. 
ऊपर सत्तर हजार पर्दे हैं। सत्तर हजार पर्दो. को अल्लाह तआला ने :' 
उठाया अपने सामने बिठाकर फुरमाया : ६.८ > ५५७ ऐ मेरे 
हबीब करीब हो जाओ। जिस रंसूल का इंतना ऊँचा मकाम हो तो * 
उसके तरीके- में कितनी ताकत होगी और जो.उसके तरीके को 
छोड़ेगा कहाँ निजात पाएगा? उसको कौन-सी दुंकानें निजात देंगी”: 


; I763F: बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब: : 





ऐसे ;अजीम: नबी के तरीके छोड़ें दे। ..:-. 


नबी का“दामन पकड़ो' अल्लाह दुनिया में भी 


चमकाएगा और आखिरत में भी 


मेरे भाइयो! लाहौर कां ताजिर हो या न्यूर्याक का ताजिर हो 
या लज़्दन और मासको. का ताजिर हो या सिंगापूर का कारोबारी हो 
या कोरिया का दुकानदार हों उसको निजात हुजरे अकरम. 
सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम के तरीके अपनाने में मिलेगी वरना . 
अल्लाह की .नजर से गिर जाएगा! किसी को माल का मिल जाना 
उसकी बड़ाई की निशानी नहीं है, किसी को ताकत का मिल 
जाना उसकी बड़ाई की निशानी नहीं है। 


अल्लाह ने कैसर व सासान को दो हजार साल हुकूमत दी थी 

जो हज़त' उमर रजियल्लाहु अन्हु के हाथों ख़त्म हुई। यह हुकूमत 
का मिल जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है अल्लाह राजी हो जाए और 
उसके रसूल के तरीके जिन्दगियों में आ जाएं यह कामयाबी की 
दलील है तो सारी. दुनिया के मर्दों और औरतों को कामयाबी. 
चाहिए तो हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में 
आना पड़ेगा। अरब के बुतपरस्त थे जिनको ना खाने को कुछ. 
मिलता था, आपस की लड़ाइयाँ और पस्ती में गिरे हुए थे लेकिन 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ा तो. 
अल्लाह तआला ने दुनिया .में ऐसा चमकाया कि :काएनात उसका | 
नमूना पेश नहीं कर सकती । जिनके जनाजे परं फरिइते. उतारे जा . : 


बयानातः मौलाना :तारिक़् जमील साहब 20 





रहे हों। हजरत साद बिन मआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु का 
इन्तिकाल हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए था 
रसूशुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन फौत हुआ है? जिब्राईल 
फुरमाने लगे आज आर्श इलाही खुशी से झूम रहा है कि आज 
किसी की आमद है। रुह अर्श पर जाकर सज्दा करती है _-+क 
ई०*= > >+ अर्शे रहमान खुशी से झूम रहा है कौन आने वाला 
है? हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया साद 
जख्मी शायद उसी का इन्तिकाल हुआ हो। €, 5 ८ साद 
का क्या हुआ? किसी ने कहा इन्तिकाल कर गए। आपने फुरमाया 
कि जल्दी चलो। आप तेज़ी से जा रहे थे। सहाबा इकराम आपके 
पीछे दौड़ रहे थे। उनकी चादरें-कन्धों से गिर रही थीं, जूतों के 
तस्में टूट रहे थे। उनमें से किसी न कहा या रसूलुल्लाह! ईक 
आपने हमें थका दिया। जरा आहिस्ता तो चलें! आपने फुरमाया 
कि जल्दी चलो कि फरिश्ते हम से पहले साद को उठा न लें और 
गुस्त न करा लें और हम उसके गुस्ल से महरूम हो जाएं। यह 
कल तक, बुतपरस्त थे। -माविया बिन माविया लैसी रज़ियल्लाहु 
अन्हु मदीने में हैं। हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम तबूक 
में हैं। सूरज बड़ा चमकता हुआ निकला । इतने में जिब्राईल 
.अलेहिस्सलाम आए । आपने दर्याफ्त किया आज सूरज में बड़ी 
चमक है क्या बात है? जिब्राईल कहने लगे कि नहीं या 
रसूलुल्लाह! यह सूरज की चमक नहीं है आज आपके सहाबी 
माविया बिन माविया लैसी का इन्तिकाल' हुआ है और उनके 
जनाजे में ऐसे सत्तर हजार फरिश्ते उतरे हुए है. जिन्होंने कभी | 
जमीन पर कदम नहीं रखा और जनाज़ा आपको पढ़ाना है। आप 


' पतन बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहव 
एकता पा 7 म मा उर लाहा उ अ 


ने फरमाया मैं पढ़ाऊं? मैं यहाँ वह मदीने में।.उन्होंने कहा' हुक्म 
यही है और जनाजे को उठाकर सामने रख दिया। जब आंप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसर्लम ने जनाजा पढ़ा दिया तो जिब्राईत्र 
अलैहिस्सलाम ने जनाज़ा उठाकर वापस मदीमे पहुँचा दिया। कल 
बुतों के पुजारी आज' इतने ऊँचे परवाज कर रहे हैं। उमरो बिन 
जमूह रजियल्लाहु अन्हु शुरू में इस्लाम पर दिल नहीं ठुकता था। 
बेटा मुसलमान हो गया। उसने कहा कि मैं अपने बुतों को नहीं 
छोई सकता।. बेटा रात को आया बुतों को उठाकर बाहर कचरे में 
डाल दिया। जब सुबह उठे तो दखा कि खुदा गायब है। इधर 
उधर देखा और तलाश में बाहर निकल गए तो क्या देखते हैं कि 
उनका ख़ुदा तो कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। हाय मेरे ख़ुदा तेरे 
साथ किसने यह सुलूक किया अंगर मुझे पता चल जाए तो उसकी 
गर्दन उड़ा हूँ। उठाकर लाए नहला धुलाकर फिर घर में रखकर 
इबादत शुरू कर दी। अगली रात बेटे ने फिर उठाकर बाहर फेंक 
दिया । सुबह हुई तो ख़ुदा फिर गायब, कई दफा ऐसा हुआ। एक 
दिन कहने लगे हाय मेरे रब! मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तेरा पहस नहीं 
दे सकता लिहाजा तलवार तेर प्रास रख देता हूँ जो आएगा ख़ुद 
ही उसे निमरा लेना, अपनी तलवार अपने खुदा के सामने रख दी 
और ख़ुद जाकर सो गए। सत्तर साल के बूढ़े थे। जब बेटे ने रात 
को आकर देखा तो तलवार साथ ही पड़ी है। फिर वह बाहर 
निकल गया और पूरे मदीने में घूमा, एक मुर्दा कुत्ता पड़ा था। 
उसका जिस्म फरा फूला हुआ धा। उसकी टांगे ऊपर उठ गयीं 
'थीं। उसको उठाकर घर में लाया और उसकी रंगे और बुत की 
दंगे उठाकर बाँधा फिर घाहर फेंक दिया । बाप जब सुबह को उठे 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब मा 





तो ख़ुदा गायब, तलवार पड़ी है। हाय अफसोस! बेड़ा गकं हो 
जाए कौन मेरे खुदा की तौहीन करता है, बाहर फिरते फिरते देखा 
तो कुत्ते के साथ टांगे बन्धी पड़ी है अरे तेरी अकुल पर अफसीस 
हे अगर यह खुदा होता तो कुत्ते के साथ टांगे न बाँधता फिर 
इस्लाम पर दिल जम गया। इस हालत में सत्तर साल गुज़र गए 
और कलिमा पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 
सिर्फ एक साल गुजरा। अब ओहद का मौका आ गया और यह 
एक टांग से माज़ूर हैं और कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा, शहीद हो 
जाऊँगा । बेटों ने मना कर दिया। इस तरह झगड़ा हुआ तो 
मुकदमा मस्जिदे नबवी में हुजूर के सामने पेश हुआ। हुनूरे अकरम 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फुरमाया आप माज़ूर हैं, आप पर 
जिहाद फर्ज महीं है तो कहने लगे कि या रसूलुल्लाह! मेरा दिल 
चाहता है कि मैं इस लंगडे पाँव के साथ जन्नत में चलूं। आपने 
फुरमाया इसको जाने दो, यह शौकीन है। सत्तर साल कुफ्र को 
एक साल नबी की गुलामी ने कहाँ तक पहुँचाया है। ओहद की 
जंग में शहीद हो गए। आपका उनकी लाश पर गुजर हुआ तो 
आपने फरमाया कि मैं इसको जन्नत की जमीन को रौंदते हुए देख 
रहा हूँ लंगड़े पाँव के साथ नहीं बल्कि सही पॉव के साथ | 


आंहजुरत सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम | 
के भाई क्रौन हैं? 


आपने फुरमाया ई! #८० ८०२२५क मेरा दिलत चाहता है कि 
मैं अपने भाईयों का देख लूँ। सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज 


80. | .. बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
किया हम आपके भाई नहीं या रसूलुल्लाह? आपने फुरमाया #५ 


ई #७४०० तुम मेरे सहाबी हो मेरे दोस्त हो। 
yg किलो एड (ओके 
. जब आपके दुनिया से जाने का वक्‍त आया तो एक हफ्ते 
पहले सबको जमा किया! आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
सबको दुआ दीः | 
SS A iy Ab oS pe ct ae alas 
UPC SRT PC I POPC 

इतनी लम्बी दुआएँ उसके बाद फरमायाः- मेरे ज़ाने का वक़्त 
करीब है। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। तुम्हारे बाद जो आएंगे उनको 
भी सलाम करता हूँ! उनके बाद जो आएंगे उनको भी सलाम 
करता हूँ और तुम गवाह रहो कयामत तक जो मेरी उम्मत आएगी 
उन सबको मैं अपना सलाम करता हूँ । 


हम अपने वजूद को अल्लाह और उसके 


. रसूल की मर्जी पर ठालना सीखें 


और यह सीखा हुआ इन्सान है कि मेरी शहवत कहाँ जानी 


. चाहिए और कहाँ रोकनी चाहिए और ब्रेक ठीक हो चुके हैं। पीछे 


से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की तरफ 
से जो हुक्म आ रहा है उसकी वज़ह से जिस्म की हरारत में 
आराम और सकून है। हमारा जिस्म इससे बागी है। बगावत है 
अल्लाह व रसूल के साथ। मेरे भाई इसको सीखना पड़ेगा। उस 
तरफ हमारी हकरत हो जिस तरफ अल्लाह चाहता है और उस 


बयानांतः मौलाना तारिक जमील साहब. I8I 








चीज़ से रुक जाएं जिससे अल्लाह नाराज है। हजरत हमजा जा 
रजियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। जब सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा 
को पता चला तो बड़ी तेज़ी से आयीं। जब आपने देखा कि 
सफिया आ रही हैं तो कहा उसको रोको! यह आपकी फूफी थीं 
कि हमजा रजियल्लाह अन्हु को देखकर कहीं बेकाबू न हो जाएं 

हज़रत जुबैर रजियल्लाहु अन्हु दौड़ कर गए। यह उनके बेटे थे। 
अम्मा रुक जाओ, रुक जाओ। एक मुक्का, मारा तो उड़कर उधर 
जा गिरे। जब. हुजूर की आवाज आई तो एक दम रुक गयीं और 
ब्रेक लगाया और कहा कि हम अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी 
पर राज़ी हैं तो हमारा सिस्टम ख़राब हो चुका है जिस गाड़ी के 
ब्रेक ख़राब हों तो आप उस पर सवार होंगे? चाहे एक करोड़ की 
गाड़ी हो कोई भी सवार न होगा, मेरे दोस्तो! हमारे वजूद की 
गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है फिर इसको लेकर क्यों जाते हो 
दुकान में? बाज़ार में? पहले उसे ठीक कर लो वरना ऐसी टक्कर 
होगी जिससे जहन्नुम के अलावा कोई और ठिकाना नहीं मिलेगा । 
हम इस वजूद को अल्लाह और रसूल की मर्जी पर ढालना सीखें । 


. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 


एक यतीम के साथ शफुकूत करना 
मैं कहता हूँ जहाँ यह लिखा .है वह आप पढ़ते नहीं, जहाँ 
लिखा हुआ. है वहाँ पढ़ो तो सही, कैसे. बच्चों को छोड़कर चले 
जाते थे। जहाँ. लिखा है वहाँ. पढ़ते नहीं। डायजिस्ट में थोड़ी 
मिलेगा, 'राईम न्यूज़ में. थोड़ी मिलेगा। यह सहाबा की :जिन्दगी 


I82 | बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


पढ़ने से पता चलेगा कि कैसे छोड़ छोड़कर चले जाते थे अगर वे 
न छोड़ते आप हम कैसे मुसलमान होते? हज़रत बशीर बिन उकृबा 
` रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे बाप अल्लाह के रास्ते में 
शहीद हो गए और उस चकत यह मासूम बच्चे थे। इनकी माँ 
पहले मर चुकी थीं। मक्का छोड़कर मदीने में आए। अब इस 
मासूम की परवरिश कौन करेगा? और कोई रिश्तेदार नहीं अगर 
इसके बाप अल्लाह के रास्ते में चले जाएं तो इस बच्चे की 
रखवाली कौन करेगा? इस मासूम बच्चे को छोड़कर बाप जा रहा 
है। जब लश्कर वापस आया तो यह बच्चा अपने बाप के 
इस्तिकबाल करने के लिए मदीने से बाहर निकलकर लश्कर के 
रास्ते में जाकर बैठ गया। जब पूरा लश्कर गुज़र गया, उसका बाप 
नजर नहीं आया तो दौड़ा कर हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के 
सामने आकर भरी आँखों से देखते हुए पूछने लगा या रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप कहाँ हैं? उस वक्त सात साल 
के बच्चे थे। 

इुशूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने जवाब न देकर चेहरा-ए- 
अनवर को दूसरी तरफ फेर दिया कि इसको किस तरह बताया 
जाए? इसी तरह चार बार हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम मुँह 
फेरते रहे और यह बच्चा चारों तरफ दौड़ते हुए पूछ रहा है कि या 
रसूलुल्लाह! मेरे बाप कहाँ हैं? मेरे बाप कहाँ हैं? हुजूर सल्लल्लाह 


अलैहि वसल्लम की आँखों में पानी भर आया और चेहरा-ए-अनवर ' 


आँसू छलक पड़े और रोने लगे और बच्चा कहता है कि मैं समझ . 


गया। मैं हुजूर सल्लल्लाह अलैहि चसल्लम की राँगों में चिपट पड़ा _ 


और रोने लगा या रसूलुल्लाह! अब न मेरे बाप रहे और न मेरी 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब ]85 


परास कम >>+++++3+ापर भा ०० गहर८-२ टला उधार ताननातात 
माँ रही, अब मेरा कौन है? तो हुज़ूर सल्लल्त्ाह अलैहि वसल्लम ने 
उनको उठा लिया और कहा कि आज के बाद मैं तेरा बाप हूँ. और 
आएशा तेरी माँ है। हमको इस काम को छोड़े हुए सदियाँ गुज़र 
चुकी हैं इसलिए हम नहीं जानते। जिस काम को छोड़ दिया जाए 
उसका तरीका क्‍या पता चलेगा? एक आदमी नमाज़ ही नहीं 
पढ़ता तो उसको क्या पता है कि सज्दा कैसे करना है, रुकू और 
कृयाम कैसे करमा है, तहारत और वुज़ू क्या होते हैं? जब वह 
मस्जिद में आकर नमाज़ शुरू कर दे तो इन सबका पता चल 
जाएगा। हमें इज्तिमाई तौर पर दीन का काम छोड़े हुए सदियाँ 

गुजर गई हैं। अकेले-अकेले हर दौर में रहा। मुहदरिदसीन के जरिए, 

` मुफ्स्सरीन के जरिए और फूक्हा के जरिए लेकिन हर-हर 

मुसलमान इस काम को लेकर उठे तो इस इज्तिमाई काम को छोड़े 

हुए जमाना गुज़र चुका है इसलिए हमें पता नहीं है कि अल्लाह ने 

कया हुक्म दिया है, दीन फैलाने के लिए। सबसे बंड़ी मौत शहादत 

है अगर बीवी बच्चों के इकू लामी होते तो शहादत बड़ी मौत 

क्यों होती? 


तबलीग करने का फायदा ओर हुजूर सल्लल्लाहु 


अलैहि वसल्लम की जमानत 


इसलिए आप तबलीग के काम को अपना लें तो सारे 
पाकिस्तान में दीन का काम फैल जाएगा और पूरी दुनिया में 
तबलीग-का काम फैल -जाएगा। 


. और हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने जमानत दी है कि 


।84 बयानातः. मौलाना तारिक्र जमील साहब 

989 लि /0.30 
अल्लाह का वायदा है ६५७५५, +८, ५ 4।.. क में -उंसकी जान का 
वारिस और उसके घर का वारिस हूँ। दुनिया में अज़ाब आने नहीं 
दूँगा । अल्लाह से बड़ा देखभाल करने वाला कौन होगा अगर बह 
हमारे घर बार और -दुकानों का वारिस हो जाए .तो हमें क्या 
जरूरत है और इन्तिज़ाम करने की? . : 


_ तबलीग को जिन्दगी का मकसद बनाओ 

तो इसलिए मेरे भाइयो! हम अगर इस मेहनत को करने वाले 
बन जाएंगे और मस्जिदों के खूंटे बन जाएंगे, तबलीग को बयान 
बाजी न बनाओ कि जाकर शदे जुमा में तक्रीर सुनी और वापस 
आ गए बल्कि अपने खाने. और बिस्तर लेकर जाओ, रात को वहीं 
रहो और फुज्र का बयान सुनकर वापस आओ, रात का कृयाम 
बड़ा जरूरी है वरना नीचे की तरफ गिरते चले जाओगे। सुन लो 
फ्रिश्तों का ईमान न बढ़ता है न घटता है, नवियों का ईमान 
रोजाना ऊपर, नबियाँ का ताल्लुक और ईमान रोज़ाना ऊँची उड़ान 
और हमारा ईमान कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है, 
इमानी माहौल में आता है तो ईमान ऊँचा हो जाता है। तुम यहाँ 
तीन घंटे से बैठे हो क्यों नहीं हिल रहे कि ईमान की बात हो रही 
है और ईमान ज्यादा हो रहा है अगर मैं इधर उधर की मारता तो 
आप में से आधे उठकर चले जाते लेकिन मैं अल्लाह और उसके 
रसूल की बात कहता हूँ। ईमान बढ़ रहा है। आप थके हुए हैं 
लेकिन फिर भी बैठे हैं। थह ईमान की तरक्की की निशानी है 
और जब बाजार के माहौल में जाएंगे तो ईमान नीचे जाएगा 
लेकिन अगर आप बार बार निकलते रहेंगे तीन दिन के लिए जा 


बयानातः मौलाना: तारिक़ जमील साहब ॥&5, 





रहे हैं, दस दिन के लिए जा रहे हैं, चार माह के लिए जा. रहे. हैं 
तो ईमान में तररकृकी होगी। अपने मर्कज में जाकर कयाम करोगे। 
यह रात का कृयाम मामूली न समझो | यह शहर वाले जितने हैं थे 
गड़बड़ करते हैं। बयान सुनकर घर वापस- हो जांते हैं। कुछ तो 
इशा की नमाज़ अपनी मस्जिद में पढ़ते हैं। ये मैं आप हज़रात से 
नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये चार महीने और चिल्ले लगाने वालों. से 
कह रहा हूँ। आप हजुरात महसूस न फ्रमाएं। बेशक आप बयान 

सुनकर वापस जाओ कोई बात नहीं। यह तो हम पुराने दोस्तों से 
कह देते हैं क्योंकि उनसे ताल्लुक है। आपको तो हम सलाम 

करेंगे। ये तीन चिल्ले वाले शबे जुमा में रात कृयाम करें वरना 


नीचे को गिरेंगे। इनका ठहरना बहुत ज़रूरी है और रोजाना अपनी 
मस्जिद में जुडो और दावत दो! 


जिसे फिक्र होती है वह मेहनत करता है 


तो मेरे भाईयो! ज़िन्दगी हम ने आपको बता दी है। पता हमें 
भी कोई नहीं. कि इस मंजिल तक पहुँचना है कि नहीं पहुँचना | 
यह तो मौत पर जाकर पता चलेगा लेकिन मेरे भाईयो! अल्लाह 
की जात करीम है जो रास्ते पर चलता है वह मंजिल पर पहुँच 
जाता है जो मंजिल की तरफ चलते हैं उन्हें मंजिल मिला करती है। 
२४.७४ 0-६५ ४४ ००१ हू5 ४७० | 
(dolly i बाजी ३४... ol ४ २०) aki 
जिसे ' फिक्र होती है वह रात को सफर शुरू करता. है। 
मुसाफिर शब से चलत्ता है जिसे दूर जाना होता है वह रात से 


|... 486: बयानातः मौलाना तारिक़ जमील: साहब 








सफर का सामान बाँधत्ता है। 
हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु और 


आखिरत का फिक्र 


मेरे भाईयों! सफर बड़ा लम्बा. है। हजरत अली बिन अब्बि 
तालिब रो रोकर कहते या अल्लाह! सफर बड़ा तम्बा है तोशा मेरे 
पास कोई नहीं हालाकि हज़रत अली से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम नू यूँ फुरमाया ऐ अली! जन्नत में तेरा. घर मेरे घर .के 
सामने होगा | 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 


दीन की ख़ातिर मुसीबतें सहना 


मेरे भाईयो! बताओ भला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
पनाह की जरूरत थी जिसके साथ अल्लाह हो? नहीं दुनिया 
असबाब की जगह है। दुनिया को यह बताना है कि दीन का काम 
मेहनत से होगा वरना मुझे किसी की पनाह की क्या ज़रूरत? बह 
कहने लगा। यहं में वह हदीस के अलफाजे आपको सुना रहा हूँ। 
नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशद (कुक की बात नकल करना कुफ्र नहीं 
है) इब्ने फरास कैशरी ने कहा (नअउज़ुबिल्लाह) इस पूरे बाजार में 
अयर सबसे बदंतरीन कोई चीज है तो यह है और हुनूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से कडा कि चला जा, खड़ा हो जा यहाँ से अगर 
मेरी कौम तुझे यहाँ न बिठाती तो मैं अभी तेरी गर्दन उड़ा देता 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 87 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवान मुबारक से तो एक 
बोल भी नहीं निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर 
उठाई, गमीगीन परेशान उठे और ऊँटनी पर सवार होने लगे और 
ऊँटनी जब खड़ी हुई तो उस ख़वीस ने जो नीचे से नेज़ा मारा 
और ऊँटनी उछली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलट कर 
ज़मीन पर गिरे। फिर भी जवान से वद्दुआ नहीं निकली। लोग 
कहें कि क्यों जलील होते फिरते हो? अरे वह तो ऐसों के सामने 
गिरे लेकिन ज़वान से वद्दुआ नहीं निकलीं) अबू जहल ने मारा 
लेकिन आपकी ज़वाने मुवारक से वदूदुऔँ के बोल नहीं निकले । 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफे 
सहावी रजियल्लाहु अन्हु की जवान से 


एक सहावी _ कैले हैं कि एक नीजवान है बहुत ख़ूबसूस्त, 
लोगों को दावत देरे फिरते हैं। सुबह से चल रहा हे और कलिमे 
की तरफ बुला रहा है। मॅन कहा यह कौन है? उन्होंने कहा कि 
यह करेश का एक नौजवान है जो बे दीन हो गया है। सुबह से 
वह आदमी बात करता है यहाँ तक कि सूरज सिर पर आता है। 
एक आदमी ने उसके मुँह पर थूका और दूसरे ने गिरेवान फाड़ा, 
एक ने सिर पर मिट्टी डाली, एक ने आकर थप्पड़ मारा लेकिन 
नबी की बर्दाश्त को देखो कि जवान से एक बोल वद्दुआ का 
नहीं निकाला, इतने में जैनब रजियल्लाह अन्हा को पता चला तो 
चियाले में पानी लेकर आ रही हैं। जब 


वह जारो कतार रोते हुए ।प | 
आपने बेटी को रोते हुए देखा ती आँखें ज़रा नम हो गयीं कि 


म न्न्+-उदपक अचल 


= — जि 


88 बयानातः मौलाना तारिक. जमील साहब 


हाय! बेटी अपने बाप पर ग़म न कर कि तेरे बाप की अल्लाह 
हिफाज़त कर रहा है, मेरा कलिमा जिन्दा होगा। वह सहाबी कहते 
हैं.(जो बाद में मुसलमान हो गए थे उस वक्त काफिर थे) यह 
लड़की कौन है? कहा यह उसकी बेटी है। 

मेरे भाईयो रेढ़ी वाला आवाज जगा रहा है, पान सिगरेट वाला 
आवाज लगा रहा है। तुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
उम्मती होकर कलिमे की आवाज न लगाओ तो भाई हम क्या 
कहेंगे अगर आप अपनी मस्जिदों में बैठ गए त्तो हम समझेंगे कि 
हमारा आना वसूल हो गया और अगर नहीं तो हम यह समझेंगे 
कि भाई हम से कुसूर हो गया कि हम आपको समझा न सक 


आज रेठ़ी वाला आवाज़ लगा रहा है हम 
दीन की आवाज लगाते हुए शमति हैं 


मेरे दोस्तो! मैं हैरान होता हूँ बाहर सब्जी वाला आवाज लगा 
रहा है। आलू की आवाज़ लम रही है, छोले की आवाज लग रही 
है, प्याज, लहसुन की आवाज़ लग रही है, कहवे और निसवार की 
आवाज़ लग रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
आवाज़ लगाने वाला कोई नहीं। उनका काम हमारी नजरों से 
इतना गिर गया कि लोग कहते हैं कि यह फारिग लोगों का काम 
है, ये बेकार फिरते हैं, पागल लोग हैं, फारिग लोग हैं, घरों से 
निकाले गए हैं, बेकार फिरते हैं। यही नबियों को कहा करते थे। 
जो इस काम को करेगा उसे हौसला रखना पड़ेगा, उसे ये बातें 


` सुननी पडेंगी। 


बयानातः मौलाना तारिक जमील' साहब 





हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि 
अलैहि और. उम्मत की फिक्र. ' 


हज़रत मौलाना इलियास साहब रह० ने जब मेवातियों में' गश्त 
शुरू किया और वे मारते थे, गालियाँ देते थे तो उलमा ने कहा 
कि मौलाना इलियास ने इस इत्म को जलील कर दिया क्योंकि 
काम वजूद में नहीं था। उलमा ने कहा कि यह इलम की जिल्लत 
है। मौलाना इलियास साहब ने कहा हाय! मेरा हबीब तो अबू 
जहल से मार खाता था तो मैं मुसलमानों की मिन्नत करके कैसे 
जलील हो सकता हूँ। मैं तो अल्लाह के कलिमे के लिए जलील 
होकर इज्जत हासिल करना चाहता हूँ कि अल्लाह के कलिमे के 
लिए जिल्लत भी इज्जत है। 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खेमे में गए और उनसे 
दीन की बात की। उन्होंने कहा हमारे सरदार आ जाएं फिर तेरे से 
बात करेंगे। आप इन्तिजार में बैठ गए। इतने में उनका सरदार 
आया, पूछा कौन है? उन्होंने कहा वही कुरेशी नौजवान है जो 
कहता है मैं नबी हूँ और कहता है कि मुझे पनाह दो मैं अल्लाह 
का कलिमा पहुँचाना चाहता हूँ। 


अपने ऐबों को देखो दूसरों के न देखो 


मेरे भाईयो! ताने से बचो, एक दूसरे को ताना मत दो। किसी 
मुसलमान की गीबत मत करो, किसी मुसलमान के ऐब तलाश 
मत करो, किसी मुसलमान के ऐब मत देखो, मुसलमान: के ऐब 


 I90 बयानातिः. मौलाना तारिक्र जमील साहब 





देखना .बर्बादी है। अपने ऐब तलाश, करो कि मैं ख़ुद ही इतना 
बुरा हूँ। अपने अल्लाह व रसूल के हुक्म को साममे रखकर चलो 
अपने बड़ों से जुड़कर चलो, नुक्ताचीनी से बचो, अपनी तबियत 
आजाद न बनाओ, एतिराज़ न करो, किसी की बात रद्द न करो। 
ये बातें वे हैं जो आज उम्मत को बर्बाद कर रही हैं। तन्कीद 
'नुक्ताचीनी), तरदीद (किसी की बात का इन्कार करना), ऐतिराज 
व तन्‍्कीस (कमी निकालना) किताब के मुकाबले में किताब, 
तक्रीर के मुकाबले में तक्रीर ये बातें वे हैं जो दिलों को तोड़ती 
हैं। नहीं भाई आपस में मुहब्बत से चलो, प्यार से चलो, अल्लाह 
तुम्हें रहमत की नज़र से देखेगा और आपस में सलाम को फैलाओ 
“पख्रैर रागले नर” मत कहो, “पख्नैर रागले” को कहीं दफन कर 
दो! संब एक दूसरे कों सलाम करो। अल्लाह ने “पख्नैर रागले” 
नहीं कहा । | 

| CoA SES oe) करा 3 ५३०० ce 

फरिश्ते भी सलाम करते हैं 

| (५ CRESS PI) A apo wb gS pe 

-. ईं(१६८डक ६ Ss OT Ey HANS kd 0 yr Un Se RR 

और अल्लाह का नबी कहता है ई: 8५. ।५०ॐके सलाम 
को फैलाओ । 


हमारी सोच और कोशिश नाकिस है 


मेरे भाइयो और दोस्तो! आजकल दुनिया में हर इन्सान हालात 
का शिकार है:और इन्सान अपनी उलझनों- को- हल करना चाहता 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब I9L 


RR oo MS RR 
है। थोड़ी सी जिन्दगी है और यहः उलझनें भी थोड़ी सी हैं। असल 
उलझंन मौत के बाद शुरू होने वाली है और वह ऐसी ज़िन्दगी है 
जिसका आख़िर अल्लाह नहीं लिखा (४ ०५४+ जन्नत वालों 
के लिए भी, | | 
Mh (३-0७ ६८ DLO ४ ITY RB ० उ डे 
CYT eT acy) ° 

दोजख वालों के लिए भी तो हम बड़े कमजोर हैं। यहाँ पर 
आसानी चाहते हैं आगे भी अल्लाह के अज़ाब से पनाह चाहते हैं। 
दुनिया भी बने और आख़िरत भी, दुनिया बनने का यह मतलब 
नहीं कि हमें कोई बड़ी हुकूमत मिलर जाए या कोई बड़ी दौलत 
मिले, बड़े माल व चीजें मिलें, नहीं बल्कि आफियत की जिन्दगी 
अल्लाह नसीब फरमाए। अभी अल्लाह चाहे तो आफियत मिल 
सकती है अगर अल्लाह ना चाहे तो नहीं हो सकता चाहे सारी 
दुनिया के समझदार जमा हो जाएं और हो रहे हैं। सारी दुनिया के 
कारोबारी लाइन कै माहिर जमा हो रहे हैं, मज्लिसें लगती हैं, 
मशवरे हो रहे हैं, स्कीमें बनाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं ऊपर 
वाला मौके पर फैसला करेगा तो होगा अगर फैसला बदल जाए 
तो कोई करवा नहीं सकता । अब एक तर्तीब हमको चलानी होती 
है कि अपने-अपने मसाइल हल करने के लिए तरह तरह की 
कोशिशें अपनाएं । हमारी कोशिश कमजोर और अधूरी और 
अल्लाह तआला की बताई हुई तदबीर यकीनन हक और सच है 
और अल्लाह तआला का बनाया हुआ निजाम यकीनन नत्तीजा देने 
वाला है। हमारी कोशिशों में इसलिए कमी है कि हमारी अकल में 
कमी है। हम कुछ देर सोच सकते हैं फिर थोड़ी देर बाद: थक 


I बयानातः मौलाना तारिक जमील. साहब 
लालमहमसकासा्टक्मव्य्््यारदसावारकडाामाह्य्याकाालाक््मासासायाकामाारा हसा 


जांते हैं। यह हमारी अक्ल के नाकिस होने की निशानी है'अगर 
गुस्सा ज्यादां चढ़ जाए 'तो हमारी सोच काम करना छोड़ देती है, 
यंह नाकिस होने की. निशानी है; अगर बहुत ज्यादा खुशी हासिल 
हो जाए तो अक्ल काम करना छोड़ देती है यह भी नाकिस होने 
की निशानी. है, कोई सदमा पहुँच जाए या बीमार हो जाएं तो 
सोच काम करना छोड़ देतती है। यह इसके नाकिंस होमे की 
अल़ामत है; सो जाए तो मर जाता है, थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो 
जाए तो बिल्कुल बच्चा हो जाता है। ये सारी हमारी सोच के 
नाकिस होने की निशानियाँ हैं । 

. हम थोड़ी सी सोच के मालिक हैं और उसमें इतने नुकसानात 
और एब हैं तो अब ये सारे समझदार जमा हो जाएं तो भाई 
जितने ज़्यादा नाकिस (अधूरे) जमा होंगे उतना ही नुकसान बढ़ 
जाएगा । जितने माकिस 'अक्ल वाले बढ़ते चले जाएंगे तो दुनिया 
में उतने ही नुकसान बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह तआला मे इस 
नुकसान का अपने फुज़ल से इन्तिजाम फरमाया है कि अपने इल्म 
को अक्ल तक पहुँचाया अपने नबियों के ज़रिए से। 


हमारा भुशाहिदा (तजुर्बा) 


अल्लाह तआला ने कह दिया कि मैं तुम्हारे नुकसानों को पूरा 
कर दूँगा अगर तुम अपनी अक्ल को, समझ को, फिरासत को 
तदबीरों को, तजुर्बों को मेरे ताबे करके चलो, मेरे हुक्म के ताबे 
करके चलो अगर हम अपनी तदबीरों को उसके हुक्म के तावे 
करके चलें तो जाहिर में उसके ख़िलाफ़ होता नजर आता है और 
उसमें. कमियाँ और कोतांहियाँ नज़र आती हैं और अपनी भर्जी पर 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब * 99 








चलें तो काम बनता नज़र आता है। इसकी मिसाल यूँ है.कि एक 
आदमी, एक सौ रुपए देता है सूद पर तो एक सौ बारह नजर 
आते हैं, एक दस रुपए सदका कर देता है तो नब्बे रुपए बाकी 
रह जाते हैं। एक तरफ एक सौ बारह रुपए दूसरी तरफ नब्बे 
रुपए हैं। इसमें हम कहते हैं कि एक सौ बारह ज़्यादा हैं और नव्ये 
थोडें हैं। इसमें सारी इन्सानी दिमागों और अक्लों का इत्तिफाक है 
कि एक सौ बारह ज़्यादा हैं और नव्वे कम हैं लेकिन अल्लाह की 
ख़बर इसके खिलाफ आ रही है ६८७५.०१ ,,.!५/ थ॥ ७०.०, मैं 
सूद को घटाता हूँ और ख्लैरात को बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर 
अल्लाह की ख़बर जाहिर के ख़िलाफ़ है। इन्सानी अक्लों, सोचों, 
तदबीरों, तजुबों के खिलाफ है। एक सौ बारह ज्यादा हैं और नव्वे 
कम हैं लेकिन अल्लाह कहता है ऐसा नहीं है। अब अपनी सोच 
को इसके ताबे करने के लिए अन्दर के ईमान की रौशनी चाहिए। 
जब तक वह रौशनी नहीं जागती तो आदमी को एक सौ बारह 
ज्यादा नज़र आते हैं और नव्ये थोड़े नज़र आते हैं। जब उसके 
ईमान की शमा रौशन हो जाऐ और जल जाए ती नव्ये ज्यादा 
नजर आते हैं और एक सौ बारह कम नज़र आते हैं। वह अल्लाह 
के इलम की तसदीक अपनी अक्ल से ज्यादा करता है, अल्लाह पाक 
की ख़बर की तसदीकु अपनी सोच से ज़्यादा करता है। अल्लाह 
के नबी की ख़बर की तसदीक अपने समझ से ज्यादा करता है। 


एक बदूदू का वाकिया और हजरत हुगैफा 
रजियल्लाहु अन्हु की गवाही 


हुजूरे अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसललम सफर पर तशीफ ले-जा 


व ° ।४/. चिंयानातः मौलाना तारिक जमील सांव तारिक जमील साहब 

रहे हैं; रास्ते में एक .बदूदू से घोड़े का सौदा तय हुआ, | कीमत तय 

हुई । आपने कहा मदीने में जाकर रुपए दूँगा। उसने कहा ठीक है 

आगे चल दिए, पीछे सहांबा आकर मिल गए। अब सहाबा को 
पता नहीं कि हु़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े का 
सौदा कर लिया है। सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम ने देखा घोड़ा खड़ा 
है। उन्होंने कहा हमें घोड़ा खरीदना है। हम तुम्हें इतने रुपए देते 
हैं और ये हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमत से 
ज़्यादा बताई तो अब उस बदवी की नियत बदल गई । उसने कहा 
या रसूलुल्लाह! घोड़ा लेना है तो ले लो वरना इनको बेच देता हूँ। 
हुजूरे अकरम. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुपए 
मदने में देना तय हुआ था। इस बदवी ने कहा कोई मुआहिदा 
नहीं किया है लिहाजा पैसे दे दो वरना में आमे बेच देता. हूँ, 
आपर्क- पास गवाह. कौन है कि मुआहिदा इस तरह हुआ था। 
सहाबा में से: एक सहावी हुमैफा विन साबित रजियल्लाहु अन्हु 
` पीछे से खड़ेः हुए और कहा मैं गवाह हूँ कि सौदा इस तरह तय 
_ हुआ था। हुजूरे अकरम सरलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू 
किस तरह गवाही देता है तू यहाँ था ही नहीं। सहाबी ने कहा या 
रसूलुस्लाह! जब आप आसमान की ख़बरें देते हैं तो उनको संच 
और संही मानते हैं तो आप घोड़े-की ख़बर दें तो हमं :उसको कैसे 
' सच न कहें, यह तो नहीं हो सकता, आपने ऐसे ही किया जो 
` आप कहं रहै हैं चाहे मैं था या नहीं था। हुजूरे अकरंम 'सल्लल्लाह 
ˆ अलैहि वसल्लम- ने.हज़रत हुज़ैफा रजियल्लाह अन्हु की गवाही को 
दो के बारबर करं दिया। सारी दुनिया में उनकी गवाही दो के 


~ ree 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब | ]95 
मी 3 33 न अम्य  _ 332 


तसदीक पर इनाम 


जब अबूबक्र सिदूदीकृ रजियल्लाहु अन्हु को लिखने का हुक्म 
दिया तो जब तक एक आयंत दो आदमियों के पास लिखी नहीं 
होती तो उसको कुरआन में नकल नहीं करते थे, कम से कम वह 
दो आदमियों के पास लिखी हुई होनी चाहिए। कुरआन में सिर्फ 
एक आयत हुजैफा रजियल्लाहु अन्हु के पास लिखी हुई थी और 
क्रिसी के पास लिखी हुई नहीं थी। याद थी लैकिन लिखी सिर्फ 
हुजैफा रजियल्लाहु अन्हु के पास थी। सूरहः तौबा की आख़िरी 
आयतः 

इ ५) A 327 elon yey pS be “a 

यह आयत लिखी हुई सिर्फ हुजैफा रणियल्लाहु अन्हु के पास 
थी याद तो अक्सर सहाबा की थी। अबूबक्र रजियल्लाहु अन्हु 
कुरआन जमा करने में मसरूफं हैं। जब यह आयत लेकर हुजैफा 
रजियल्लाहु अन्हु आए तो अबूबक्र सिदूदीक्‌ ने कहा कि यह 
आयत सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं। कायदे के 
मुताबिक में इसे कुरआन में नक॒ल नहीं कर सकता। हुजैफ़ा 
रज़ियल्लाहु अन्हु ने रमाया आप मुझे जानते नहीं कि मैं कौन 
हूँ? मैं दो के बराबर हूँ। हुशूरे अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम 
ने फरमाया कि हुज्ैफा की गवाही दी के बराबर है फिर यह आयत 


उनसे लेकर कुरआन में लिखी गई। 


एक सहाबी की £हाद में शिरकत 
हजुरत हंजुला की रात की शादी हुई । सुबह उठे सिर में पानी 


क 


[96 ॥ अयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 





डाला है और आवाज़ लगती है कि मुसलमानों की हार हो गई है 
तो नहाए बगैर मैदान की तरफ भाग गए। सिर्फ एक रात की 
शादी थी और अल्लाह के रास्ते में जाकर शहीद हो गए तो उनकी 
लाश हवा में उठ गई। आसमान के बीच फरिश्ते आ गए और 
जन्नत के पानी से गुस्ल दिया। आप सल्लल्लाहु .अलैहि वसल्लम 
ने देखा कि हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्ल दिया जाता है तो 
फिर लाश नीचे आ गई। सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम ने देखा कि 
सिर के ऊपर पानी टफ्क रहा है। बाद में पूछताछ करने पर पता 
चला के जनाबत की हालत में शहीद हुए थे। अल्लाह तआला ने 
फरिश्तों के जारिए .गुस्ल का इन्तिजाम फूरमाया। उनकी बीवी के 
हकों का क्या हुआ। कया. उनके घर उजड़- गए? उनके घर तो 
वीरान हुए और हमारा जहन कहता है कि बीवी बच्चों को छोड़कर 
चले जाना कहाँ .का इस्लाम्‌ है? इससे आप ख़ुद अन्दाज़ा लगाएं 
और फैसला फरमा लें 


` एक सहाबी का वाकिया 


हबीब बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने मुसैलमा बिन कज़्जाब के पास भेजा। मुसैलमा ने 
उनकी बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया कि पहले एक हाथ कारा 
फिर दूसरा हाथ फिर एक पाँव फिर दूसरा पाँव फिर उनकी जवान 
काटी। इस तरह उनके टुकड़े टुकड़े करके सारा गीश्त पोस्त 


उतारकर -अंपने हाथों से उठाया जिस तंरह बकरे के टुकड़े टुकड़े 
कर दिया. जाता है -मुसैलमा ,का दावाः-था और .वह इस सहाबी 


बयानातः मौलाना :त्तारिक जमील साहब I97 . 


आन 
रजियल्लाइु अन्हु से यह बात कहलवाना चाहता था कि तुम मेरी. 
नुबुव्यत. का इकरार करो और वह इन्कार करते रहे यहाँ तक कि 
शहीद हो गए.। जब यह ख़बर उनकी वालिदां उम्मे आमरा को. 
पहुँची कि तेरे बेटे को मुसैलमा ने शहीद कर दिया तो गैरते इमान . 
से भरपूर माँ ने जवाब दिया कि इसी दिन को देखने के लिए मैंने 

उसको दूध पिलाया था। ॒ 


rt A eg np yal lg 
में भी अल्लाह की रहमत से उम्मीद करती हूँ कि मेरे बेटे को 
बजह से मेरी बद्शिश हो जाएगी। हम में से किसी का बेटा 
डाक्टर बन जाए तो कहते हैं कि इसी दिन को देखने के लिए मैंने 
इसकी परवरिश की थी और पाला था। 


हमें अपनी कृद्र व कीमत पहचाननी चाहिए 

मेरे भाईयो! दुनिया और आखिरत की इज्जतें यहाँ छिपी हुई 
हैं। उनकी एक एक सुन्नत सातों आसमान और जमीन से ज्यादा 
कीमती है। जब किसी कपड़े के थान में से या कपड़े में कोई 
धागा निकल जाए तो उसकी कीमत गिर जाती हे, ताजिर भाई 
जानते हैं। सिर्फ एक धागा निकल जाने से कीमत गिर जाती है 
और क्वालिटी बदल जाती है। अब ख़ुद सोचें जो जात इतनी 
ऊँची हो अगर उसकी एक अदा हम से निकल जाए तो हमारी 
कीमत अल्लाह के यहाँ गिरेगी कि नहीं? हमारे ऊपर फणे ऐन है 
कि हम अल्लाह की मानें और अल्लाह के नबी की मानें यह हंमारे ; 
अन्दर पैदा हो जाए और यह सीखने से पैदा होती है। बगैर सीखे ; 


98 ययानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 





हमने अपने वजूद का इस्तेमाल इस तरह नहीं सीखा जिसकी 
डोर अल्लाह और उसके रसूल के हाथ चली जाए। एक आदमी 
` एक आपके साथ लेनदेन कर रहा है और अन्दर से थका हुआ है, 
परेशान है, दिल ही नहीं चाहता बात करने फो मगर फिर खिले 
चेहरे के साथ बात कर रहा है। माल का लालच और उसकी तमा 
उसकी तबियत को तोड़कर आपसे बात करवा रही है और अपनी 
. बात-मनवा रहा है। इसी तरह एक आदमी दुकान पर बैठा हुआ 
है, ऊँघ रहा होता है, आपको देखकर खड़ा हो जाता है। रोटी का 
निवाला चाय की पियाली हाथ में होती है उसे रखकर खड़ा हो 
जाता है। उसके जिस्म पर माले का कष्जा है। इधर आर्डर आता 
है। बही उसी के मुताबिक अपने जिस्म को इस्तेमाल कर रहा 
होता है अगर अल्लाह और उसके रसूल की तरफु से कोई आर्डर 
आ जाए तो उससे हमारे जिस्म में कोई. हलचल पैदा नहीं होती 
क्योंकि हम ने इसको सीखा नहीं है। मिसाल है हम गाड़ी चलाना 
सीख जाते हैं तो चलाने का निज़ाम दिल में आ जाता है। सामने 
कोई रुकावट नज़र आती है तो पाँव अपने आप ब्रेक पर चला 
जाता है अब उसको बताने की जरूरत नहीं होती कि ब्रेक मारो 
आगे रुकावट है। ऐसा कोई नहीं करता क्योंकि हमने वक्त 
लगाकर उसको सीखा है तो पाँव और हाथ आने आप इस्तेमाल 
होते हैं। इसके लिए म कोई उसको बताता है और न ख़ुद अपने 
को तैयार करता है क्योंकि इस निज़ाम को सीखा हुआ है इसलिए 

ˆ हाथ-पाँव अपने आप सही इस्तेमाल होते हैं। 


बयानातः मौलाना .तारिक़ जमील साहब _ [OS 








आँख का गलत इस्तेमाल ईमान ले जाता है 


अब दूसरी तरफ आ जाइए कोई आदमी बाज़ार में जा रहा है. 
सामने लड़की खड़ी है। अब इसकी आँखों को यहाँ ब्रेक लग जाना 
चाहिए, आँख का ब्रेक लग जाए और आँख झुक जाए और रुक 
जाए लेकिन क्योंकि अन्दर का निज़ाम सही नहीं है, क्योंकि इस ' 
पर मेहनत नहीं हुई है अब यहाँ पर आँख के पर्दे को ब्रेक लगना 
चाहिए क्योकि अन्दर का निज़ाम अल्लाह और उसके रसूल के 
हवाले नहीं किया हुआ है, ख़्राहिशों और शैतान के हवाले किया. 
हुआ है इसलिए आँख खुली रहती है। गाड़ी की टक्कर से आख 
को टक्कर ज़्यादा ख़तरनाक हे, गाड़ी की टक्कर जान लेगी और 
आँख को टक्कर ईमान लेगी । यह क्योंकि सीखा हुआ नहीं है इस 
लिए ब्रेक नहीं लगता। हाथ गलत तरफ जा रहा है अगर इस पर. 
अल्लाह और रसूल का कब्जा होता तो अपने आप इसको रोक 
कर पीछे ले जाता। इसी तरह जवान गलत बोलने लगती हैं। 
अल्लाह और रसूल का इसकी जबान प॑र कब्जा होता तो ज़बाम 
पर ब्रेक लगता । ख्वाहिश गलस जगह चलने लगती है अगर 
अल्लाह और रसूल का कब्जा होता तो वहीं रुक जाती। | 


एक बुजुर्ग का एक औरत को | 
तौबा की दावत देना ` 


अरीक इब्मे हुसैन रह० उनकी बुज़ु्गी को बड़ी शोहरत हो 
गई। उनकी बुसुर्गी का चर्चा हुआ। लोग दिल अजीज हुए कुछ 


200 वयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 
न 9 ७ 3 आय मल कप को मय मय 


लोगों ने एक औरत को पकड़ा कि इसको वरगलाओ तो वह 
औरत बड़ी बनाओ सिंगार करके खूब जेब व जीनत के साथ रात 
के अंधेरे और तन्हाई में उनके पास चली गई और उनको दावत 
दी। उन्होंने देखा और कहा बहन आज जिस हुस्न पर तुझे नाज़ 
है। उस दिन को याद कर जिस दिन तेरे खूबसूरत चेहरे को कीड़े 
मकौड़े खा रहो होंगे और तेरी इन आँखों में कीड़े चल रहे होंगे । 
जिससे तू लोगों को गुमराह फरती है और तेरी यै आँखें वहे-वड 
कीड़ों की गिजा वन चुकी होंगी और वह वक़्त जिस दिन क॒व्र तेरे 
जिस्म को एक झटके से रेजा रेजा कर देगी। तेरे जिस्म की 
हड्डियाँ टुकड़े-टुकड़े हो जाएगे । 

जब इन बुजुर्ग हस्ती की बातें सुनी तो बेहोश होकर ऐसी गिरी 
कि तीन दिन सक होश नहीं आया और ऐसी तीबा की कि अपने 
वक्त को सबसे बड़ी ज़ाहेदा आवेदा औरत बनी । 


बनी इस्राइल का एक वाकिआ 


आप सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम ने बनी इस्राइल के आदमी 
का वाकिया सुनाया कि बनी इस्राइल में एक आदमी ने दूसरे 
आदयी से कहा कि मुझे नकद रकम चाहिए और मैं परदेसी हूँ । 
मेरा घर दरिया के पास वस्ती में है। दूसरे आदमी ने कहा इस पर 
गवाह कौन होगा? कर्ज मांगने वाले ने कहा ६0५६०) ५ ४५% 
अल्लाह मेरा गवाह है। उसने कहा कितना चाहिए? कर्ज मांगने 
वाले ने कहा तीन सो। उसको दे दिया और तारीख़ वापसी के 
लिए तय हो गई। जय बह कुर्श वापस करने के लिए आए तो 
दरिया में बहुत ज्यादा चढ़ाव चल रहा था। किश्तियाँ खड़ी हुई हैं 


बंवानातः मौलाना तारिक जेमील साहेब os 





तो यह' आदमी सिर पकड़कर दरिया के किनारे बैठकर फरियाद 
करने लगा या अल्लाह! मैंने आपको गवाह बनाया धा और वकील | 
बनाया था। अब तय शुदा वक्त पर न पहुँचा सका'तो तैरी गवाही 
झूठी साबित होगी। जितना मुझ से हो सका मैंने कर दिया । आप्र 
अपंना काम तो कर देना। एक बड़ा तिनका लकड़ीं का पड़ा हुआ 
था। उसको अन्दर से खोदा और पैसे की थैली उसमें डाली और 
साथ उसमें पर्चा लिख डाला कि दरिया में चढ़ाव की वजह से नहीं 
आ सका! इस लकड़ी में डाल रहा हूँ और जिसको कफील और 
गवाह बनाया था उसको कह रहा हूँ क वह इसको तुझ तक पहुँचा 
दे और लकड़ी को दरिया में डालकर ख़ुद घर चला गया। दूसरी . 
तरफ जिसने कर्ज दिया था किश्ती के इन्तिजार में बैठा हुआ है 
जब कोई किश्ती नहीं आई त्रो कहने लगा कि अल्लाह को गवाह 
बनाया झूठा और वायदा खिलाफ निकला । जब वापस जाने लगा 
तो वह लकड़ी नजर आई तो कहा चलो घर के लिए ईंधन तो 
हाथ आ गया। वह लकड़ी दरिया की मौजों को चीरती हुई उसके 
पास दरिया के किनारे खड़ी हो गई |. यह उठाकर घर लाया फिर 
चीरमे के लिए कुल्हाड़ा लेकर आया। दो तीन बार कुल्हाड़ी लकड़ी 
पर पड़ी तो छन छन करते हुए दरहम बाहर गिर गए और पर्ची 
भी उठाकर पढ़ी और उसके भी बकाया मिल गए | 

कुछ ज़माने के बाद वह आदमी आया और कहने लगा कि मेरे 
साथ यह वाकिया हुआ था और मैंने इस' तरह कर दिया था। अब 
अगर वह रकम न पहुँची हो तो यंह लै: लो तो उसने कहा 
अलूहम्दुलिल्लाह जिसको तुमने वकील बनाया ` और गवाह बनाया 
उसने वह रंकम भी पहुँचा दी और ईंधन भी पहुँचा दिया।. 















202. | वबयानातः मौलाना जमी साहब 
मेरे दोस्तो! हम दीन पर चलें, दीन का काम करें तो अल्लाह 
की कसम अल्लाह का गैबी निज़ाम हिफाजुत करेगा। अंब बताओ 
इस काम के लिए कौन कौन तैयार है? उधार नहीं हमें नकद 
चाडिए। अब फ्रमाएं के कौन कौन चार महीने और चिल्ले के 


लिए नकद तैयार है? 


हमारी पेदाइश का मकसद 


मेरे भाईयो! हमें सारी दुनिया में दीन जिन्दा करना और सारी 
दुनिया के इन्सानों को दीन की तरफ वुलाना और सारी दुनिया के 
इन्सानों पर माल व जान खर्च करके उनको दोजख़ से बचाकर 
जन्नत पर लाना, इसके लिए अल्लाह ने हमें चुना है। यह उम्मत 


इस काम के लिए चुनी हुई है। हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के तुफैल से यह काम मिला है। 


उम्मते मुहम्मदिया की खुसूसियत 


इसी वजह से यह उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाने वाली 
बनेगी ओर हदीस शरीफ में आता है कि जन्नत वालों की एक सौ 
वीस सफें हैं उनमें से अस्सी सफें इस उम्मत की होंगी और 
चालीस सफ बाकी नबियों की उम्मताँ की होंगी । अल्लाह ने हमें 
वह काम दिया है। इस काम को ध्यान में रखते हुए कि दुनिया में 
कैसे हर हर मुसलमान अल्लाह के हुक्मों पर चलने चाला बन 
जाए, राइविन्ड में हर साल इज्तिमा होता है। इस साल भी 6-7-8 
नवम्बर को इज्तिमा होगा। मुख़्लिफ इलाकों से और सारी दुनिया 


बयातातः मौलाना :तारिक्र जमील .साहब  908- 





ते लोग आंते हैं और:फिर जमातें बनः बनकर अल्लाह -के: रास्ते में. 
फिरते हैं और लोगों को इस बात .पर उठाते हैं कि भाई यह 
मेहनत है किं हमारी जिन्दगी अल्लाह के. हुक्मों पर और हुज़ूरे 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों. पर आ -जाए। हम 
भी सीख रहे हैं। आप भी इसके लिए निकलें और अलूहम्दुलिल्लाह 
फिजा. और माहौल में आदमी आता है तो. इन्सानों की जिन्दिगयों 
में पलटा आता है! फिजा हो तो बात सुनने से ज़हन बनता है, 
तबियत असर लेती है लेकिन अमल की ताकत माहौल से पैदा 
होती है। इसलिए सिर्फ इज्तिमा पर जाना ही नहीं बस्कि इस 
इज्तिमा से आगे अल्लाह के रास्ते में निलने के लिए इरादे भी 
करने हैं और जमाते बन बनकर जाएं, जमातों को लेकर जाएं और 
खुद भी अपने इरादे लेकर जाएं कि "या अल्लाह हम जरूर तेरे 
रास्ते में निलळॅंगे। अभी नाम नहीं लिखवाया तो घबराओ नहीं। 
अल्लाह से मांगते रहो 'इन्शाअल्लाह कभी न कभी वकत आएगा 
आप भी वकत लगाने वाले बनेंगे। आप ही में ऐसे लोग वैठे हैं जो 
सारी दुनिया में अल्लाह के दीन को फॅलाने वाले बनेंगे, हिम्मत न 
हारो, हौसला न हारो। 


दीन पर लाने की मेहनत एक अजीम मेहनत हे 


मेरे दोस्तो और भाईयो जब मुस्तहब मिट रहा हो तो तबलीग 
फा काम मुस्तहब होता है अगर सुन्नतें मिट रही हों तो तबलीग 
का काम सुन्नत होता है और अगर वाजिवात मिट रहे हों तो 
तबलीग का काम वाजिब होता है अगर फुराईज़ मिट रहे हों तो. 
तबलीग फुर्ज होती है। बाजार में कितने लोग आते हैं और नमाज़ी 


बः बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
ho 


: कितने'होते हैं? हालाकि हमारे बाजार में झलक हो रही है। ':: : 
E ई. ह) 4 53 Of EP NES rtd i उके | 
ae REC TT SOLE कल) । ॒ 
` ` इधर अल्लाहु अकबर हो उधर दुकानें बन्द होना शुरू हो जाएं, 
किया हुआ भाई तों आवाज आए कि बड़े ने बुलाया जिसने दुकान 
दी है' उसी ने बुलाया जिसने रिजक दिया उसने कहा आ जाओ 
मेरा शुक्र अंदा करो, मेरे शुक्र के. लिए मस्जिद में आजा। ये 
मुसलमानों के बाजार हैं। इसमें अजान के साथ ही यह आवाज 
आती हो कि चलो अल्लाह की तरफ चलो अल्लाह की तरफ। 
सारे कारोबार, जिन्दगी थम जाती कि अल्लाह अकबर की पुकार 
-आ गई। | 
- कितने हमारे भाई ऐसे हैं जिनको एक हफ्ते में एक सज्दा 
नसीब नहीं सिवाए जुमा के और कितने ऐसे हैं जिनको जुमा भी 
नसीब नहीं सिवाए ईद के और कितने ऐसे होंगे जिनको ईद की 
नमाज़ भी नसीब नहीं। 
फैसलाबाद में गश्त करके हम दो आदमियों को मस्जिद में 
लाऐ हमारी जमात से बड़े मुतास्सिर हए और कहने लगे कि हम 
जिन्दगी में पहली बार मस्जिद में आए हैं। हमने कहा इस मस्जिद 
में पहली दफा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मस्जिद में ही पहली दफा 
आए हैं। हमने कहा पहले कभी नहीं पढ़ी है! उन्होंने कहा नहीं 
पढ़ी है। चालीस साल के बीच की उम्र धी। हमने कहा जुमा की 
नमाज और ईद की नमाज? उन्होंने कहा कि हमने न जुमा की न 
ईद की नमाज़ पढ़ी । 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 405 


इससे ज़्यादा अजीब बात एक दिन बैतुल्लाह से बाहर निकला, 
सामने सड़क पार की, सामने टैक्सी थी। उससे कहा फुलाँ जगह 
जाना है। जब उसके साथ बैठा तो वह हर सामने से गुज़रने वाले 
को गालियाँ दे रहा था तो मैंने सोचा इसको दावत देनी चाहिए। 
जब दावत देना शुरू की तो उसने कहा कि मैने दस साल से 
बैतुल्लाह नहीं देखा तेरी क्या सुरँ । 


बैतुज्लाह से सड़क पार करके टैक्सी स्टैंड है बीच में एक 
फलांग का फासला है। उसका दिल सख्त हों चुका है कि जिस 
बैतुल्लाह को देखने के लिए सात बरै आऑजमों के लोग खिंच-खिंच 
के आते हैं वह दस साल से बैतुर्लाह की जियारत नहीं करता । 
उसको बातें सुनकर मेरा चेहरा बदला तो उसने कहा परेशान क्यों 
होते हो मेरे जैसे यहीं पर सैकड़ों हैं। मेरे भाइयों दीन इस्लाम की 
कृदर करो। शीशे में थोड़ा सा दाग पड़ जाए तो नौकर से कहते हैं 
कि शीशे को साफ करो। दिल पर कितने बड़े-बड़े दाग पड़े हुए हैं 
उनको साफ नहीं करना है। कपड़ा मैला हो जाए तो उतारकर 
फेंक देते हैं और दिल को इतना गन्दा किया हुआ है कि इसमें 
गंदगियों की गरर हे। दिल तो अल्लाह के लिए था। ५% 
६४. „3५५८०३४ न मैं आसमान पर आता हूँ और न ज़मीन 
पर बल्कि मैं अपने बन्दे के दिल में आता हूँ। मुसलगान का दिल 
अल्लाह का अर्श है जिसमें अल्लाह मुहव्यत को उत्तारता है अगर 
हम अपने लिए गन्दा कपड़ा पसन्द नहीं करते तो अल्लाह के लिए 
गन्दा दिल क्यों पसन्द किया. हुआ है? अपने दिल को बदलना 


होगा मेरे भाईयो ! 
नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी दुनिया के प" 


206 | बयानातः मौलाना तारिक जमीलं-साइब' 








अल्लाह और रसूल 'का- पैगाम. लेकर जाना हमारी जिम्मेदारी है। 
सबसे पहले दीने इस्लाम की मेहनत ताजिरों ने को। सबसे पहला 
मुसलमान मक्का का बड़ा ताजिर है रेशम का कारोबार करने 
वाला है और सबसे पहले -कलिमा पढ़ने वाला और उससे भी 
कलिमा पढ़ने वाली हज़रत ख़दीजातुल-कुबरा रजियल्लाह अन्हा न्हा है। 
वह मक्का की सबसे बड़ी ताजिर हैं। : | 


इस्लाम को उरूज (तरक्की) और जवाल 
(गिरावट) दो तब्कों से मिला. 
सबसे पहले इस्लाम को ताजिरों से सहारा मिला ह ओर अब 
ताजिर ही इसको तोड़ रहे हैं। दो तब्वें इस्लाम को आवाद और 
बबांद करते हैं। एक ताजिर;दूसरा जमींदार। चे दोनों मिलकर ही 
इस्लाम का तागीर करते हैं। में अपनी तरफ से नहीं हदीस से कह | 


ही हु! ० ०७% यहाँ पर ताजिर आ गया +=) +% 
ई ५५५ यहाँ जमींदार | 


FER MSF ah ls FIFE Fe Fn wl. RRC 


आप सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम परेशान होकर हजरत. खदीजा 
रजियल्लाहु अन्हा के पास आते हैं कि ऐ ख़दीजा! मेरा विस्तर 
उठा दे मेरी राहत और आराम के दिन ख़तम हो गए। खदीजा 
रजियल्लाइु अन्हा ने पूछा कि क्या हुंआ?, (आपने फर्माया) मेरे 
रब ने मुझ से कहा है अपनी कौम को इराओ 
sib Eis 5४ Ly} Fn ei 


Ger eer yyy, 


बंयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 








अभी तक छिपकर दावत दी जा रही थी अब खुलकर कौम 
को दावत देने का वकत आ गया कि क्‍या करूं तीन सौ साठ 
(खुदाओं) को मानने वालों को कैसे दावत दूँ कि एक की मानो। 
दिल टूटा हुआ है परेशान और ग॒मगीन हैं तो उस वकत हज़रत 
ख़दीजा. रजियल्लाहु अन्हा ने कहा या रसूलुल्लाह! +०५५१ ८-े 
ई. ५. ¬ ५ आप सबसे पहले दावत देने वाले हैं और में सवसे 
पहले कलिमा पढ़ने वाली हूँ। सबसे पहले एक ख़ातून ताजिर से 
इस्लाम को इज्जत दी गई उसके बाद मक्का के बड़े ताजिर मर्द से 
इस्लाम को इज्जत मिल गई। चारों खुलफ़ाए राशिदीन ताजिर हैं 
और अशरा मुबश्शरा सबके सब त्राजिर हैं। आप सल्लल्लाहु 
अलेहि वसल्लम ने एक ही महफिल में बशारत दी । | 

Sl hen (के ०५४० ah ae nh Sup 
ah Rh aera yl} hres ७८० ried 
nr || Us Arne री rE] Uke rl poy 

ये दस अशरा मुबश्शरा कहलाते हैं। इनको एक ही महफिल में 
जन्नत को बशारत सुनाई गई। ये दस के दस ताजिर हैं। (यह 
इस्लाम के दस सुतून थे। अब्ुुर्रहमान बिन औफु रजियल्लाहु अन्हु 
की तिजारत सारे पाकिस्तान वाले मिलकर नहीं कर सकते। जब 
उनका इन्तिकाल हुआ तो तीन अरब दस करोड़ बीस लाख दीनार 
तरका छोड़ा है। दीनार कागज़ी नोट नहीं सोने के सिक्के हैं। आज 
के हिसाब से जरब व तकसीम करो। एक हजार घोड़े, दस हज़ार 
बकरियाँ, एक रा [र ऊँट फिर सोने की ईटें। जब उनको औलाद 
कार काटकर र नसीम करने लगी तो काटते-कारते आरियाँ टूट 
गयीं और ये इन ऊपर के ट्रस सहाबा में से हैं। 


908 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 





मुसलमान मुसलमान बनकर जिन्दगी गुजारे 


हम कहते हैं कि आप भी इस्लाम के सुतून बन जाएं, ताजिर 
बनकर न चलें बल्कि मुसलमान ताजिर बन कर चलें, ज़मींदार 
बनकर न चलें बल्कि मसुलमान ज॒मींदार बनकर चलें, हाकिम 
बनकर न चलें बल्कि मुसलमान हाकिम बनकर चलें, प्रोफेसर 
बनकर न चलें बल्कि मुसलमान प्रोफेसर बनकर चलें। जिनके 
अन्दर दद व गम होते हैं। एक यह मैं ख़ुद भी दीन पर चलूँ दूसरों 
को भी दीन पर चलने की, दीन को फैलाने की दावत दूँ। यह मेरी 
जरूरत है, जरूरत से बढ़कर मकसद है। हेम कोई तहरीक नहीं 
चला रहे हैं या कोई जमात नहीं बना रहें है। बल्कि हम कहते हैं 
कि. हर मुसलमान कलिमा पढ़ने के नाते इस्लाम पर चलने का 
पाबन्द है और ६... .५-५ मेरे बाद कोई नबी नहीं इस अकीदे 
को वजह से इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने का पाबन्द है और 
यह आगे पहुँचाना अल्लाह ने हमारे जिम्मे किया है, बाल बच्चों के 
हक्‌ अल्लाह ने बताए, माँ-बाप के हक अल्लाह ने बताए हैं, घर 
उसके मसाइल अल्लाह ने बताए हैं, हलाल कमाई के लिए अल्लाह 
ने कहा है और उसी अल्लाह ने कहा है कि मेरे दीन को दूसरों 
तक पहुँचाओ और उसमें कुर्बानी से हिचकिचाओ नहीं। यह हक 
मारना नहीं है कि बीवी बच्चे छोड़कर कहाँ जाएं? 


तबलीग हर वकत और हर मौसम में करनी है 


. ओर यह तबल्लीग का काम है और अब नबी कोई नहीं 
आएगा, इसको पहुँचाना सीखिए। गर्मी हो सर्दी हो हम आ रहे हैं 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहवं EN 
प V8 
ब्रेक की पुंकार पर, हम जा रहे हैं। जब किसी मस्जिद में बेचारा 
मौलवी नमाज को देर से आता है तो सारी मस्जिद'में नमाज़ियों ने 
शोर मचाया होता है। पाँच मिनट की देर बर्दाशत नहीं है.औ यही 
नमाजी साहब किसी बड़े. से मिलने जाते हैं तो एक घन्टा बाहर 
बैठा हुआ होता है कि अभी मुलाकात का वकत नहीं मिला। गाड़ी 
के इन्तिजार में पीन घन्टा स्टेशन पर बैठे हुए हैं लेकिन हमने 
जिस्म को इस तरफ का पाबन्द बनाया हुआ है और इस तरफ कां 
पाबन्द नहीं बनाया है। 

€or) ८३ ७०+ अल्लाह कहता है मेरे घर जमीन में 
मरिजदें हैं €). जो मेरे घर में आता है गोया मेरी 
जियारत करता है ६.० # ८) ५६०८०५ ५५० खुशखबरी सुना दो 
जो मेरे घर में आए मेरी जियारत करता है। 

ई) +०४३0, ०१ ७४ ७-३ मेरे ऊपर वाजिब है कि मस्जिद 
में आने वाले की जियारत करूँ अगर जिस्म का निजाम इस तरफ 
चला हुआ तो जितनी देर मस्दिज मे गुजर जाए तो कोई परवाह न 
होगी । अदालत क्रे सहन में तीन-तीन घन्टे बैठना गवास है। हम 
च्युंट में थे दिसम्बर का महीना था। तेज़ बारिश और तेज हवाएं 
चल रही थीं। सदी सख्त थी, हम। गश्त करते-करते एक दुकानदार 
से मिले तो कहने लगे मौलवी साहब इस वक्त क्या कर रहे हो? 
जाओ मस्जिद में बैठ जाओ। (हम ने कहा) मस्जिद में कौन सा 

- हीटर लगा हुआ है? वहाँ भी सर्दी है यहाँ भी सर्दी है। तुम यहाँ 
क्या कर रहे हो? जाओ घर में जाकर बीवी के साथ बैठ जाँओ 
और चाय पियो, मज़े उड़ाओ। उसने कहा हमारी मजबूरी है कि 
दुकान खोलना है चाहे कोई आए या न आए। हमने कहा हमारी 


® 


श0 | ` बयानातः. मौलाना तारिक्र जमील साहब 
नम 3 “5-5 -> चोर आजतक. 


भी मजबूरी है. चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ हो, भाप हो 
अल्लाह की आवाज लगानी है। 


''' ' तबलीग इस उम्मत के जिम्मे है ` 


हमारे अन्दर वह निज़ाम फेल हो चुका है जिसमें चैन व सकून 
के साथ अल्लह के अग्न लगे हुए हों। इसको हम ने सीखा हुआ 
नहीं । सीखने के लिए कहते हैं कि जाओ भाई अल्लाह के रास्ते में 
धूमो और फिरो ६५.८५५५) मेरे बाद कोई नबी नहीं ५५५८५ ५ 
'' €. मेरी उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं । 
Morb beg rs has (५. 2 «४ ay kts 
Up 3Op ४४० ०.४ beds Si] Yas ls 
oe U3 8H VU oh ८००३ Wo ४५६४ ४) 
हमारी मिसाल उस आदमी की सी है जिसने ख़ूबसूरत घर 
बनाया लेकिन उसमें एक पत्थर नहीं लगाया सारे लोग कहते हैं 
कि धर तो बहुत ख़ूबसूरत है अगर एक पत्थर और लग जाता तो 
कामिल हो जाता। आपने फरमाया वह घर और वह महल नुबुख्यत 
का महल है और वह पत्थर मैं हूँ। मेरे अलावा नुबुखत का घर 
अधूस है, नाकिस है। मेरे बाद कोई नबी नहीं तुम्हारे बाद कोई 
उम्मत नहीं। पहले नबी आकर लोगों को दीन -बताते थे, समझाते 
थे, सिखाते थे और अब कौन करेगा और यह ज़िम्मेदारी कीन 
लेगा? 
इसलिए फुरमाया ६५५८४ ५८८. ६.4 अब मेरी उम्मत यह 
काम. करेंगी जो: मौजूद नहीं हैं उन तक -मेरे हुकमों को पहुँचाएगी.। 


20] ' 


बयानातः मौलाना तारिक्र .जमीले साहब: 





लाहौर वाले, पिन्डी. वाले, कराची वाले, पूरे आलम-के मुसलमान 
मेरे पैगाम को गैरों तक पहुँचाएंगे। यह काम नबी ने हमारे जिम्मे 
लगाया है। तबलीगी जमात ने नहीं लगाया, यह कोई नस्ली काम 
नहीं कि फलां कबीले वाले करेंगे। _ . '. | 


| हमारी हालत 

सदियाँ गुज़र गयीं कि उम्मत ने सिवाए कारोबार के और कोई 
मशगला ही न समझा। मेरे भाईयो! यह निकलकर समझने की 
चीज़ है कि सारी .दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुँचे, सारे जहाँ में 
हिदायत फैले, सारी दुनिया दीन की तरफ आए। यह आपके ज़िम्मे 
है, मुसलमान ताजिर बनकर, मुबल्लिग ताजिर बनकर दुनिया में 
अल्लाह का पैगाम पहुँचाओ, हर आने वाले को दावत दो और हर 
जाने वाले की भी दाबत दो। आप हैरान होंगे कि अल्लाह ने 
ताजिरों में सलाहियत रखी है। अशरा मुबश्शरा ताजिर थे, अन्सार 
जमींदार थे, जमींदार में कुर्बानी के लिहाज से ज्यादा ताकत होती 
है, तदबीर और तंजीम में ताजिर आगे होता है! | 


इस्लाम पर मुश्किल वक्त - 


एक जमाना ऐसा आया है इस्लाम पर कि ऐसा लगतां था कि 
अब इस्लाम जड़ से मिट जाएगा। यह छ सौ दस हिजरी की बात 
है जब बगदाद की ईट से इंट बज गई और हलाकू खां ने सारे 
बगदाद को तहस नहस कर दिया! वह अजब बनके और कहर 


बनकर जाहिर हुआ और सनू 696 हिरी में यह खुद हलाक हो 


श्‌ ` बयानातः मौलाना तारिक जमील साहेब 


गयां। उस वकृतं यहं नजर आता था कि अब तीन चार दिन बाकी 
हैं थोड़ी देर घाद इंस्लाम जड़ से “मिंट जाएंगां। के 
` तुर्कमानिस्तान॑ के ताजिर या मिश्र के ताजिरों ने तातारियीं में 
काम शुरू किया। उस वक़्त तातारी इतनी बड़ी ताकत बन चुके 
थे कि कोई दुनिया की ताकत उनको नीचे नहीं कर सकती थी 
और मशहूर हो गया था कि कोई कहता कि तातारियों को हार हो 
गई तो कहा जाता था कि तुम झूठ बोलते हो। 
चंगेज ख़ां के चार बेटे थे: 
१. जोज़ी बड़ा बेटा. था। 
2. बगदाई 
8. चुगताई ` 
4, तुलोई 
सबसे बड़े बेटे को उसने रूस की सलतनत ठी थी। बगदाई 
को अपना कैपिटल दिया था। चुगताई को कराकक का कोई 
इलाका दिया था और तुलोई को उसने तुकमानिस्तान का इलाका 
दिया था और यह हलाकू तुलोई का बेटा था। बड़ा बेटा जोजी शा 
उसका पोता पर्तगा था। तुर्कमानिस्तान के ताजिर या मिस्र के 
ताजिर पर्तगा पर मेहनत करके इस्लाम में लाए। कुछ लोग जोर दे 
` रहे- थे कि त्रातार बुधमत में दाखिल" हो जाएं। दूसरे इसाई इतने 
छा चुके थे कि हलाकू ख़ां की बीवी वक़ूज़ा इसाई थी और उसका 
सिपहसालार कृदूबगा इसाई था । eo ॒ 
5 और करीब था कि सारे 'तातार में इसाई. मजहब:फैल जाता | 
उसकी ब्रीवी-के साथ पहियों वाला गिरजा था। इसलिए: हलाकू-ख़ां 


बयानातः मौलाना तारिक, जमील. साहब 23. 
मक्या 


ने बीवी और सिपहसालार की व्रज़ह से मुसलमानों पर ज़्यादा जुल्म 
किया। कुछ ताजिरों के. दिल' में ख्याल आया के सौदा-बाद में बेच 
देंगे पहले इस्लाम को फैला दें। यही बात आज के ताजिरों कह दें. 
कि पहले इस्लाम फैला दें सौदा बाद में करेंगे। इसके बाद जितना 
इस्लाम फैला है यह सारा उन ताजिरों के खाते में जा रहा है। 
जिन्होंने तातार को मुसलमान किया। पुर्तगाः ख़ां मुसलमान हो 
गया। अपने इस्लाम लाने के बाद इतने जोर से दावत का काम 
चलाया कि पूरे रूस की तातार कौम मुसलमान होती चली गई । 

कुछ दिन पहले रूस के एक तातारी यूसुफ खां से मुलाकात हुई तो 
मैंने उससे कहा कि तेरे दादा ने हम को मारा है कुसल किया है। 

ुर्कमानिस्तान की सारी कौम इस्लाम के साए-ए-रहमत में आ गए 

थोड़े से त्ताजिरों की बरकत से । | 


हमारे मकसद ही बदल गए 


मेरे भाईयो और दोस्तो! इस्लाम फैलाना और उस पर चलना 
भी हमारे जिम्मे है। इसको सीखने के लिए हमें घरों से निकलना 
पड़ता है और उस जमाने में मॉ-बाप ने हक माफ कर दिए थे कि 
जाओ दुनिया में अल्लाह का पैग़ाम पहुँचाओ। जन्नत में साथ 
रहेंगे। दुनिया रहने की जगह थोड़ी है। यहाँ पर आख़िरकार जुदाई 
है, कितना जिन्दा रहें आख़िर मरेंगे। _ 
| €. Re RET, 5 | LG 
हम में से कौन ऐसे. हैं जिन्होंने अपने बच्चों. को तैयार कर 
दिया कि जाओ. दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुँचाओ। हम 


श ` . बयानातः मौलाना तारिक `जमीलं साहब | 





तैयारी कर रहेः हैं डाक्टर बंन जाओ, इन्जीनियर बन जाओ और 
ताजिर बंन॑ जाओ, कारोबार संभाल लो और वें तैयार कर रहे थे 
कि जाओ दुनिया में अल्लंहं का दीन पहुँचाओं, 'ख़ुदा का पैगांम 
पुहंचाओं 


ताजिर अपने मकसद को जानें 


तो ताजिर बिरादरी तंजीम चलाना जानते हैं अगर आप हजरात | 
दीन के काम को भी अपना समझें तों अल्लाह तआला और भी 
ज्यादा देगा और दुकानों की भी हिफाजत फरमाएगा और साथ 
साथ इस्लाम भी फैल जाएगा । इंसको तंबलीग में निकलकर सीखो 
अल्लाह ने इस काम को दुनिया में जिन्दा कर दिया है। ” 

हजरत मुजद्द अलफेसानी रह० ने लिखा है कि अगर किसी 
काम को उठाना है तो लाहौर से उसकी शुरूआत करो। चाहे खैर 
काहोयाशरका। ..  . 


| र I my जज eS rh 

जो -शर में आगे होता है वह दीन में भी आगे होता है। मुझे 
ख़्याल आया कि अल्लाह की दावत का काम मकर्ज निजामुद्दीन 
है और:मुजद्िद अलफेसानी रह० के ज़माने में पूरा बरें सगीर एक 
ही था। शेरशाह सूरी कहा करता था कि मेरे जहन -में है कि मैं 
लाहौर शहर को हटा दूँ और जड़ से मिटा :दूँ।.-वह लाहौर की 

काबलियत को समझता था। उसकी तीन ख़वाहिशें थीं। एक 
लाहौर को ख़तूम करना, दूसरे इब्राहीम लोदी के मज़ार को बनाना 
` तीसरे एंक बहरी बेड़ा तैयार करना। छ: साल की हुकूमत के बाद 
अल्लाह ने उसको उठा लिया। यहूदी भी इस जगह की अहमियत 


_ 
t 


बयानातः मौलाना तारिक जभील सांब | 25 
की समझते थे। 


अल्लाह का अज़ाब बहुत दर्दनाक है 


मेरे भाईयो! हम अपनी सोच और अपनी अकल हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि .चसल्लम की ख़बर से हटाकर इस्तेमाल कर रहे 
हैं। इसलिए दुनिया भी ख़राब हो रही है और आख़िरत भी ख़राब 
हो रही है। ६४०५ ५७४ ७०७-४५५ मैं दुनिया में थोड़ा अज़ाब 
देता हूँ €$ ८०१४ ५३ बड़ा अजाब नहीं देता ६०४४९ ७६.०१% 
ताकि यह तौबा कर लें। 

ए CNRS) ihe 5 VY iad 
आख्िरत का अजाब बहुत ख़तरनाक और दर्दनाक है। 


मेरे भाईयो और दोस्तो! बात दरअसल करने को इस वक्त यह 
है कि हम सब के सब अल्लाह की तरफ पलटें। सारी दुनिया और 
आसमान की हुकूमत अल्लाह के हाथ में है। उसका शरीक कोई 
नहीं। मूसा अजैहिस्सलाम से बनी इस्राइल कहने लगे तेरा रब 
सोता है? मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। अल्लाह 
तआला ने फरमाया ठहरो मैं इनको समझाता हूँ। तुम रात को 
पियाला लेकर खड़े हो जाओ। वे प्याला लेकर खड़े हुए जब आधी 
रात हो गई तो उनको ऊँघ आने लगी, अरे पियाला टूट जाएगा 
सोते हो? जब रात का आंख़िरी वकत आया तो सो गए और 
पियाले गिर कर टूट गए तो अल्लाह तआंला ने फ्रमाया तेरा रब 
रात या दिन किसी वकत सो जाए ती आसमान व ज़मीन व सूरज 
और चाँद के पियाले गिरकर टूट जाएंगे ओर तबाह हो जाएंगे। 


96. . बयानातः मौलाना तारिक! जमील साहब 





जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना है 
` अपने नबी सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम से फ्रमाता है 
ues ll le 
ONES PUT gd Se (२२१ कर्क. 

आख़िरत में जहन्नुम काफिरों का ठिकाना होगा। यह. बहुत ही 
बुरा ठिकाना है ई +१ ८५०७ ०७ ५० ४७क उनके ऊँपर आग के पर्द 
होंगे ६-७ .७०००-)> नीचे आग के पर्दे होंगे और आग के बड़े 
बड़े सन्दूक बनाए जाएंगे फिर काफ्रों को उन सन्दूकों में रखा 
जाएगा! फिर उनके जिस्म में जितनी रें हैं हर एक रंग में कील 
गाडे जाएंगे 'फिर एक और आग के ताबूत मे उस सन्दूक को 
डाला जाएगा फिर उसके बाद .उनको जहन्नुम की दीवारों में 
जहन्नुम के पहाड़ों में, जहन्नुम की वादियों में गाझा ज़ाएगा जिस 
तरह हम कील दीवार में ठूंसते हैं। हमेशा हमेशा की बर्बादी उनके 
लिए मुकृदूदर कर दी गई और काफिर के लिए भी. यह कायदा 
बयान किया.गया है - ई$५-०) ८० «० ०-७-००० ०-४ ५»।» उनके पास 
नबी: आता है दावत देता है उनको समझाता है जब नहीं मानता, 
ठुकरा देता है तब जाकर अल्लाह की पकड़ आती .है। जब -वह 
नबी की बात मान लें तो अल्लाह मेहरबान होता.हे कामयाब -कर 
देता है। जब ;न मानें तो अज़ाब देता है।. -... + दू ब 


जन्नत में दीदारे इलाही की मुद्दतं 


हमेशा हमेशा की. जिन्दगी । इमाम..गजाली जाली रह० की एक 


बयात्ातः ,मौलाना-तारिक़ .जमील- साहब । 27. 


रिवायत (मुझे. इसकी सनद.,का. इतना. पक्का -पता -नहीं: है)-कि 
अल्लाह रब्बुलइज्जत का पहला -दीदार .होगा। आठःलाख. बरस: तक: 
हीता रहेया । देख रहे हैं अपने रब. को देख रहे हैं |.अरे महबूबा के 
पास बैठा रहे रातें गुजरती है पता नहीं चलता तो -वह :तो. मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है। हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम | का रब, हजरत .गूसा [ क्का रब, ॒ ख़लील का रब, 
हजरत यूसुफ का रब. जिसे देखकर औरतों ने फल कारने के 
बजाए ई: ८०-५ हाथ काट दिए वह रब कैसे हुस्न व जमाल 
वाला होगा कभी इसको .भी तो. सोचा करो। भाई सारी ज़िन्दगी 
दुकानों की ही दे दी। कहते हैं है कमाना फर्ज है, कमाना फर्ज है 
अरे उस रब का पड़ौस लेना इससे भी बड़ा फर्ज है। अल्लाह 
अपना दीदार करा कर हँसता हुआ सामने आएगा और कहेगा 
बता तेरा क्या हाल है? सोचो तो सही उसमें क्या लज्जत होगी । 
जिस बाबे इश्क से वास्ता पड़ा हो उसे ख़बर होगी। भाई हमें तो 
पता नहीं है बस हदीस में पढ़ा इसलिए आपको सुना देते हैं। क्या 
वहः मन्जर होगा जब अल्लाह तआला तुम्हें अपना दीदार -करा रहा 
होगा और जन्नत: की हूरें नगामें गा रही होंगी और तबारक व 
त॒आला फरमाएंगे कि ऐसा नगमा कभी समु है? कहेंगे कि कभी 
नहीं सुना। फिर अल्लाह तआलो फरमाएंगे कि ऐ दाऊद तू सुना । 
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सुनाएंगे फिर अल्लाह तआला कहेंगे 
बताओ ऐसा कभी सुना, कहेंगे कभी नही सुना फिर कहेंगे ऐ मेरे 
हबीब सल्लल्लाहु .अलैहि वसल्लम अब तू सुना । फिर हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहः का कलामः सुनाएंगे | फिर 
अल्लाह तआला फरमाएंगे कभी एसा सुना? कहेंगे कभी--नही -सुना 


28. बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 
मर्याया 


होगा। फिर अल्लाह तआंला जन्नतियों को अपना कलाम सुनाएंगे 
तो जन्नती मदहोश हो जाएंगे। इस कलाम को सुनने में ऐसी 
लज्जत होगी जिसे कोई बयान नहीं कर सकता! सुनाएगा अपनी 
जबान से सुनाएगा । 

मेरे भाईयो! उस जिन्दगी की आज कोई दौड़ ही नहीं लगाता 
तो भाई यह मेहनत का मैदान है। हम आपको देकर जा रहे हैं। 
हमने एक महीना यहाँ पर काम किया, आप हज़रात के सामने 
जैसा चाहिए था, जैसे कहने का हक था वह हम से अदा नहीं हो 
सका, जो कर सकते धे वह तो नहीं किया लेकिन शायद अल्लाह 


तआला आप हजरत के इखलास की बरकत से हमें भी कबूल 
फरमा ले। 


अरब नौजवान का अजीब वाकिया 


एक अरब जदूदा (सऊदी अरब) से आया था। बहुत बड़ा 
आलिंम था। कहने लमा जानते हो मैं क्यों आया हूँ? मैंने कहा 
फरमाइए। कहने लगा मैं जदूदा में हूँ और हमारे नौजवान सऊदी 
लड़के अमरीका पढ़ने के लिए जाते थे लेकिन साथ मे उनके बड़े 
गन्दे इरादे होते थे और पता नहीं क्या शराब व्‌ जिना में डूबे 
रहते थे लेकिन कुछ वकृत से मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत से 
लड़के आते हैं उनकी दाढ़ियाँ रखी हुई होती हैं, पगड़ियाँ बंधी 
होती हैं और अल्लाह व रसूल की बातें करते हैं। रात को खड़े 
होकर रोते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये जब हिजाज में थे तो बेदीन धे 
अमरीका में गए तो और बे दीन होना था वहाँ से नबी की सुन्नत 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब | 29 





को लेकर आ रहे हैं। यह क्या बात हैं? मैंने पूछा कि यह क्या 
चक्कर है तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हुजूर ' अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिम्दा करने की एक 
मेहनत हों रही है। वहाँ से जमातें अमरीका आती हैं। हम उनके 


साथ वक्त लगाते हैं। मैं भी वकत लगाने आया हूँ। मेरी उसकी 
एक साथ तश्कील हुई । 


अरब शायर के शे*रों का तर्जुमा 


वह नौजवान शायर था। राइविन्ड' के सालाना इज्तिमा का 
मौका आया। वह बहुत बड़ा शायर था। उसने मजमा देखा बह 
ठाठें मारता हुआ समुंद्र'तो खड़ा हो गया और एक दम बे सोचे 
समझे ये शे'र कहना शुरू किवा जिसका तर्जुमा हैः | 

।. अल्लाहु अकबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन 
रैशन हो रहा है और इस जगह पर उसके नूर के आसार 
नजर आ रहे हैं। 

१, और अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत इन लोगों पर 
आ रही है जिन लोगों ने कसरत की वजह से जमीन तंग 
कर दी। 

५, और घरों को छोड़कर आ रहे हैं। रातों को खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ रहे हैं और ऐसी बीवी को छोड़कर आ रहे हैं जिसके पाँव 
की पाजेब की आवाज भी उनके कानों में ग्ज रही है लेकिन 
फिर भी सीने पर पत्थर रखकर आ रहे हैं। 

4, घर छोड़ा, वतन छोड़ा बीवी-बच्चे छोड़े औलाद को छोड़ा 


220 बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 


_ माँ-बाप की जुदाई को. बर्दाश्त किया। अल्लाह के कलिमे 
_ बुलन्द करने के लिए और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के नूर को बुलन्द करने के लिए चल रहे हैं। 


5. . कभी बयान हो .रहा. है कभी तालीम हो रही है, कभी हिदायतें 
हो रही हैं और उनकी फिक्र की सवारियों में यह बात है कि 
सारी दुनिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत 

का मैदान बन जाए 


यह शे'र उसने बे सोचे पढ़े जिनका तर्जुमा आप पढ़ रहे हैं। 
अभी इस साल फिर आया। यह हमारे राइविन्ड में एक छोटा सा 
इज्तिमा होता है। जिसमें सिर्फ़ चार माह वालों को बुलाया जाता 
है। पुरानों का जोड़ साल में एक दफा दस दिन का होता है। वह 
अरब जिसका नाम अहमद था मैंने कहा शेख़ अहमद इसमें कुछ 
इज़ाफ़ा करो! इस पर कुछ और कहो । वह कसीदा जो आपने पढ़ा 
था कुछ इस पर और भी कहो वह बहुत उम्दा था। इस पर कुछ 
शे'र और बढ़ाओ। कहने लगा: 
शे'रों का तर्जुमा 
।. कि आज मैं देख रहा हूँ कि काम यहाँ तक पहुँच चुका है कि 
सुंरेय्या सितारे से भी ऊँचा और फरकद सितारे की खोपड़ी से 
भी ऊँचा (ये दोनों सितारे आसमान में हैं) कि तबलीग का 
काम इससे भी ऊँचा चला गया है। 
2. इन्सान जो तरक्की करता है ऊँचाई की तरफू मेहनत करता है 
पैसों से नहीं, सोने से नहीं बल्कि मेहनत से. तरक्की करता है। 
$. जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह (उसकी) मदद 





बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब अेडो! 


करेगा और अंल्लांहं तआलां उसके नसीब: को चमका करे 
` रखेगा। E हज कक 
4. कल को यानी कयामत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अंलैहि 
चसल्लम के साथ और सहाबा के साथ होगा। ऐश की 
जिन्दगी का साया, हमेशा हमेशा की नेमतें । 
मैने कहा कि अरब अरब ही होते हैं। 


ताना देना फसाद का जरिया है 


मेरे भाईयो! मुसलमान का ताना देने से बचो, चाहे कितना ही 
मिरा पड़ा मुसलमान हों लेकिन ताना मत दो। देखो सहाबा के 
जमाने में एक बात नाजुक है लेकिन छेड़ ही दूँ। सहाबा के जमाने 
में सहाबा रजियल्लाह अन्हुम में इख्तिलाफ था लेकिन कोई ऐसे 
तानेबाज़ी नहीं करता था। कुछ मस्ाइले में इख्तिलाफु था लेकिन 
कोई किसी पर त्ताना नहीं करता था। 


हालात के बिगड़ने पर लोगों की मुख्तलिफ बातें 


एक किताव में मैंने एक बुजुर्ग का कौल पढ़ा। जब हाज़ात 
बिगइते हैं तो एक बड़ा तव्का यूँ कहता है भाई अब कुछ नहीं हो 
सकता । जैसे हालात चल रहे हैं उसी धारे में तुम भी चलो। एक 
छोरा सा तब्का कहता है कि भाई कुछ टक्कर तो मारो न करने 
से कुछ करना वेहतर है ती यह छोटा तब्का दीवानगी और 
पागलपन में मजनूँ बनकर टक्कर लेता है और हालात से टक्कर 


३22: .  बयानातः.मौलामाःतारिकृ: जमील- साहेब 














—— oo क्र 





लेता है.तो यह-बड़े.बड़े इन्कुलाब को वजूद देता 'है। आज़ लोग 
कंहते हैं कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लमः वाली. 
जिन्दगी नहीं. चल सकती। आज इस .पर काम नहीं हों सकते। . 
अंब इस -पर जिन्दगी का चलना मुश्किल है।-भाई तुम यूँ तो कहो 
हम टक्कर तो लेंगे और. हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम 
वाले कलिमे की दावत देंगे। जब अल्लाह हमारी कुर्बानी को क्रुबूल 
करेगा। वह हवा चलाएगा तो इन्शाअल्लाह दिल पलटा खाते चले 
जाएंपे। हम इसके. लिए मेहनत करेंगे ओर. इसको वंजूद में लाएंगे | - 
इसके लिए अगर जिन लोगों ने वक्त लगाए हुए हैं चार-चार 
` महीने, चालीसं-चालीस दिन अगर ये इस्तिमा के बाद अपनी 
अपनी मस्जिंदों में बैठ. जाएं और रोजाना इस की दावत दें, 
रोज़ाना इस की मेहनत करें। लोगों की इसके लिए तैयार करें तो 
बहुत फायदा होगा तो पेशावेर ऐसी जगह है कि यहाँ से पूरी 
दुनिया में जमातें जा सकती हैं। आपके यहाँ तो लोगों की मेहनत 
है और दीन से ऐसी निस्बत है कि अगर इन लोगों पर मुहब्बत से 
मेहनत की. जाए तो सारी दुनिया में दीन आप फैला सकते हैं 
लेकिन इसकी थोड़ी तर्तीब है कि भाई हम निकलकर सीखें। तीन 
तीन दिन के लिए निकलना हो, चार-चार महीने चालीस-चालीस 
दिन के लिए निकलना हो। जब अल्लाह इतनी तौफीक दे दे फिर 
बाहर मुल्कों में जाना हो। अल्लाह ने थोड़ी सी नकुल व हरकत त्स 
बाहर मुल्कों में. मदरसे खुलवा दिए। मरिजदे बन गयीं और 
अल्लाह के फजल व करम से ऐसे ऐसे नौजवान जो सारी रात 
क्लबों में नाचते थे दाढ़ियाँ रखी हुई हैं पगड़ियाँ बाँधी हुई हैं और 
अल्लाह और रसूल की बात करते हैं। 


बयानातः मौलाना तारिक -जमीलः साहब 228. 
या ्य््््ा्ययस््याााडममाा्ाामणाकडलाराार्ः 


_ सहाबा के इख्तिलाफ्‌ के बावजूद” | 
आपस की मुहब्बत . 


हज़रत इब्ने अब्बास रजियत्लाहु अन्हुमा के पास एक आदमी 
आया कि माविया रजियल्लाहु अन्हु “वितर” की एक रकूअत 
पढ़ते हैं। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा चुप रहो वह आलिम हैं। 
खबरदार! बात मत करो। यह तीन रकूअत् पढ़ेते थे। वहे एक 
पढ़ते थे लेकिन झगड़ा नहीं किया। [ 


मेरे भाईयो! एक दूसरे को ताने. मत दो। अल्लाह ने इुगूरे 
अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की एक-एक सुन्नत को जिन्दा 
कर रखा है। इसलिए आपके सारे तरीकों को उम्मत में फैला 
दिया। किसी को ताना मत दो हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसंल्लम से ही सारी चीज़ें साबित हैं। | 


सुन्नत में इख्तिलाफु की अजीब हिकमते रब्बी 


अल्लाह का वास्ता इन पर न झगड़ो। अल्लाह को अपने 
इबीव की एक-एक अदा पसन्द थी। इसलिए किसी मुसलमान | 
की जमात को एक सुन्नत दे दी किसी जमात को दूसरी सुन्नत दे 
दी। एक फिकृह वालों को रफअ-यंदैन (नमाज़ में बार बार हाथ 
उठाना) करमा सिखा दिया। एक को छोड़ना सिखाया क्योकि 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने दोनों काम किए हैं। 
अल्लाह को अब पसन्द नहीं आया कि मेरे हबीब का एक तरीका 
रहे दूसरा न रहे लिहाजा दोनों. तरीके जिन्दा किए। जिसकी 


224: बयानातः मौलानां तारिक जमील साहब 





एक-एक अदाः पसन्द थी--लिहाजा उसको तकसीम कर दिया तो 
इस पर लड़ते क्यों. हो? यह कोई लड़ने की चीज़ नहीं है। अपने 
नफ़्स से लड़ो। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा नफ़्स है जो तेरे 
अन्दर बैठा हुआ है। सारे तरीके अल्लाह को अपने हबीबं 
सल्लल्लाहु .अलैहि वसल्लम के पसन्द 'थे। सारे. जिन्दा कर. दिए | 
कभी आमीन ऊँची कही कभी पस्त कही। अल्लाह तआला:ने 
दोनों तरीके जिन्दा कर दिए :ताकि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की एक-एक सुन्नत जिन्दा रहे। 


इस्लाम और हुस्ने अख़्ताक्‌ 


अस्सलामु अलैकुम को. रिवाज दो और एक दूसरे का इकराम 
करो, .एक दूसरे से मुहब्बत करो, एक दूसरे को हदिया दो, एक 
दूसरे की तारीफ करों और तोड़ने वाले से जोड़ो, महरूम करने 
वाले को अता करो, जुल्म करने वाले को माफ करो, बुराई करने 
वाले से अच्छाई कसे। अल्लाह की कसम सारी दुनिया का बातिल 
अंडे के छिलके को तरह टूट जाएगा अगर ये सिफात अपने अन्दर 
पैदा कर लो, ये सिफात हैं सिफाते नुबुळ्त, तो हम समझेंगे कि 
हमारा आना ठिकाने लग गया नहीं हुआ तो मेहनत करते रहो 
अल्लाह तआला कभी. पहुँचा देगा और अल्लाह से मांगो कि या 
अल्लाह! तू हमें इस काम के लिए कुबूल फुरमा ले। यह नबियों 
वाला काम है। हम इसके काबिल नहीं थे। आज अल्लाह ने हमें 
यह हीरा दे दिया है। हम नाकदरे हैं जैसे बच्चे को हीरा दिया जाए 
तो: उसको समझ. नहीं होती। जैसे बच्चे के हाथ में दस करोड़ 
रुपए:का चैक दे दिया जाए तो चैक की कीमत नहीं जानतां। 


बयानातः मौलाना तारिक्रः जमील सांहब १25 
Fs ES is Nh sel co लि मशशिकद मम ॒ 


जलेबी कीं जानता है। वह चैक को फेंक देगा। जलेबी को . 
खा लेगा हालाकि उसे कया ख़बर है कि उस चैक के ऊपर कितने . 
कितने बड़े-बड़े महल्लात हैं। यही हमारा हाल है। हमें आज दीन 
की ख़बर नहीं है। हम इस मिठाई को देख रहे हैं जो शैतान ने 
बनाकर दे दी है। 


| तबलीग के फायदे 
तो मेरे भाईयो और दोस्तो! अल्लाह आपको खुशहाल रखे, 
शादाब रखे अगर आप मेहनत करने वाले बन जाओगे तो तुम्हारी 
दुनिया भी बनेगी और आख़िरत भी बनेगी। आज हमारा (यहाँ 
का) आखिरी दिन था। कल हमारी वापसी है। ऐसी मुहब्बत करने 
वाले न हमने कहीं देखे न हमने कहीं सुमे! ऐसे ध्यान से सुनने 
वाले हमने कहीं भी नहीं देखे न हमने कहीं सुने। इतना अर्सा 
गुजर गया सोलह सत्रह साल से फिर रहे हैं लेकिन मेरे भाईयो! 
जिस मुहब्बत से आप नाम देते हैं ऐसा मजमा कहीं नहीं. देखा 
एक तो यह दर्खास्त हैं कि सब भाई आख़ीर तक बैठे रहें। यह 
मजलिसें फिर होंगी या नहीं और दोबारा फिर मिलना अल्लाह के 
इल्म में है फिर होगा या नहीं होगा तो इसलिए दुआ तक सारे बैठे 
रहें ओर अल्लाह. के रास्ते में निकलने के लिए नकृद नाम दो 
ताकि इस नुबुव्यत वाली ज़िन्दगी और इस जन्नत वाली ज़िन्दगी 
को लेने के लिए हम नकद तैयार हैं ती बताओ भाई कौन-कौन 
तैयार है? अल्लाह तुम्हें खुश रखे! I 
| 50०. 


226 बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 





नेडतरींन उम्म 


gh! “Ry sos gl hai १०००४ 

मेरे मोहतरम दोस्तो अल्लाह जलले जलालुहू अम्मानवालुहू ने 
हुजूरे अकरम सल्जल्लाह अतैहि वसल्लम को सारी काएनात के 
लिए रहमत और सारी काएनात के लिए रसूल बनाकर भेजा है 
और जैसे आपको सारी काएनात पर अल्लाह तआला ने फजीलत 
अता फुरमाई है और सारी काएनात पर आपको चुना है इसी 
तरह मेरे भाईयो अल्लाह पाक ने इस उम्मत को भी सारी उम्मतों 
से अफजल और तमास उम्भतों से आला उम्मत बनाया है। 


तुंम सबसे बढ़िया उम्मत हो, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। 
जितनी भी पहली उम्मतें गुजरी हैं उनमें अल्लाह पाक ने तुमको 
सबसे अफज़ल बनाया है। मेरे भाईयी सोचने की बात है कि हमें 
यह फंजीलत क्यों दी गई? साचने की बात है कि अल्लाह ने हमें 
यह फुजीलत क्यों अता फुरमाई? 

मेरे भाईयो! किसी चीज़ की फजीलत या किसी चीज़ की 
कीमत लगती है उसकी किसी ख़ूबी पर लगती है, किसी ओहदे 
पर लगती है। इस उम्मत को अल्लाह पाक ने नबुव्वत वाला काम 
अता फुरमाया, इंस उम्मत को अल्लाह पाक ने नबियों वाली 
मेहनत अता फरमाई और इस उम्मत के मुकदूदर में अल्लाह पाक 


बयानातः .मौत्ताना तारिक्र जमील, साहब 227 


अ 
ने घरों को छोड़कर सारे आलम में हिदायत के पैगाम को पहुँचाना 
और सारे आलम में दर-ब-दर फिरना और ठोकरें खाना और बीवी 
बच्चों की जुदाई सहना और माँ-बाप की जुदाई सहना और अपने 
वतन से दूर और मेरे भाईयो वतन से दूर होकर परदेसी की सूरत 
में मरना भूख प्यास की हालत में चलना इस उम्मत की शान 
बनाया कि यह उम्मत नबियों की शान की तरह मेरे दीन को 
लेकर दर-ब-दर ठोकरें खाएगी और मेरे नाम की तरफ वावत देगी 
और मेरी तरफ पुकारेगी। इस पर मैं इस उम्मत को सारे आलम 
का सरदार बना रहा हूँ। 


इसलिए रबी बिन आमिर रजियल्लाह अन्हु से रुस्तम ने पूछा 
क्यों आए हो हमारे मुल्क में? क्या तुम्हें भूख ने निकाला है या 
तुम्हें मुल्क ने निकाला है या तुम्हें माल ने निकाला है, किस चीज़ 
के लिए हमारे पास आए हो? पैसा चाहते हो तो हम देते हैं, मुल्क 
चाहते हो तो जित्तना जीत चुके हो यही ले लो। वापस चले 
जाओ। तुम्हारे अमीर को दुगना दे देंगे । तुम्हें भी इतना देंगे, कपड़े 
भी दे देंगे और तुम वापस चले जाओ और इसी पर बस कर लो। 
रबी बिन आमिर रजियल्लाहु अन्हु को अल्लाह जजाए खैर दे। 


हरं कुर्बानी के बाद दीन जिन्दा होता है 


मेरे भाईयो! अल्लाह पाक तमाम सहावा रजियल्लाहु अन्हुम 
कों जजाए खैर दे जो बीवी-बच्चों की जुदाइयाँ, माँ-बाप की 
जुदाइयाँ, कारोबार की जुदाइयाँ, अपनी जात की कृर्बानियों, अपनी 
हर चीज़ की कुर्बानी देकर सारी उम्मत की कयामत तक के लिए 


8 3 ेयनातः मौलाना तारिक जमील साव 





- बता गए कि दीन का काम किस तरह किया जाता है! बूढ़े भी 
` करके दिखा गए, जवान भी करके दिखा गए, शादीशुदा भी करके 
दिखा गए, गैर शादी-शुदा भी करके दिखा गए, बच्चे भी करके 
दिखा गए, औरतें भी करके दिखा गयीं, बूढ़ी औरतें भी करके 
दिखा गयीं, जवान औरतें भी करके दिखा गयीं कि दुनिया में दीन 
की किस तरह जिन्दा किया जाता है। अपने जज़बात को इस तरह 
` पीसा जाता है और अपने अहसासों को इस तरह कुर्बान किया 
जाता है। हम कयामत तक के लिए तुम्हें नमूना देकर जा रहे हैं। 
अब तुम्हारे लिए कोई हुज्जंत (वजह) बोकी नहीं रहेगी कि हम 
दुनिया में कैसे दीन -फैलाते और दीन का काम दुनिया में कैसे 
करते? हमें यह परेशानी थी,. हमें वह परेशानी थी । 


इस उम्मत को बअसत (भेजने) का मकसद 


मेरे भाईयो!. सहाबा ने सारी उम्मत को दिखा दिया। हज़रत 
रबी बिन आभिर रजियल्लाहु अन्हु ने फुरमाया, “भाई रुस्तम! न 
मुल्क ने हमें निकाला है न माल ने ६५-५५% बअसत का लफ़ज 
अल्लाह नबियों के लिए इस्तेमाल करता है («४ # ८-७ ७८० +^ 
४५-०) बअसत का लफ़्ज नबियों के लिए आया है और यहाँ रबी 
बिन आमिर रजियल्लाहु -अन्हु अपने लिए इस्तेमाल: कर रह हैं। 
इस उम्मत: क॑ :लिए-सहाबी बअसत. का लफ़्ज़ इस्तेमाल: कर रहा 
है. («० ४॥॥०फ हमें - हमारे रब ने मबऊस किया है, भेजा है क्यों? 
EE MR नबी ह पक " 
लोगों की लोगों की बन्द॑गी से निकालकर लोगों के रब की 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 229 


हन्याहूकम्माणयामडानासरास्यरााााकारय्ाडस्यसाकमलााा्य्यासासाड््यकलयाामाहम्य्सरालयाा 


बन्दगी प्र डाल दें। सारी काएनात का पालने वाला एक अकेला 
अल्लाह है न॑ मुल्क न माल न ज़मीन न आसमान न खेती न तिजारत 
न कारोबार न हुकूमत न बाप पालने वाला न माँ पालने वाली न 
भाई पालने वाला न तिजारत पालने वाली अकेला अल्लाह है जो 
सारी काएनात के निज़ाम को चला रहा है। 
PANE pol के ही. hie PY od GL 
6३०६०) pay rood g ०६४७ 4.०२ Sg hl oat 
0 ed cy 8५ AN ७७० 4 Ya Cire 
(YY yy) FE 
उस अल्लाह के हम दा*ई (दावत देने चाले) हैं और उस 
अल्लाह का तार्रूफ करा रहे हैं जिस अल्लाह ने जमीन व आसमान 
को छः दिन में बनाया फिर जाकर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। 
दिन और रात का निज़ाम चलाया और सूरज को निकाला, रात 
को चाँद निकाला । , 
Oreo lyo peli 0 lS 3 ०३५५ Sy yells} 
हमने चाँद की मंजिलें तय कीं और इस तर्ज पर चाँद की 
मंजिलों को तय किया, यह कभी घटता है कभी चढ़ता है, कभी 
डूबता है कभी पतला होते होते खजूर की टहमी की तरह हो जाता 
है ६५५०७ 0३५०३८5 ३-०८७ और सूरज का निज़ाम उसके साथ 
चलाया । | 
Ss gt ie NY oR DON ht ore 9 
(Nv. ois) 00 Prt 
और हमने सूरज कां निजाम चलायां, सूरज और चाँद को 
अपने अपने मदार में चलायां । सूरज के डूबने में और निकलने में 


a _ बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


जल्दी या देर नहीं हुई। कभी चाँद के निकलने में जल्दी या देर जाली या देर 
नहीं हुई। कभी सितारों के चमकने में जल्दी या देर नहीं होती । मैं 
अकेला चला रहा हूँ। ` | | | 





हम अल्लाह के सफ़ीर हैं ' 
मेरे भाईयो! मुसलमान अल्लाह का सफीर था। यह. तिजारत 
का सफीर नहीं.था कि अपनी लिजारत की शोहरत करता और 
खेती की शोहरत करता और अपनी हुकूमत की शोहरत करता। 
रबी. रजियल्लोहु अन्हु का बोल देखो। अल्लाह रबी रजियल्लाहु 
अन्हु'को जजाए खैर दे जो सारी उम्मत को मकसद बलाकर जा 
रहे हैं। क्यों आए हो इस दुनिया में? किस लिए भेजे गए हो इस 
दुनिया में, न तुम खेती करने वाले हो, न तुम ताजिर बनकर आए, 
न चुम हाकिम बनकर आए। अरे तुम तो लोगों को लोगों की 
गुलामी से निकालकर अल्लाह की गुलामी में डालने आए हो और 
अपनी: गर्दनों को अल्लाह की गुलामी में देने के लिए आए हो कि 
हमारा मालिक, ख़ालिक, राजिक्‌ और मुझज्ज (इज्जत देने वाला) 
मुजिल्ल . (जिल्लत देने वाला), मुहयि औरं राज़िक एक अकेला 
अल्लाह है जो सारी काएनात के निज़ाम को चला रहा है अगर 
सूरज को बीच में खड़ा कर दे तो ती रात नहीं आ सकती अगर 
रात को बीच में खड़ा कर दे त्तो दिन नहीं निकल सकताः 
FA Lc le po ०७४५७ (एन Blot 
ON 00 aor YB sha pO 4k | 
`` मुझे बताओ अगर तुम्हारा रब.रात को खड़ा कर दे और एक 





बयानातः मौलाना :तारिक्र जमील' साहब 


वकत आगे आएगा कि अल्लाह तआला रात को खड़ा कर देगा। 
सूरज को कहा जाएगा मत निकलो, रात को कहा जाएगा मत 
ढल, पेरा अंधेरा चलता रहे, सारी काएनात की ताकृत आज सूरज 
को नहीँ निकाल सकती कि तेरे रब का अम्र मुतवज्जेह हो चुका है 
अरे रात रुक जा और ऐ सूरज मत उग, आज कोई महीं निकाल 
सकता। अल्लाह तआला दिखा रहा है कि मैं अगर रात को रोक 
हूँ तो कौन सी ताकत है जो तुम्हारे लिए सूरज को लाए। तुम देख 
सको कुछ तो सोचो, कुछ तो देखो, कुछ तो गौर करो। मैं तुम्हें 
कैसी-कैसी निशानियाँ बतलाकर अपनी तरफ बुला रहा हूँ। मेरी 
तरफ तो आओ €, ५५८% ऐ मेरै बन्दों मेरी तरफ को दौड़ो। 
ई ५७ मेरी तरफ को आओ। 


ऐ मेरे बन्दे मुझे तुझ से मुहब्बत है 

ures thle ged ७०० gpl ob 
ऐ मेरे बन्दे मुझे तुझसे मुहब्बत है तुझे मेरी इज्जत की कसम 
मेरे हक की कसम तू भी तो मेरे से मुहब्बत कर। तू किसके पीछे 
दौइता है। | 
मैंने तुझे परवान चढ़ाया, पाला पीसा, जवान किया, रिजक 
दिया, अकल और समझ दी अब बीवी की ख़ातिर मुझे ठुकराता है 
और किसी की ख़ातिर तू मेरे अम्र को तोडता है, मेरे अम्र से तुझे 
हुकूमत मिली, मेस अग्न तेरी हुकूमत को फना की घार उतारेगा, 
मेरे अम्र से तुझे इज़्ज़त मिली मेरा अग्न तुझे मौत की यादी में 
भरका देगा, मेरो अग्र से तुझे सेहत मिली और मेरा अग्न तुझे 


238. बयानातः- मौलाना. तारिक जमील साहब 








बीमारी की मुसीबतों में. धकेल, देगा तू किधर भागता (है मुझे. 
छोड़कर ?.. 5 ;-- : : रे 


इन्सान की हिफाजत का गैबी निज़ाम 


मैंने तुझे पैदा किया, परवान चढ़ाया और सारे आलम से 
बेहतर बनाया और तुझे इस तर्ज पर उठाया. और परवान चढ़ाया 
अपने फरिश्तों को. तुम्हारी हिफाजत के लिए लगाता हूँ अगर 
तुम्हारी हिफाजत के लिए मेरे फुरिशते. न उतरें तो तुम्हें सारी मेरी 
छुपी हुई बलाएं चीर .फाइकर खा जाएं, मेरे फरिश्ते हिफाजत में 
चल. रहे हैं और. यह मरो गेबी निज़ाम हे जो तुम्हें आफतों से बचा 
रहा है और आसमानी बलाओं से बचा रहा है, छिपे हुए फितनों 
को तुमसे दूर कर रहा हूँ और तुमसे सारी बलाओं को धकेल रहा 
हूँ फिर तुम कहाँ छोड़कर मुझे भागते हो और मेरे गैर की तरफ 
मूतवज्जेह होते हो। मैं ही अकेला हूँ, तन्हा हूँ ६०००४... में ही 
अकेला हूँ कोई मेरा बदल नहीं कि ई ॐ कोई मिसाल नहीं 
कि ६७८, ५} कोई मुशाबेह नहीं €. ५% कोई मेरे मुकाबले में 
नहीं, कोई मेरे सामने नहीं आ सकता। मैं ही अकेला तन्हे तम्हा हूँ 
जो तुम्हें अदम से वजूद दे रहा हूँ। सोच तो सही तू क्या था। 
हक he ७.० (४० # यो Ce Cre DUS Y (9 a 

ड़ (Tp yp) 

जब तेरा न ज़मीनों में जिक्र था न आसमान की चक्की को 
चलाया, सूरज चाँद की गर्दिश को चलाया और तुझे मिटटी में 
मुस्फा बनाया । 


बयानातः मौलाना तारिक्रं जमील साहब ह 
JSS 
8४३४७ ५६७ ft ४ ४8५0० ७ FOE WR 
bard pli ७५०४५ Ute 2a ८५५ 7५.७५ २४०) ३७७ 
Us otto 

फिर तुझे नुत्फा बनाकर माँ के पेट में ठहराया फिर तुझे ख़ून 
से बदला फिर तुझे लोधड़े में बदला तुझ पर गोश्त चढ़ाया फिर 
तुझे एक नई खूबसूरत शक्ल दी। फिर भी तू मुझ से भागता है। 

हालाकि ६५5,5३७.३३ ८५५७३ तू मुझे याद करता है मैं 
तुझे याद करता हूँ ६०७,४३... ५७ तू मुझे भूल जाता है मैं फिर 
भी तुझे याद करता हूँ और मैं तेरी तरफ निगाह लगाए रखता हूँ 
कि मेरा बन्दा मुझे भूला हुआ है उसे मोहलत दो। उसे दील दो 
शायद यह मेरी तरफ कभी लौटे। मैं मौत तक तुझे मोहलत देता 
चला जाता हूँ, आज आ जाए, आज आ जाए। या अल्लाह तेरी 


रहमत अल्लाडु अकबर मेरे बनाए समुद्रों में जोश उठता है मेरी 
जमीन में जलजले आते हैं। 


शिक बड़ा जुल्म है 
र ded FN IIRL ITTF Tp $ 
जमीन फटने को आती है, आसमाने टुकड़े-टुकड़े होने को होता 
है पहाड़ रेज़ा-रेज़ा होने को हो जाते हैं जब तुम मेरा शरीक ठहराते 
हो। मैं हूँ ६५५४७, ५9८५२०१ ९५ ८०क जो जमीन आसमान को 
गिरमे से रोक लेता हूँ कि नहीं नहीं मुझे गिराना है अभी मत 


गिरो। मैं इन्सान का इन्तिज़ार कर रहा हूँ। उसकी तवज्जेह का 
मुन्तजिर हूँ और कहता है। 


2४4:  . , बंयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





| र a 4! 4 || LL} Dobe > | ego te 
समुंद्र में जोश आता है ऐ मेरे रब मुझे इजाजत दे मैं तेरे 
नाफरमान इस आदमी को खड़े-खड़े निगल जाऊं, निशान मिटा दूँ 
और अल्लाह ने कुछ लोगों को निगल जाने का हुंक्मदिया। ऐ 
जमीन निगल जा और जमीन ने पकडा । 


4.०.३] 0% डी PY 5? oes py 
और कयामत तक जमीन में धंसता जा रहा है। 


_- मुश्रिकीन की पकड़ और रहमते इलाही 
ॐ ०» ७#-'# किसी पर मेरा अप्र आया और मैंने ज़मीन में 
धंसाया है, किसी पर मेरा अम्र आया ई, ५-० +-&-'# किसी पर 
मेरा अम्र आया मेरे पानियों ने उन्हें गर्क किया है, किसी पर मेंरा 
अम्र आया ६७०७-८१ ४७ ^ ४७~के फरिश्ते की चीख ने इन्सान के 
कलेजे को फाड़ दिया और उन्हें हलाक व बर्बाद कर दिया। | 

0399 ७४३०४ 2303० >> py 03७५ ly (| 5) > ७ 
Eyed eed 0 2०) ५७ Uy SO SN pb dd 
Pe 0 SS ०) ४ otis bs 

देखो तेरे रब ने क्या सुलूक किया कमे. आद के साथ -उन 
जैसा पैदा .नहीं.किया।. बच्चा पैदा होता था,. बालिग होने में तीन्‌ 
सो. बरस, लग जाते थे। तीन सौ बरस. में उनका बच्चा... बालिग 
होता था.।. हज़ार हज़ार बरस की उत्रें थी। : .. 

इ Uk Gl} 
ऐसा कोई मैंने पैदा नहीं किया । 


बयानातः मौलाना तारिक़ं जमील साहब 235 





टक्कर लीं अल्लाह की जात से, अल्लाह की जात पर कुर्बान 
जाएं, बन्दों से मुहब्बत है, नबियों को भेजता है और अल्लाह को 
पता है कि इस कौम में कोई ईमान नहीं लाएगा। उसकी ख़ातिर 
भी नबी आ रहा है कि जाओ समझाओ, ऐसी मुहब्बत लोगों से 
६५53 ५-५०. जब तू भूल जाता है तो मैं फिर भी याद रखता 
हूँ और ऐसी मुहब्बत बन्दों से कि समुंद्र इजाज़त चाहे कि गर्क कर 
दूँ, जमीन इजाज़त चाहे ऐ अल्लाह कि धंसा दूँ, फरिश्ते इजाजत 
चाहें कि हलाक कर दें लेकिन वह करीम जात मेरे भाईयो'! 
नाफुरमानों से इतनी मुहब्बत करती है तो फुरमांबरदारों से मुहब्बत 
का क्‍या अन्दाजा होगा? अल्लाह तआला फरमाता हैः 

4 Sle ws POE bl} 

अगर ये तुम्हारे बन्दे हैं और तुम्हारे पैदा किए इए हैं तो उन्हें 

पकड़ लो ओर उन्हें हलाक कर दो। 
र ८४०७ go FO Ui 

और अगर यह मेरा बन्दा है तो तुम बीच में से हट जाओ। मैं 
बन्दे की तौबा का इन्तिजार कर रहा हूँ। ई) #८ ७के अगर 
दिल में भी तीवा का ख्याल आ गया तो मैं इसकी तौबा कबूल 
कर लूँगा । 


ऐ मेरे बन्दे आ जा तेरा इन्तिज्ार है 


RPT ८० ४ ee + , 
UY £ ८० i ci 


ऐ मेरे बन्दै मायूस न हो अगर तेरे गुंनाह जमीन को भर दें 


_ बयानातः मौलाना तारिक्र.जमील साहब. 


और जमीन की -वुसअतों को भर दें और. फिर अगर ऊपर. उठते 
चले जाएं और फिर ख़ला को भी भर दें और ख़ला से निकलकर 
आसमाने के किनारे तेरे गुनाह छूने लगें फिर तुझे नदामत आ जाएऐ 
और तेरे आँसू निकल जाएं और तू तीबा के हाथ. उठाए मैं ऐसा 
करीम, ऐसा सख़ी, मैं ऐसा रहीम ६ /५/ ५५८५ ० ,««$ मैं तेरे सारे 
गुनाहों पर कुलम फेर दूँगा और मुझे. कोई नहीं पूछ सकता, मैं तेरी 
तौबा-का मुन्तज़िर हूँ कि तू मेरी तरफ को झुके मेरी तरफ को | 
आए, माँ से ज़्यादा मुझे मुहब्बत है तेरे बाप से ज्यादा मुझे मुहब्बत 
है तेरे. से, तू सोच तो सही मैंने तुझे कैसे बनाया? मेरे भाइयो! 
अल्लाह से ज्यादा रहीम, अल्लाह से ज्यादा करीम और अल्लाह से 
ज़्यादा मुहब्बत करने वाला कोई नहीं, सबसे रहीम जात और 
सबसे करीम जात और सबसे मेहरबान जात अल्लाह की जाते 
आली है, अल्लाह जलले जलालुहू की जाते आली और अल्लाह 
जैसी रहीम जात LC ०.४ aol! $ ऐ मेरे प्यारे बन्दे मैं तेरे से 
मुहब्बत करता हूँ तुझे मेरी तरफ आना है। _ 

तेरी तरफ को नबियों का सिलसिला चलाया और एक लाख 
चौबीस हजार अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा कि जाओ मेरे 
` भटके बन्दों को मेरे से जोड़ो कि ये मेरे से जुड़ें कि सबसे ज्यादा 
सबसे बड़ी कुदरत अल्लाह पाक की इन्सान के बनने में इस्तेमाल 
हुई है। जमीन व आसमान को छोटी कुदरत से पैदा किया 
फरिश्तों को, जन्नत को, दोज़ख़ को छोटी कुदरत से. पैदा किया। 


ऐ मेरे बन्दे अपनी हकीकत पर गौर कर 
लेकिन इन्सान को बहुत. बड़ी छुदरत से पैदा किया ७-*०के 





बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 297 
वेट, जी की अमन. ओर. फट लिप कमल लकी लक लकल कमल 


ई. टपकी हुई मनी से ६5७ ,,* ५. ८". खटकती हुई मिट्टी 
से, €“ i मर्द औरत का पानी i ५१ ००२ 4285 il ड़ 
किया तू टपकती हुई मनी का कृतरा नहीं है इ Fs Fe गन्दा 
नापाक पानीः 
4७०० yo Ue oa Sh ५७० 33} 
तुम्हें खटकती मिट्टी से बनाया और बनाकर वजूद दिया, माँ 
के पेट को तेरे लिए करार बनाया। 
lt ong SE Che pT ५ 
ऐ्‌ मेरे बन्दे माँ के पेर में तुझे महफ़ूज जगह अता फरमाई | 
Clb ng YOY sg hobs 
रहम और तुझे पदों में लपेटा कि माँ के अन्धेरों से और अन्दर 
के अंधेरों से तुझे ख़ौफ महसूस न हो, मैंने तुझे पर्दो में लपेटा ८ 
eh Slot तीन पर्दे ई ५४१७१ २७-3 <) ५2०१क तेरे चेहरे को 
तेरी माँ की पुश्त की तरफ फेर पिया ६९७०१२१) £०5 ०५ 
ताकि अन्दर के खाने की मन्दगी से तुझे तकलीफ न हो। 
और यह मेरा निजाम फिरंऔन के लिए भी चल रहा है ओर 
यह निजाम मेरा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी चल रहा है। मुझे 
पता है कि पेट में बनने वाला फिरऔन बनेगा, यह पेट में पने 
वाला श्षदूदाद बनेगा और यह पेट में पलने वाला कया कुछ बनेगा 
यह मेरी कुदरत, मेरी रहमत, मेरी मुदव्त फिर भी तुझे इसी तरह 
पालता हूँ जैसे में नबियों का निज़ाम चलाता हूँ न खुद बच्चा 
अपनी साकत से नीचे को होता है ओर न बच्चा अपनी ताकत से 
वजूद में आता है अल्लाह का गैद्यी निजाम है जो इस वक़्त उतर 


. रहा है। ` 


१58 बयानातः मौलाना तारिक़ जभील साहब 





जो माँ के पेट में राजिक है वह 
SL gd or Cy UN Ee yo (नें ० एड 

ऐ मेरे बन्दे! आज तू रोज़ी की ख़ातिर मेरे दीन से हटा, 
कारोबार की ख़ातिर मेरे दीन से मुँह मोडा, वीवी-वच्चों की ख़ातिर 
और उनके रिज़्क की खातिर तूने मेरे वीन की मेहनत को छोड़ा 
यह बता ई AM 3 एके माँ के पेर में रोजी किसने पहुँचाई 
थी? ई (० ५७ ०-० ८-१) जब तू माँ के पेट में था वहाँ कौन 
सा निज़ाम था दुकान का, वहाँ कौन सी तिजारज थी, कौन सी 
हुकूमत थी, कीन सी खेती थी, कौन सा नक्शा था? कोई नहीं था 
मेरा निज़ाम था ई० 7५।४क मेरी तदबीर तेरे में चलती रही, तुझे 
परवान चढ़ाती रही, जिसे तोड़ना चाहता है फुरिश्तों को कहता है 
ई > „= मैने इसे परवान नहीं चढ़ाना, इसे ख़त्म कर दिया 
जाता है और जिसे मैं परवान चढ़ाता हूँ उसे मैं वजूद देकर कहता 
हूँ €$ उसे पैदा किया जाएगा तेरी कुब्र की मिट्टी लाकर तेरे 
नुत्फृ में गूँघकर माँ के रहम में रख दिया जाता है। अब तुझे वहीं 
दफन होना होगा जहाँ से तेरी मिट्टी को उठाकर तेरी माँ के रहम 
में डाला गया। ऐसा कवी निज़ाम है, तेरे दाने-दाने पर हमने मुहर 
लगा दी तेरे आने से पहले +४ ४१ ०.०० ७। ८० +$ जब तेरे माँ के 
पेट में रहने का जमाना पूर हो गया ,5 go oh = 
€९=५१५ मैंने फुरिश्ते को भेजा जिसके जिम्मे मैंने काम ही यह 
लगाया हे कि माँ के पेट से बच्चे को बाहर लाओ ,.#४७/-क 
== ८-०५ इस फृरिते ने तुझे अपने पर के ऊपर बाहर 
निकाला ६2-५८-५७: मैं ही हूँ जो तेरे दुनिया में आने के रास्ते 


बयानातः मौलाना . तारिक, जम्रील साहब 





को आसान करता हूँ। | नल 

- रास्ता आसान किया माँ के पेट से बाहर. निकाला, माँ के पेट 
से गोद में आया इस हाल में आया ६७४४०... ५॥ ३ तेरे मुँह में 
दाँत नहीं कि तू किसी चीज़ को काट सके, हैं दाँत? ८४ ४ 
६-५ हाथ में ताकृत नहीं कि किसी चीज़ को पकड़ सके, पकड़ 
सकता है? आज जवानी पर गुरूर करता है, अपनी जवानी पर 
मस्ती करता है और वह वकत भूल गया जब इतनी भी तमीज़ 
नहीं थी कि पेशाब और पाख्नाने में लिथड़ा हुआ है आज अपनी 
अकल पर मस्त होता है और अपने इलम पर गुरूर करता है और 
अपनी झुव्त पर नाज करता है। 


कामयाबी हो या नाकामी सब अल्लाह के हाथ है 


अरे भाईयो! अकेला अल्लाह ही है जो सब कुछ करता है। 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो रहे हैं। दस 
हजार का लश्कर साथ है और अबुसुफियान ऊपर खड़े देख रहे हैं 
लश्करों पर लश्कर गुजर रहे हैं! हजरत ख़ालिद बिन वलीद गुजरते 
हैं मुसलामनों का लश्कर लेकर तरकबीर पढ़ते हुए निकलते हैं। 
जुबैर बनि अव्वाम रजियल्लाहु अन्हु आते हैं और लश्कर लेकर 
निकलते हैं, अबू जर गिफ्फारी रजियल्लाहु अन्हु आते हैं और 
लश्कर को लेकर निकलते हैं ओर बरदा बिन हसीब आते हैं 
लश्कर को लेकर निकलते हैं, और काब बिन हसासी आते हैं और 
लश्कर को लेकर निकलते हैं और बनू अश्जाअ आते हैं लश्कर 
को लेकर निकलते हैं, बनूबक्र आते हैं और लश्कर को लेकर 


बा क्‍ बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


` निल़कते हैं। मुजैना कबीला आता है नौमान बिन मुकरम की 
सरदारी में लश्कर को लेकर निकल रहा है लश्कर चल रहे हैं और 
अबूसुफियान हैरान होकर देख रहे हैं। 


इतने में आवाज़ आती है और सांरी गर्दगुबार उठती है और 
वह कहने लगे यह कया है? ई।७८,क यह कया है? हज़रत अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं: 

हू मा cr pre उत A ४५०५) ia 

यह अल्लाह के रसूल हैं जो मुहाजिरीन और अन्सार में आ रहे 
` हैं। जब वह लश्कर सामने आता है तो एक आदमी की आवाज़ 
ई.) इसमें कड़कदार आवाज़ है। अबूसुफियान कहते हैं कि 
किसकी कइकदार आवाज है? हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु 
कहतें हैं ख़त्ताव का बेटा उमर (रजियल्लाहु अन्हु) है। जिसकी तुम 
कड़करदार आवाज सुम रहे हो। उन्होंने कहा वाह! वाह! 

3 3 3 ysis us (५ ml '} 

अरे अल्लाह की कसम यह बनू अदी जिल्लत और किल्लत के 
बाद आज बड़ी इज्जत वाले हो गए। 

हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु कहने लगे अबू सुफियान! 
इज्जत जिल्लत यहाँ कबीलों पर नहीं, इज्जत जिल्लत यहाँ इस्लाम 
पर है और इस्लाम ने उमर रणियल्लाहु अन्हु को ऊँचा किया है, 
उमर ऊँचा नहीं था इस्लाम ने उमर को ऊँचा किया है और फिर 
इस पर (अबू सुफियान) कहने लगे ६५०९ ८४ ४५४५० 5 तेरे भतीजे 
का मुल्क तो बहुत बड़ा हो गया! 

` हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु नें कहा नहीं नहीं यह मुल्क 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 24] 


ER I = 5 
नहीं है ६६५०५) ०.५ +५ यह शाने नुबुव्वत्त है। बादशाह ऐसे नहीं 
हुआ करते। दस हजार का लश्कर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम का भाथा ऊंरनी के पालान के साथ टिका हुआ हैं, सिर 
ऊँचा नहीं, झुका हुआ, पालान पर टिका हुआ और जुबान पर 
बोल ई१५०५॥। ४४ ५ का विर्द कि अल्लाह अकेला है तन्हे तन्हा 
ई०५ ०) ५.८ ५ अकेला तन्हा किसी दस हज़ार पर नज़र नहीं 
आई अल्लाह की जाते आली पर नज़र है। 


मोमिन और काफिर के अन्दर की 


दुनिया में फर्क होना चाहिए 


मेरे भाईयो! हमारे जहन को चीजों और दुनिया ने हलाक और 
बर्बाद कर दिया कि मुसलमान भी कहता है पैसा होगा तो काम 
चलेगा पैसा नहीं तो तेरा कोई रिश्तेदार नहीं, पेसा नहीं तो कोई 
तुझे सलाम करने वाला नहीं, पैसा नहीं तों तेरा कोई काम नहीं तो 
तेरी और काफिर की सोच में क्या फर्क है? मैं और काफिर एकर 
तराज़ू में आज बैठे इए हैं। मैं भी कहता हूँ पैसे से काम चलेगा 
काफ्रि से पूछो तेरा काम कैसे चलेगा? कहता है पैसे से चलेगा। 
हम और काफिर एक पलड़े में बैठे हैं यकीन के एतिबार से। मैं 
नमाज़ भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं हज भी करता हूँ 
लेकिन मेरे अन्दर की दुनिया और काफिर के अन्दर की दुनिया 
एक हो चुकी है। मुसलमान यह नहीं कहता पैसा नहीं तो कोई 
रिश्तेदार नहीं, पैसा नहीं तो कोई जान पहचान नहीं है, पैसा नहीं 
है तो कोई सलाम नहीँ करता। नहीं नहीं मुसलमान कहता -है 


2949 | वयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





अल्लाह साथ हो जाए तो सब काम बन जाएंगे। त्तक़वा आ जाए 
तो सब काम बन जाएंगे, ज़ुहद आ जाए दुनियां से नफरत हो 
जाए तो सब काम बन जाएंगे, तवक्कुल आ जाए तो सब काम 
बन जाएंगे, नमाज़ पढ़नी आ जाए तो सब काम बन जाएंगे, 
नमाज़ हम सीख लें तो हमारे काम बन जाएंगे। हम पैसे के 
मोहताज नहीं, हम कपड़े के मोहताज नहीं, हम हुकूमत के मोताज 
नहीं, हमें हुकूमत की जरूरत नहीं, हम नमाज़ सीखने वाले बन 
जाएं, हम नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएं। ऐसी नमाज़ सीख लें जो 
रब के ख़ज़ानों के दरवाज़े खुलवा दे तो हमारा काम बन जाएगा, 
अल्लाह मख्लूक को झुका देगा, अल्लाह मख्लूक को ताबे कर देगा 
€००-१4॥ ४५) ४३ एक है तन्हे तन्हा अल्लह ६५.७५८५ आज 
पूरा कर रहा है। : 


कामयाबी इम्तिहानों के बाद मिलती है 


{oe 5 HOB ०.७ pd Wl ० 
(YA. Jaa 3) y=) 

ऐ मेरे नबी! हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि- वसल्लम ने जब 
हिजरत की है मक्का से मदीने को निकले हैं जब मेरे भाईयो क्या 
हुआ, मैं क्या कहूँ? यह दीन सस्ता नहीं है। 

Ss RT bly २००) lS Ol oer 0 
i sel pall s ६०५) re pl rel 
(TayLy) - AR \ ge cr pur +i डा 


आजमाइश आएगी, खरे खोटे को अलग-अलग कर दूँगा। 





._ रन) 





बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब की 
CR रद सा३० ८ मत > 






i Cl od} 

मैं देखूँगा कलिमे पर कौन सच्चा है, मैं तुम्हें आजमाइश में 
जसे. जाजमाइश आएगी मेरा कलिमा पढ़ने के बाद तुम्हें 
आजमाया जाएगा । एक तरफ दुनिया खड़ी कर दूँगा एक तरफ 
कलिमा खड़ा कर दूँगा । दुनिया कहेगी मेरे तकाजे पूरे कर, कलिमा 
कहेगा मेरा तकाजा टूट जाएगा, बीवी कहेगी मेरे तकाले पूरे कर, 
अल्लाह का अप्र कहेगा मैं टूट जाऊँगा, बच्चों की जरूरत को 
अपने हुक्म के मुकाबले में खड़ा कर दूँगा, तेरी ज़रूरत को अपने 
हुक्म के मुकाबले में खड़ा कर दूँगा। मैं तेरी नफसानियत और 
अपना हुक्म मुकाबले में खड़ा कर दूँगा, मैं तेरी बीवी-बच्चों और 
तैरी तिजारत की और हुकूमत की जरूरतों को यूँ मुकाबले में 
टकरा दूँगा । 

हुकूमत को देखता है तो मेरा हुक्म झुर्वान होता है, मेरे अभ्र 
को लेता है तो हुकूमत कुर्बान होती है। तू कहाँ को जाएगा? 
अल्लाह तआला तंबीह के लिए फरमा रहे हैं: | 

LS eg wo ae IN YF OY 
5 (४ pd ०५४०० | 

सुनो! आज इस्लाम गर्दिश में है, हरकत में है तुम भी इसके 
साथ हरकत में रहना, गर्दिश में रहना, हुकूमत के चक्कर में मत 
पड़ना, हुकूमत के पीछे मत पड़ना। हा 

६.०४) ३५७ मेरी किताब की पकड़ लैना। | । 

आजमाइश डालूँगा अगर अल्लाह का अम्र लेना है ओहदा रह 
गया, सारी तिजारत की छुट्टी होती नजर आती है अल्लाह के - 


ब बयानात्तः मौलाना तारिक जमील साहब 





अंम्र द्रं को जहतो है तो सब कुछ नज़र ओता हैं, नुकाबजा त को छोड़तां है तो सब कुछ नजर आता है, मुकाबला डाल 
दियाहै। | 
रे he oll ७१४! ese si sls ७ 
| Fs dl ०७०० lads 


ऐ अली! बता क्या करता है, तुझे पाँच हजार बकरियाँ दूँ या 
तुझे पाँच कलिमे सिखाऊँ? यह मुकाबला क्यों डाला? दामाद है 
और ऐसे नवासों का बाप है जिनको आप कह रहे हैं ६८८ Tp 
मेरी टहनियाँ हजरत हसन व हुसैन रज़ियल्लाइ अन्हुमा हैं। 
हरियाली को देखकर: आँखे ठंडी होती हैं रैहाना कहते हैं तर व 
ताज़ा टहनी को जैसे इसको देखकर आँख ठंडी होती है हसन व 
हुसैन को देखकर मेरी आँखों को ठंडक मिलती है। इसलिए कहा 
६८५७०५४ और उनकी चीख-्पुकार की आवाजें कानों में आ रही 
हैं कि मेरे दोनों नवासे रो रहे हैं भूख की तेजी की वजह से और 
बेटी के गाल पिचके हुए हैं और आँखें अन्दर को धंसी हुई नजर : 
आ रही हैं कि मेरी बेटी फक्रर व फाके का शिकार हो चुकी है 
और बीमार है। बेटी को पूछने आते हैं साथ में इमरान बिन हुसैन 
रजियल्लाहु अन्हु हैं। बेरी अन्दर आ जाऊें, मेरे साथ इमरान बिन 
हुसैन भी हैं? बेटी क्या कहती है? 

egy pool ७ cs ७4 ५.) ५के | 

मेरे पास इतना भी कपड़ा नहीं है कि मैं चेहरे को छिपा सके। 
थह घर: में हाल है। चेहरा कितने कपड़े से छिप जाएगा। एक 
आधा गरज कपड़ा घर में नहीं है कि जिससे फातिमा अपने चेहरे 
फो छिपा सके इमरान रजियल्लाहु अन्हु से। आप सल्लल्लहु अलैहि 


245 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





वसल्लंम ने मोठे से चादर उठाई और अन्दर. फेंक दी और कहो 

बेटा यह ओढ़ लो। चादर ओढ़ ली। आप अन्दर आए। बेटी क्या 
बात है? हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने जवार्ब दिया ऐ अल्लाह 
के रसूल! ई६७८१*५०ॐे बीमारी, दर्द तकलीफों, मुसीबतों, परेशानी 
ने कमर तोड़ दी और आँसू निकल पड़े। हुजूरं सल्लल्लाहु अलेहिं 
वसल्लम भी रोने लगे, कहा बेटी मत रो, तेरा बाप भी तीन दिन 
से भूखा है। बाप भी भूखा है और बेटी भी भूखी है और कहा. ऐ 
बेटी: 

Y lib CS LAS ३६ « shoes hazel (०3 sk PE 

AL Cea sl peel has E Fl Py 

KS hg ८.७०.७२ Cb ३३ ०४३ 

ऐ मेरे रब मुझे सोना चाँदी मत दे। मेरे रब ने कहा था बत्हा 

के पहाड़ सोना बना दूँ, मक्के के पहाड़ सोना बना दूँ? मैंने कहा 
या अल्लाह मुझे सोना चाँदी नहीं चाहिए। फरमाया | 


प (5 mF 5 yf chat एक yh एके 


ऐ सोना, ऐ चाँदी किसी और को धोका दे मुझे नहीं धोका दे 
सकते । 9 


क्‍ फातिमा! तू राजी है कि जन्नत की 


औरतों की सरदार ठै 


किसी और को धोका दें ऐ मेरी बेटी मैंने कहा नहीं। मैंने कहा 
ऐ मेरे अल्लाह मैं. सोना चाँदी नहीं लेता। (मैं तो यह चाहता हूँ 
कि) एक दिन भूखा रहूँ तेरे सामने -रोना-धोना. करूँ, एक. दिन 


246 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 





खाना | खाऊँगा त्तेरा शुक्र अदा करूँगा और कहा ऐ फातिमा! 
क्यों घबराती है तू खुश हो जा! 
rd 8... ire 63 Ul (७० # bl 
कया तू इस बात पर खुश नहीं है कि तुझे अल्लाह ने जन्नत 
की औरतों का सरदार बना दिया। 


बस खुश हो गयीं और गले से लगाया और जो फातिमा 
रजियज्लाहु अन्हा फूट-फूट कर रोीं। ऊपर से अल्लाह त॒आला ने 
जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उतार दिया कि तसल्ली दे दे फातिमा 
को हमने जन्नत की औरतों की सरदार बना दिया और एक हदीस 
में आता है। 


यह अली और फातिमा की मुस्कराहट है 


हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि 
जन्नत में एक चमक उठेगी सूरज की तरह तो जन्नत वाले दारोगा 
रिज़वान से कहेंगे कि ऐ रिज़वान हमने तो सुना था कि जन्नत में 
सूरज की चमक नहीं है फिर यह चमक कैसी है? आवाज़ आएगी 
अली और फातिमा मुस्करा रहे हैं। यह उनके दाँतों की चमक की 
रौशनी हो रही है। 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि घसल्लम ने हजरत अली रजियल्लाहु 
अन्हु के सामने मुकाबला कर डाला ऐ अली क्या लेना है? बेटी 
की भूख सामने है, अली रजियल्लाहु अन्हु की भूख सामने सख्त 
सर्दी है आप घर से निकलते हैं। हज़रत अली परेशानी में रहल 
रहे हैं (७७ +१ ८.० ८-५-४ ८} ऐ अल्लाह के रसूल भूख ने घर से 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब ह 
निकाल दिया, बैठा नहीं जातां। तड़प भूख की। 
SDs Er rib SE 
ee क्‍ ः 

ये पाँच बोल तेरे लिए पाँच हज़ार बकरियों से बेहतर हैं। 
मुकाबला है यह और जो इस मुकाबले, में उतरकर अल्लाह के अप्र _ 
को पकड़ लेगा दुनिया और आख़िरत में कामयाब हो जाएगा। 

यह उम्मत अल्लाह की सफीर है। दुकानें चलाने. नहीँ आए | 
हम मेरे भाईयो कारोबार चलाने नहीं आए, बीवी-बच्चों का पेट 
पालना हमारा मकुसद नहीं है, हुकूमतें विज़ारतें चलाना हमारा 
मकसद नहीं है, अपनी जरूरतों को पूरा करना हमारा मकसद नहीं 
है। हमारा मकसद तो हर हाल में अल्लाह के अभ्र को हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा करना है। 


उमर सानी रह० की जिन्दगी 


हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रह० का जमाना है। यह वह 
उमर हैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब यह गली से गुजरते थे तो 
उनकी ख़ुशबुओं से घरों में बैठे हुए लोगों को पत्ता चल जाता था 
कि उमर गली से गुजर रहे हैं। ऐसा हुस्न व जमाल था चेहरे पर 
आँखें नहीं टिकती थीं और ऐसी नख़रे वाली चाल थी जो देखता 
था वह दंग रह जाता और लम्बी चादर होती थी जो घसिरती हुई 
जाती थी। एक बुजुर्ग ने रास्ते में रोक दिया। ऐ उमर! देखो 
अपने टख़ने से कपड़ा ऊँचा करो। उन्होंने कहा अगर जान की 
ज़ैर है तो आइन्दा मुझे यह बात मत कहना वरना गर्दन उड़ा दी 


छ्8.... ., बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 
्््ा्कअ्य््याायाााालाकाााख्सााायायायानााा 3 >> «मम 


आाााणाणााामाणााणणस्‍स्‍ 99७. 
जाएगी। एक वकृत यह है और जब आए खिलाफत पर जो 
आदमी दुनिया की तलब में जो आदमी विजारत की तलब करने 
लगा और जो आदमी हुकूमत की तलब करेगा और जो आदमी 
माल को तलब करेगा जब उसके हाथ में माल आएगा तो 
फिरऔन बनेगा और जो आदमी इससे भागेगा और इससे जान 
छुड़ाएगा और इससे पल्ला बचाएगा जब उसके पास माल आएगा 
तो बह इसके जरिए से जन्नत कमाएगा । 


सुलेमान मरने लगा तो रजा बिन हयात ने कहा कोई काम 
ऐसा कर जिससे तेरी आख्िरत बन जाए। कहा क्‍या करूं? कहा 
खिलाफत के लिए किसी नेक इन्सान का चुनाव कर । 


सोच में पड़ गया। उसका इरादा था बेटे को खलीफा बनाने 
का कहने लगा इन्शाअल्‍्लाह ऐसा काम कर जाऊँगा कि जिसमें 
मेरे नफ़स और शैतान का कोई हिस्सा नहीं होगा। कहा लिखो मैं 
उमर को ख़लीफा बनाता हूँ और इसको लपेटा और माचिस की 
एक डिबिया में डाला, कहा जाओ इस पर लोगों से कैत लो। जब 
रजा ने बै'त ली तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० दौइकर 
आए और कहा ऐ रजा तुझे अल्लाह का वास्ता अगर इसमें मेरा 
नाम है तो इसे मिटा दे। मुझे ख़िलाफृत नहीं चाहिए । उसने कहा 
जाओ जाओ मेस सिर न खाओ, मुझे नहीं पता किसका नाम है। 
आगे हिश्शाम बिन अब्दुल मलिक मिला उसने कहा रजा अशर 
इसमें मेरा नाम नहीं तो इसमें लिख दे। एक कहता है मेरा नाम 
मिटा दे एक कहता है मेरा नाम लिख दे। 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहव 489 
आ RR 35330, 25:5252350 29 “70 2६ 


जब ख़िलाफृत का बोझ आ पड़ा 


जब डिबिया पर बै'त ली और खोला। उनको कहा आओ भाई 
ऐ उमर! तुम को ख़लीफा बनाया जाता है तो उमर रह० खड़े नहीं 
हो सके, दो आदमियों ने सहारा देकर उठाया और लड़खड़ाते हुए 
मिंम्बर पर आए और कहा मुझे ख़िलाफुत नहीं चाहिए तुम अपने 
फैसले से किसी और को बना दो। उन्होंने कहा नहीं अमीरुल 
मोमिनीन ने कह दिया। हिश्शाम की चीख़ निकली। एक शामी ने 
तलवार निकाली, आइन्दा तूने चात की तो तेरी गर्दन उड़ा दूँगा तू 
अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के सामने आवाज़ निकालता है। जब 
आए तो यूँ कहा कि अब इससे आख्निरत को कमाकर दिखाऊंगा 
ताकि सारी दुनिया के इन्सानों को पता चल जाए कि बादशाहत में 
भी आखिरत कमाई जा सकती है। 


अमीरुल मोमिनीन के बच्चों की ईद 


फिर चह वकत आया ईद का दिन। ईद के एक दो दिन पहले 
की बात वहीं छोटे-छोटे बच्चे रो रहे हैं कहने लगे क्यों रो रहे हैं? 
बीवी ने कहा बच्चे कह रहे हैं कि हमारे सारे दोस्तों ने नए-नए 
कपड़े बनवाए हैं ईद के लिए और हमारे बाप तो अमीरुल 
मोमिनीन हैं । हमारे कपड़े फटे हुए हैं हमें भी तो कपड़े लेकर दो 
हजरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० ने फरमाया मेरे पास तो 
पैसे नहीं कि मैं लेकर दूँ। वज़ीफा तेते थे बैतुलमाल से जो तमाम 
मुसलमानों का था। रोटी का ख़र्च भी मुश्किल से पूरा होता था 
तो वीची ने कहा अब क्या करें? बच्चों को कैसे समझाएं? खुद तो 


250... ययानातः मौलाना तारिक्रं जमील साहब 


सब्र कर सकते हैं बच्चे तो नहीं जानते। बच्चों पर' आदमी ईमान 
बेचता है, हाँ फिर वह औलाद माँ-बाप की शुस्ताख़ बनती है। बाप 
से कहती है तूने हमारे लिए किया क्या है, क्या कमाया है हमारे 
लिए? क्योंकि उसकी जड़ों में हराम को डाला गया है। इसलिए 
यह कभी मॉ-बाप की फुरमांबरदार नहीं बनकर नहीं चलेगी । 


यह माँ को भी जूते मारेगी और बाप को भी जूते मारेगी। 
हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रह० ने कहा मैं कहाँ से दूँ? मेरे 
पास तो कोई पेसे नहीं हैं। उसने (बीवी ने) कहा क्या करें? इनको 
कैसे समझाएं। उन्होंने कहा तो फिर मैं कैसे समझाऊँ? बीवी ने 
कहा मुझे एक तर्कीब समझ में आई है आप अपना वजीफा एक 
माह पेशगी ले लें जो महीने का वजीफा मिलता है। हमारे बच्चों 
के कपड़े बन जाएंगे। हम सब्र कर जेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। 
अपना ख़ादिम नहीं गुलाम है जर-खरीद मुजाहिम, उसे बुलाया, 
ख़जान्ची था। अरे मियाँ मुजाहिम हमें एक महीने का वजीफा 
ऐेशगी दे दो। वह मुजाहिम झरमाने लगे: 

अमीरुल मोमिनीन! एक बात अर्ज करूं, क्या आप मुझे 
जमानत देते है कि आप एक महीने जिन्दा रहेंगे जो आप 
मुसलमानों का माल लेना चाहते हैं? अगर आप एक महीने की 
जमानत दे सकते हैं तो आपकी मर्दन पकड़ी जाएगी । हज़रत उमर 
बिन अब्दुल अजीज की चीख़ निकली महीं! नहीं! 

fi (७४ ei Y ५७५ ५४ oe 5} 
हुजूर फरमा रहे हैं: | 
{es YUp bose}. 





कितने ही दिन देखने वाले जो सूरज का डूबना (यानी रात का. 
आना) नहीं देख पाते और कुब्रों में चले जाते हैं, | रा 
¢ 48 yu ५४0 iar} 
और कितने ही हैं जो कल का इन्तिज़ार कर रहे हैं और कल 
का सूरज नहीं देख पाते और कृब्रों में चल्ले जाते हैं। 
कहा बच्चों! सब्र कर लो जन्नत में जाकर ले लेना, मेरे पास 

इस वक़्त कुछ नहीं है। हुक्म को नहीं तोड़ा बच्चों की ख्वाहिश 
को तोड़ दिया, अपने जज्बात को तोड़ दियां। अल्लाह के अम्र को 
नहीं तोड़ा, ज़रूरत को कुर्बान कर दिया, अम्र-ए-इलाही को कुर्बान 
नहीं किया । 


“ला इलाहा इलल्लाह” के हकीको माईने 

“ला इलाहा इलल्लाह” कि मैं अल्लाह का गुलाम हूँ, मैं बिक 
चुका हूँ, मैं बीवी बच्चों का गुलाम नहीं, कारोबारी नहीं हूँ, में 
ताजिर नहीं हूँ, मैं ज़॒मींदार नहीं हूँ, मैं जुगींदार, हाकिम और 
वज़ीर नहीं हूँ, मैं अपने अल्लाह का गुलाम हूँ। मुझे अल्लाह के 
अम्न को देखना है। मुझे यह नहीं देखना कि कौन क्या करता है। 
एक बार अमीरुल मोमिनीन घर में आए बेटियों मुँह पर कपडा 
क्यों रखती हों? फातिमा ने कहा ऐ अमीरुस मोमिनीन! आज 
तेरी बेटियों ने कच्चे प्याज़ से रोटी खाई है, इसलिए उनके मुँह से 
बदबू आ रही है। 

हाँ “अमीरुल मोमिनीन! जिसका अम्र तीन बर आजम पर 
चलता हो और अरबों मख्तूकात उसके सामने गर्दन झुकाए खड़ी 
हों। दमिश्क से लेकर मिस्र तक, दमिशक से लेकर चाड तेक, 


बयानातः मौलाना | तारिक्र जमील साहब 


लेकर उन्दलुस तक, पुर्तगाल और फ्राँस तक जिसका 
अग्र चल रहा हो उसकी बेटी कच्चे प्याज से रोटी खा रही है। 
आज तो हमारे छाबड़े वाले की भी बेटी कच्चे प्याज से रोटी नहीं 
खाती और इतनी बड़ी हुकूमत वाले की बेटियाँ प्याज़ से रोटियाँ 
खाती हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० रोने लगे हाय! 
मेरी बेटी मैं तुम्हें अच्छे खाने खिला सकता था लेकिन तेरा बाप 
दोजख़ की आग बर्दाश्त नहीँ कर सकता। मेरे सामने दो रास्ते हैं। 
तुम्हें हलाल हराम इकठूठा करके खिलाता तो ख़ुद दोजख़ में 
जाता । मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता । 


मेरे बच्चों को हराम न खिलाएं 


मौत का वकत आया। उनके बीवी के भाई मुसैलमा ने कहा 
अमीरुल मोमिनीन का लिबास तो बदल दो। मैला हो गया है। 
अपनी बहन से कहा। हजरत फातिमा (बीवी) ने कहा, ऐ मेरे 
भाई! अल्लाह की कसम अमीरुल मोमिनीन के पास एक ही जोड़ा 
है। बदलूँ कहाँ से एक ही जोडा है। मुसैलमा ने कहा अमीरुल 
मोमिनीन ये आपके के बच्चे है। फक्रर व फाके की हालत में 
आप इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। मेरे से एक लाख रुपए ले लीजिए 
अपने बच्चों को दे दीजिए । मेरे भान्जे हैं। 

फुरमाया एक लाख वहाँ वापस कर दो जहाँ से तुम ने इसको 
जुल्म व रिश्वत से कमाया है मेरे बच्चों को हराम नहीं चाहिए 
फिर बेरों को बुलाया और कहा मेरे बेटों मैं जहन्नुम तो सह नहीं 
सकता, मैंने तुम्हें अल्लाह से मांगना सिखा दिया, जरूरत पंड़े तो 
उससे मांग लेना । वह तुम्हारा कफील होगा। वह कहता है +, 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 253 





ई+०४८७॥ ८ + में है नेक आदमियों का वाली i 


जन्नत को बशारत 


जब मौत आई और जनाजा उठा कब्रिस्तान पहुँचा और कब्र: 
पर रखा गया तो आसमान से एक हवा चली। उसमें से एक 
कागज का पर्चा गिरा। उस कागजको. उठाया गया.। उस पर: 
लिखा थाः ` | मु | 

iyo bh oo por or als 
ey Fpl oF 

और यह अल्लाह तआला की तरफ से उमर बिन अब्दुल 
अजीज के लिए आग से निजात का परवाना हैं, हम ने दोजख़ से 
निजात दे दी। सारी दुनिया को बता दिया कि सुन लो हमने उमर | 
को दोजख़ से बचा लिया और इस परवाने समेत उमर बिन अब्दुल 
अजीज को कब्र में उतार दिया गया। 


गेबी शहादत 


रोम के इलाके में एक मुसलमान कैद हुआ और वहाँ से 
भागकर निकलने में कामयाब हो गया और तीसरी रात है उनको 
रोम इलाके में चलते हुए और उनके आठ साथी कदू हो चुके थे 
ये नवें बच गए थे। वहाँ से भागकर आ रहे थे तो पीछे से घोड़े 
के रापों की आवाज आई । समझे लगता है बस मैं तो पकड़ा गया 
हूँ। पीछे जो मुड़कर देखा एक ने आवाज़ दी हबीब! अरे यह मेरा 
नाम कैसे जानता है? करीब .आए तो देखा वह साथी जो कृतूल 


254 अयानातः मौलाना तारिक्रं जमील साहब 





हो गए थे घोड़े पर सवार, ई. ... अरे! तुम तो सारे फूल 
हो गए थे। फरमाया हाँ तुम्हें ख़बर है क्या हुआ कि उमर बिन 
अब्दुल अजीज रह० का इन्तिकाल हो चुका है और अल्लाह 
तआला ने सारे शहीदों से. कहा है कि उनका जनाजा पढ़ो जाकर । 
हम सब वहाँ जा रहे हैं। तुमने घर जाना है? यह रोम है, घर 
जाना है? कहते हैं हाँ तो उसने कहा ६.५५०३ हाथ पकड़ ६,४५॥५$ 
और मुझे पीछे घोड़े पर बिठाया। उसका घोड़ा कुछ कदम चला 
होगा ६६६ ५-4 »» उसने मुझे जोर से कोहनी मारी और मैं 
उलटकर गिरा तो घर के दरवाज़े के सामने पड़ा था। रोम से 
इराक्‌ यह इस्तिकृबाल हो रहा है। 
resto Yes Y 0) ie RR FE, 
PDs pd ७8.७ ४ oS ol i 
५५.५ edit gga ७ Lg TT SUE ७3 ६४५ 
RY Fy eS FY तहत 


अल्लाह की तरफ से मेहमानी हो रही है फरिश्ते आ रहे हैं 


जब मोमिन अल्लाह से मिलने चलता ह 


हजरत उमर का जब विसाल होने लगा तो कहने लगे हट 
जाओ कुछ लोग आ रहे हैं जी न इन्सान हैं न जिन्नात हैं और 
जबान पर यह आयत आ गई | 
09.3 Ys po SY le Opp Y ००० हल है oh Hl रा 
` ग्रह वह घर है हमने बनाया है उम बन्दों के लिए जो दुनिया 
में बड़ाई नहीं चाहते हैं, फसाद नहीं चाहते। ' | 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 255 
एल बेर करन 55559 2+ जप परम 2 पर पत्र पत्र पाल न का मचा क्र ८ पहन प का पलक पद कत5ू+ु०+- 9५ 55३ 


जो बड़ाई चाहते हैं उन्हें पस्त किया जाता है जो बड़ाई नहीं 
चाहते उन्हें उठाया जाता है। फरिश्ते पाँव दबाते हैं, फुरिशते हाथ 
दबाते हैं, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम खुशखबरी देते हैं: 
sod eed CS 0५००० ills (के 


ऐ मुबारक रूह मुबारक जिस्म मुबारक जिस्म के अन्दर थी 
ईक बाहर आओ, अब आपके बाहर आने का वकत आ गया | 


Rosas Fs) buy Tp ri 


अब आप खुश हो जाओ। जन्नत आपके लिए तैयार है और 
अल्लाह तआला आपसे राजी हो चुका है और जन्नत का दरवाज़ा 


खोलता है । | 


हमारा काम लोगों को अल्लाह की 
गुलामी में लाना है 


मेरे भाईयो! मुसलमान अल्लाइ का सफीर है यह आख्िरत का 
दाअई है, यह जन्नत का दाअई है। मेरे भाईयो! जहन्नुम से डराने 
वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को वजूद देने 
चाला। रबी बिन आमिर रजियल्लाहु अन्हु खड़े होकर कह रहे हैं 
लोगों' की गुलामी से निकालकर अपने मौला की झुलामी पर डालने 
के लिए आए हैं। 

हम काश्तकार नहीं, जमीदार नहीं, हम, ताजिर. नहीं हैं, हम 
अल्लाह के दीन के दाअई हैं। इस वक्त मुसलमान से अल्लाह के 
दीन की दावत छूट चुकी है। दावत वाला काम छूटा है। मुसलमान 
दाअई था। ओहो! इस मेहनत पर अल्लाह. ने इस उम्मत्त को 


Fees. h 


256 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


 मर्तबा दिया। इस दांवतं पर अल्लाह ने. इस उम्मत की उठाया 
अंगर यह उम्मत बैठती है. अगर यह उम्मत्त नकुल व हरकत में : 


` नही आती तो यह उम्मत अपने वजीफ को छोड़ चुकी है और जब 


कोई चीज़ अपने मकुसद से हट जाती है अपनी कीमत को खो 


__. जब मुसलमान दाअई था 

नह मुसलमान जब दावत के मैदान में हरकत कर रहे थे और 
इसका एक-एक साँस अल्लाह के पाक हीन के लिए वक्फ था 
और इसका एक-एक रुपया अल्लाह के दीन पर छुन था और 
उसको तमन्ना अल्लाह के नाम पर मरने की शी और अल्लाह के 
रस्ते में कब्र. बनाने की थी तो मैरे भाईयों! इनकी दुआएं अर्श 
नुअल्साह से टकरा रही थीं और इनका रोना फरिशतों को रुला 
देता था जो एक नौजवान सहाबी नमाज पढ़ रहा था और नमाज 
में रोया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया: 

हू pS ASYM ०४9७ ey RFID 

आज तेरे रोने ने बेशुमार फरिश्तों को भी रुला दिया । 


ऐसा जवान था, जब यह अल्लाह के दीन की मेहनत मे उतर 
रहा था. तो फरिश्ते इस पर फुख़ कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमाय़-कि ऐसी कीमती उम्मत है ५.५ Ys} 
६६५:> अगर तेरे से बढ़ने बाले नौजवान न हों € ट५.५,क और 
दीन में, बुढ़ापे में पहुँचकर कमरें झुक गयीं, माज़ूर हो गए अगर 
ऐसे: बूढ़े न हों ६७», ८५८७३ दूध पीते बच्चे न हों ६७, »५५,,३ 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 257 
RE पसमरररकर+<स<स<र<र<र<« तक +तत5<5८८>+>+म«म; 


और चरने वाले जानवर न हों ई ०० ६५ ५... मैं वारिशों 
की तरह अज़ाब को बरसा दूँगा । | 


इस उम्मत का हर आदमी कीमती है 


तो इस उम्मत का नौजवान ऐसा कीमती है कि अगर यह 
अल्लाह पाक को मानने पर आ जाता है तो मेरे भाईयो! उसके 
निकले हुए ख़ौफ के आँसू अल्लाह के अज़ाब को उड़ा देते हैं और 
इस उम्मत्त का बूढ़ा इतना कीमती है अगर यह झुकी हुई कमर के 
साथ कदम उठाता है तो अल्लाह का अर्श भी हिलता है और 
आए हुए अजाब भी उठ जाते हैं। इस उम्मत के साथ अल्लाह का 
ख़ुसूसी मामला था। 
EI (0... able १५.५ tpn iP SRE 
जब यह मेरा बन्दा पचास बरस का हो जाए मेरे नबी का 
कलिमा पढ़ता तो मैं फिर उसका हिसाब आसान कर देता हूँ। 
ई ५७ gl Ce Tin rm A जि फ 
और जब यह साठ बरस का हो जाए तो मैं उसे अपनी 
मुहब्बत देना शुरू कर देता हूँ कि अब तू मेरे आने के करीब हो 
गया है, अब तू दुनिया से निकल, दुकान में बैठना जाएज नहीं है, 
अब तू निकल ६५७ ४-६१ ८-८० $ अब तो साठ बरस का हो गया। 
मेरी तरफ को आ, मैं अपनी तरफ रुजु देता हूँ। 
sl aly ५-० ६ २०१०० २ BP ह 
जब सत्तर साल का हो जाता है अल्लाह तआला कहते हैं फिर 


अ बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


मे कप और मेरे फरिश्ते भी मुहब्बत करते हैं कि संत्तर बरस का 
बूढ़ा हो गया है दाढ़ी सफेद हो गई। लि 4 
| sie EL BN} | 
जब अस्सी बंरस का हो जाता है तो अल्लाह तआला फूरमाते हैं 
| begs Needs © 
अस्सी बरस के बूढ़े को दोजख़ का अज़ाब देते हुए मुझे वैसे 
ही शर्म आतीहै। | | 
अल्लाहु-अकबर!. मैं कैसे अजाब दूँ कि यह बूढ़ा हो गया 
€ १५३ ~ 5} अल्लाह त॒आला कहता. है भाई अब | 
इसकी नेकियाँ ही लिखते रहो बस सठाया गया, बूढ़ा हो गया। 
फ्रजूक एक शायर गुजरा है। शायर आज़ाद होते हैं आम तौर पर 


लेकिन उस जमाने का आज़ाद से आजाद भी आज के क्रुतुब व 
: गौस से भी ऊँचा दर्जा रखता है। | - 


aS = 
न leo Cregg ——— 





हज्जाज बिन यूसुफ का ईमान _ 


` हज्जाज बिन यूसुफ इस उम्मत का जालिम गिना जाता है। 
उसकी जिन्दगी में कभी तहज्जुद कजा नहीं हुई और हफ्ते में 
उसका कुरआन ख़तूम होता था, हफ्ते में कुरआन ख़त्म करता : 
था, तीन दिन में, पाँच दिन में कुरआन ख़तम करता था। कभी 
जिन्दगी में झूठ नहीं बोला मरते दम तक और यकीन ऐसा था कि 
` एक दफा उसकी बीवी पर कुछ असरात 'हुएं। उसने किसी आमिल 
.. को बुलेवोयो और उसने दम करके लोहे की कील रख दी कि 


बयानातः मौलाना त्तारिक़ जमील साहब 259 
I 


इसको दफन कर दो, उन्होंने कहा यह क्‍या चीज है? उन्होंने कहा 
तुम अपने हब्शी गुलाम बुलाओ। दो हब्शीं बुलाए कि लकड़ी 
डालकर इसको उठाओ। दो गुलाम जोर लगा रहे हैं, उठा रहे हैं। 
वह छोय सा कील नहीं उठता फिर दो और लगाए चार फिर दो 
और छः फिर दो और आठ, दो और लंगाए दस बारह गुलाम 
लगाए । छः इस तरह छ: इस तरह इस छोटे से कील को उठा रहे 
हैं उठता ही नहीं। उस (जादूगर मे) कहा देखी इसकी ताकत यह 
है। इस हुंज्जाज ने कहा पीछे हट जाओ अपनी छड़ी उठाई और 
आयत पढ़ी: 
Poe PN hg ७.७ dl (६५, ० 
RM aE (Spl 

यह आयत पढ़कर जो छड़ी डाली और कील हवा में उड़ता 
हुआ वह गया । 

उन्होने कहा भाग जाओ मैं तुम्हारे अमलों का मोहताज नहीं 
हूँ। यकीन की ताकत ने उसके जादू को तोड़ दिया । 


इस्लाम का बुढ़ापा 


फ्रज़्क एक शायर गुजरा है। बीवी के जनाजे में शरीक है। 
हजरत हसन बसरी रृह० भी आए हुए हैं। हज़रत हसन बसरी 
रह० ने कहा फुरज़ूक लोग क्या कह रहे हैं? फरजूक ने कहा यूँ 
कह रहे हैं कि इस जनाजे में (हसन बसरी) हमारे शहर का सबसे 
बेहतरीन इन्साना आया हुआ है “रैर मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं 
और लोग यूँ. कह रहे हैं इस जनाजे में हमारे शहर का सबसे 


260 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
र 
बदतरीन इन्सान आया हुआ है तो हजरत हसन. बसरी रह०. ने 
कहा ई९५४५० ८-५५३ तो फिर आज के दिन के लिए तूने क्या 
सामान तैयार रखा है 

उन्होंने कहा हसन बसरी मेरे पास कुछ भी नहीं इतना है कि 
इस्लाम में बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास 
इस्लाम का बुढ़ापा है और कुछ नहीं। जब इन्तिकाल हुआ तो 
खराब में एक आदमी को मिला तो उसने पूछा तेरे साथ क्या 
सुलूक हुआ। कहा अल्लाह पाक ने मुझे अपने सामने खड़ा किया 
इर्शाद फरमाया ऐ फरज़ूक तूने हसन से कया बात कही थी याद 
है? मैंने कहा या अल्लाह याद है। (अल्लाह तआला ने इर्शाद 
फरमाया) दोहाराओ मेरे सामने। मैंने कहा मेरे पास उस दिन के 
लिए कुछ अल्लाह के सामने (पेश करने के लिए) कुछ नहीं 
सिवाए इसके कि मैं इस्लाम में बूढ़ा हुआ हूँ तो अल्लाह तआला 
ने फुरमाया कि मैंने तुझे इस पर माफ कर दिया | 


ऐ दाऊद! मेरी मुहब्बत नाफुरमानों से भी है 


मेरे भाईथो! इस उम्मत पर तो अल्लाह ऐसा मेहरबान है 
लेकिन हम कैसे बे वफ़ा निकले कि हमें दुकान ने अल्लाह से तोड़ 
दिया, मिटूटी की औरत ने अल्लाह से मोड़ दिया और इस औलाद 
ने अल्लाह से तोड़ दिया जो दुनिया में ही बे वफा हो रही है और 
इस खेती की ख़ातिर हम अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं और 
कुछ टको की खातिर हम अल्लाह के अग्र को तोड़ .रहे हैं। मेरे 
भाईयो! ऐसी करीम जात कहाँ से मिलेगी जो इन्तिजार में बैठा 
हुआ है, मैं अपने बन्दे, की तौबा का इन्तिज़ार कर रहा हूँ।- 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 26 
आ अ न ८ पर भारपापपबक क्‍ पटप हर 


CIP ५ ((+ THN (४०५ 3533 ५ 

ऐ दाऊद! जो मेरे से ताल्लुक तोड़ चुकें हैं अगर उन्हें पता. 
चल जाए कि मैं उनसे कितनी मुहब्बत करता हूँ ६५६०३ ८-०८ 
उनके मुहब्बत में टुकड़े टुकड़े हो जाएं अगर उन्हें पता चल जाए 
कि मैं उनसे कितनी मुहब्बत करता हूँ। | 

जब अपने नाफ्रमानों से मेरा यह हाल है तो ऐ दाऊद! ५५, 
ई. ००) ८3 0५45 जो मेरी तरफ चौड़ रहे हैं उनसे मैं किनती 
मुहब्बत करता हूँगा तू सोच सकता है। 


जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


जन्नत खुलवाएंगे 

मेरे भाईयो! हम बे वफ़ा निकले, हाँ इसलिए हम कह रहे हैं 
आज तबलीग में निकलकर अल्लाह से अहद व पैमान करो, हमारी 
नमाजें आज हमें अल्लाह से नहीं जोड़ रही हैं, हमारे हज आज हमें 
अल्लाह तआला से नहीं जोड़ रहे हैं, हमारे रोणे आज हमें अल्लाह 
तआला से नहीं जोड़ रहे। इसलिए कि हमारा कतिमा कच्चा है। 
हमने कलिमे की दावत देना छोड़ दिया है। इस कल्तिमे वाली 
दावत लेकर यह उम्मत फिरने वाली बनेगी। इस पर हुज़ूर 
सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः 

७३ Alp? che ८० २ ॐ 
BTN i ४४ iar 

सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक कि मेस कृदम न 

पड़े और सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत 


26१ ः बयानातः, मौलाना :तारिक्र जमील. साहब. 
कि हम नमाज ज़्यादा पढ़ते हैं, हम नमाज ज़्यादा पढ़ते हैं, हम 
ज्याद. माल ख़र्च करते हैं या हमारे पास कोई. ज़्यादा इबादतें हैं। 
बनी इस्राइल का एक-एक आबिद अपने गिरजे में दाखिल होता 
था. और. तीन-तीन सौ बरस बाहर निकलकर नहीं देखता था। 
बाहर क्या हो रहा है तो हमारी नमाज उसके मुकाबले में कैसे 
टक्कर खा सकती है। 


यह. उम्मत रबः के नाम को लेकर फिरने वाली है, यह सफीर 
है। आपको पता है है सफीर का कितना लिहाज किया जाता है, 
सफीर की कितनी रिआयत की जाती है, यह उम्मत सफीर है 
इसलिए अल्लाह तआला ने फैसला कर दिया कि जन्नत की 
शुरूआत मेरे नबी से होगी और मेरे नबी की उम्मत से होगी । 
इस उम्मत का ईनाम 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा मैंने शजरे तूबा 
दे दिया है इस उम्मत को। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह 
६७३० ८५ वह तूबा क्या है ६७.५: ४८ तूबा वह पेड़ है जिसे 
मैने अपने हाथ से लगाया है। इसका तना सोमे का है. ५-५८५ 
Ar ७० ७४०४४ ०३०४ नीचे सोना और ऊपर जवाहर ५-५५ «८.० 
६५३५ मोती याक्रूत इस पर रांके हैं €. १ १६५३ ७०. 
इसकी गदं शहद और जंजील है ई७ 3 pes ) इसके 
गुच्छों में से रेशम के जोडे निकलते हैं, बारीक रेशम के जोड़े, और 
गाढ़े रेशम के जोड़े ई० ५.० ८५५७.० ७ ८.~५५क इसकी जड़ में से 
तीन चश्में निकाले हैं। 


ई७#+ FIVE 0 ##०५५५ ४ (५००७ (५० RY 


बयानातः मौलाना -तारिक्र जमील. साहब | 263.. 


` मोईन का चश्मा उसे तू पीने वाला है तुझे सुरूर तो होगा | 
नशा नहीं होगा, तुझे लज्जत तो आएगी सिर में दर्द नहीं होगा, 
FE S EST HRD 
जिसमें जंजबील की मिलावट है। 
oS) FA SE Lol ER ० ४..2फ 
सलसबील में जंजबील है। इसके अन्दर से निकल रहा है। 
5 ई Els tts pos (3 (० ०0%: 3० /3 . 
वह रहीक्‌ का. चश्मा है जिसका खित्ताम मिस्क कस्तूरी है. 
पियेगा, पीकर गिलास की तह में देखेगा कस्तूरी बैठी हुई है। इस : 
पानी का एक. कतरा उंगली के पोरे पर लगाकर आसमान से 
दुनिया में नीचे टपका दें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फुरमायाः | 
सारी काएनात इस पानी के एक कतरे. से खुशबूदार हो जाएगा : 
जो चशमों पर बैठकर फिएगा जिसका एक कतरा सारे आलम को 
मौत्तर कर देगा । 





जन्नती औरतं का हुस्न व जमाल 

जन्नत की औरत के बालों का गुच्छा अगर इस दुनिया में आ. 
जाए तो सारी काएनात: उसके बालों से. रौशन हो जाए। उनः 
बीवियों का जिनके पहलुओं में बैठकर अल्लाह की नेमतों से मज़ा. 
हासिल करेगा। क्या .ख्याल है उन .बीवियों के बारे -में जिनकी : 
उंगली का एक पोरा a UNI 


१647 | बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 
dppedeye iS US lS lr पड़े... 
अगर उसकी उंगली का एक पोरा सूरज के सामने आ जाए 
तो सूरज ऐसा गायब हो जाए जैसे तारे सूरज के सामने हो जाते 
हैं। उसके चेहरे का हुस्न व जमाल क्या हाल होगा। अल्लाह 
तआला ने जिब्राईल अलेहिस्सलाम से कहा जाओ मेरी जन्नत को 
देखो । जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत में आए नूर की तजल्ली 
उठी जिञ्राईल सज्दे में गए ई।-५.,-क कया कहना है अल्लाह मुझे 
अपना दीदार करा रहा है। सज्दे में पड़े हैं अल्लाह के दीदार में 
` खुश हो रहे हैं। आवाज़ आई ६.....४ ८ ५, -.. २५६-४ ऐ रूहुल 
: अमीन! किसे संज्दा कर रहे हो? i 

सिर उठाओ, सिर उठाकर देखा (० ०५५३७८५ एक जन्नत 
की हूर जो उनके सामने खड़ी है &, » ८.५४) ५५ उसके चेहरे 
का नूर चमक रहा है। उसके चेहरे के नूर की चमक से जिंब्राईल 
जैसा फरिश्ता जो सिदरतुल मुन्तहा पर रहा है वह भी धोका खा 
गया । कहने लंगे अल्लह को देख रहा हूँ। मेरे भाईयो! जिसकी वह 
बीवी बनेगी । 
जिब्राईल को बीवी की जरूरत नहीं जिसकी वह बीवी बने 
उसका अन्दाजा लगाओ क्या हाल होगा, उसकी खुशियों का क्या 
हाला होगा, चालीस-चालीस बरस तो यूँ बीवी को देखता रहेगा, 
सिफ देखना €5-५,_के एक नज़र चालीस बरस की; देखने में 
ही मज़ा आ रहा है। एक बार: गले मिलना सत्तर साल का! 
जिब्राईल अतैहिस्सलाम हैरान होकर कहने लगे ओहो! तुझे अल्लाह 
ने किस लिए पैदा किया है? तो बह जवाब में कहती है ॐ 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 988 






lyn 4 ००५०»,- मुझे मेरे अल्लाह ने उनके लिए पैदा किया है 
जो अपनी ख़्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करते हैं, हाँ 
दुकान नहीं देखते, ख़राहिशात को नहीं देखते, बीवी-बच्चों को 
जरूरतों को नहीं देखते, अल्लाह के अप्र को देखते हैं, हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को देखते हैं, अल्लाह के 
नबी के तरीकों फो देखते हैं। 


ऐ ईसा! अभी नहीं 


ईसा अलैहिस्स्लाम ने कहा ऐ अल्लाह वह पानी कैसा बेहतरीन 
है और पेड़ कैसा आला है 40५० ० वह पानी मुझे भी 
पिला । अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 

ऐ मेरे नबी मेरी बात सुन ले ७८०५०१०१ छश म ७4 (० 
६... सारे नबियों पर वह पानी हराम है जब तक मेरा नबी 
अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको न पी ले, ७-११-५ 
€~ और सारी उम्मतों पर वह पानी हराम है जब तक मेरे नबी 
की उम्मत ना पी ले! 

अरे मेरे भाईयो! हम अपनी कद्र को पहचान लें, अरे 
मुसलामान नौजवान! तू अपनी जवानी को अब्याशी में बर्बाद 
करने के लिए नहीं आया, अरे तू अपनी जवानी को दुकान पर 
लगाने के लिए नहीं आया, अरे मुसलमान कूड! तेरे बुढ़ापे का 
तर्जुबा दुनिया के लिए नहीं हैं, तेरा बुढ़ापा रब के दीन को जिन्दा 
करने के लिए है और ऐ जवान! तेसै जवानी रब के नाम को 
जिन्दा करने के लिए है ६७-० एलन कल > 4-। ५-5 $ अल्लाह 
उसे बहत्तर सिदूदीकों के दर्जे अता फर्माएगा। | | 


266 बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 
बहू आम _ यार जबडा डार कद तपसा 7८ ददबतपम ८८ पयक फ्र्यनद 5-८८ म गनापलपपकय दर भरत फ7८ आकर तर 


जब दीदारे इलाही होगा 


हज़रत उमर रश्जिवल्लाइ अन्हु की रिवायत काजी शरीह से मरवी 
है अल्लाह उसे बहत्तर सिदूदीकों का दर्जा अता फरमाएगा। अरे 
मेरे भाईयो! इस उम्मत का नौजवान कितना कीमती था लेकिन 
आज यह कहाँ गल रहा है, सड़ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं 
निकलो घरों से, दुकानों से, तिजारतों से, फिरो अल्लाह के नाम 
पर, फिरने की आवाज़ लगाओ, कलिमे को सीखौ। 

मेरे भाईयों! आज न मैंने कलिमा सीखा है न आपने कलिमा 
सीखा है। इसको सारे आलम में फैलाओ। हम इसको फैलाने वाले 
हैं और हम ही इसको लेकर जाने वाले हैं। हमारे ही जिम्मे है 
इसको लेकर फिरना और चलना। 

मेरे भाईयो! आज जुरूरँत है वेशक यह दिल गुर्दे का काम है 
घर को छोड़ना लेकिन मेरे भाईयो और दोस्तो! इस पर मिलेगा 
क्या? हुजूर सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम का पड़ौस मिलेगा और 
अल्लाह का दीदार मिलेगा और दिन में दो दफा अल्लाह दो बार 
सीधे-सीधे वात करेगा। चेहरे से पर्दा हटाएगा, सामने आएगा और 
कहेगा ६७, ०५८० ५५१५-४ की आवाज़ आएगी। अल्लाह सामने 
हे। 


नेक औरत को हूरों से बढ़कर हुस्न व जमाल 


यह उम्मत जब से बैठी इसकी सिफात को जंग लग गया है। 
इसकी नमाज़ें वेजान हो गयीं। इसके रोजे बेजान हो गए, इसकी 


न 





बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब | . 267; 












ह्‌ mr To] 


= ह३. &» 
नह 


सिफात जंग आलूद हो गयीं। जब उम्मत फिरेगी और दर-ब-दर 
ठोकरें खाएगी और इसके नौजवान भी फिरेंगे और औरतों का 
जज़्बा भी दीन जिन्दा करने को होगा। अल्लाह तआला इन 

नौजवानों को और, बूढ़ों को जन्नतुल फिरदौस में जगह. देगा और 

उनकी बीवियों को उन से पहले जन्नत में पहुँचाएंगा और कहेगा 
जओ अपने ख़ाविन्दों का इस्तिकृबाल करने के लिए जन्नत में 

प्हलेचलीजाओ . ... | 

अल्लाह तआला इस दुनिया की मोमिन औरत को जन्नत की 

औरत से सत्तर हजार गुना ज्यादा ख़ूबसूरती अता फरमाएगा। एक 

किताब में मैंने पढ़ा जन्नत वाला जन्नती अपनी जन्नत की हूर के 

पास बैठा होगा कि ऊपर से रौशनी की चमक होगी। ऊपर देखेगा 

कि एक ख़ूबसूरत लड़की खड़ी है, कह रही है अभी मेरा नम्बर 

नहीं आया ई ९८-० ८७-० -»+ अभी मेरा हिस्सा नहीं है तेरे 
अन्दर । कहेंगा तू कौन है? कहेगी. तेरी आँखों की ठंडक का 
सामान हूँ, छिपाकर रखा गया है। उसे छोड़कर यह इसके पास _ 
जाएगा । वह हुस्न व जमाल में उससे बढ़कर होगी। उसके पांस 
` रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा फिर इससे ऊँचा एक. दर्जा नज़र 
आएगा जहाँ इससे ज्यादा हसीन व जमील. लड़की देख रही होमी 
जो कहेगी €) ie Lal आपको मेरी | जरूरत नहीं है? यह 
कहेगा तो कौन. है? यह कहेगी मैं: भी तेरी आँखों की ठडक के 
लिए छिपाकर रखी गई हूँ। उसे छोड़कर इसके पास जाएगा. और' 
जब तक अल्लाह चाहेगा रहेगा । *- SS 





बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 





अल्लाह को कुदरत और 


रहमते दो आलम 


ha lal «२5५ | A ३.० ॥ ss sd} RF | 
ep Ct Cr alli 3 $#७ 
ब कली हि alll 

एङ El 3s [EI os} al] | | E> ‘rs ४५३० trl ras 
5) ५2 | ला Vill ९ 9] Speeds Creel] | a 
Lgl, 3 Ore 3 4७5 8 | १०५४ Ay Es Ld ISB RE 
0 e—iP hs | gli, sls se RR । ४! 

0५०४ ya yeh ७ ०१५०५ lh Lo ahd 

०१५०३ phall 40॥ 0७७६... Ol ps Was ab dacs 

SHEN >> Ys seed rt 3 Mase dy 

El 7>5६०- ५a; A als Ss = 23... ५ 

े a igi Malis ds 3 ........5 | ॥ ५८... $| 


इज्जत का सिर्फ एक रास्ता 


मेरे भाईयो और दोस्तो! अल्लाह जल्ले जलालुहू ने हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी काएनात की कामयाबियोँ 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 269 





और इज़्जतें देकर भेजा और यह तय कर दिया. ५७.०११५, १3 
5-५ ०४० ७० ~+ जो मेरे नबी के तरीके के खिलाफ ज़िन्दगी 
गुजारेगा उसके लिए जिल्लत औ पस्ती मुकदूदर कर दी गई है। 
दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ लेकर हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि र वसल्लम दुनिया में तश्रीफ लाए। अब सारे इन्सानों की 
कामयाबी का एक ही रास्ता है। बाकी सारे रास्ते बन्द हैं। 
४४ ०० जो 34५५ ५०५२६ pede $ bars 
"थी )॥ NOE] PF ए ४ iP 
ऐ हमारे नबी हम ने तमाम रास्ते हमने तमाम दरवाज़े बन्द 
कर दिए हैं। एक ही रास्ता खुला रखा है एक दरवाज़ा छोड़ा है जो 
लोग मेरे तक आना चाहते हैं मेरे तक आने के लिए कोई रास्ता 
नहीँ सिवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के। जो 
आपके तरीके पर चलकर आएगा मेरे तक पहुँचेगा और जो 
आपके तरीके से हट जाएगा वह ज़लील व ख़ुवार होगा। 
sr ४०-०३ bsp y} 
अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिन्दा होते तो मेरे तरीके 
की इत्त्वा किए बगैर उनको चारा नहीं होता । 


अरब व अजम की हुक्मुरानी का रास्ता 


मेरे भाईयो! दुनिया और आख़िरत के ख़जानों को हासिल 
करने का एक ही रास्ता बाकी है, काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से .टकराए कि इसकी मानेंगे तो हमारी हुकमूतें चली 
जाएंगी, इसके पीछे चलेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारा 


270 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


माल चला जाएगा, हमारा मुल्क चला जाएगा। आप सल्लल्लाहु 
अंलेहि वसल्लम ने कहा 
US gi 4८ ४३.०३ hal Lf sinh 
Mp grad EU (६५ मर हों 

ऐ क्रैश की जमात! मैं तुम्हारी हुकूमतें लेने नहीं आया, मेरी 
मानोगे तो तुम्हारी हुकूमतें भी बढ़ जाएंगी, तुम्हारे माल भी बढ़ 
जाएंगे, अरब तुम्हारा कलिमा पढ़ेंगे, अजम तुम्हारे कृदमों में झुकेगा 
और किसरा की बेटियाँ तुम्हारे बिस्तर बरिछाएंगी और किसरा के 
ख़जाने तुम्हारी मस्जिद में आएंगे ओर तुम्हारी गलियों में आएंगे । 
मेरी बात मान लो, मैं दुनिया और आखिरत की कामयाबियों को 
लेकर आया हूँ। मेरे भाईयो और दोस्तो! दुनिया और आख्िरत में 
इज्जते हासिल करने का अब और कोई रास्ता नहीं सिवाए “ला 
इलाहा इलल्लाह मुहम्म्दुर्रसूलुल्लाह” के यह है बस कामयाबी की 
निशानी । अबू जहल कहने लगा ८०८४ , ४ २५,४, तेरे बाप की 
कसम दस दफा पढ़ने को तैयार हैं वह कौन सा बोल है? कहा 
यह कहो: 


< dyesugils ital पड़े 
इसको मानो। उन्होंने कहा यह हम नहीं मानते। जब इनसे 
मायूस हुए तो चचा से कहा: 
LCI 6 | al yo ed Eg ci 
ऐ चचा! तू क्यों यह कलिमा नहीं कहता, मैं तेरी कयामत के 
दिन सिफारिश करूँगा। एक दफा तो कहं दे। 


बवानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 27 





तीन चीज़ें इन्सान की हलाकत का जरिया 

मेरे भाईयो! तकब्बुर इन्सान को हाक कर देता है, तकब्बुर 

इन्सान को बर्बाद कर देता है, दुनिया में सबसे पहला गुनाह 
तकब्बुर का हुआ जो शैतान ने किया। 


< oily yb ७० gril 
मुझे तूने आग से बनाया, इसे मिट॒टी से बनाया, मैं इसे सज्दा 
नहीं करता | यह पहला गुनाह है इस काएनात में तकब्बुर का। 


आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया ६>१४ ३5.६० 
तीन चीजें इन्सान को हलाक करने वाली हैं ई. ५ तकब्बुर 
€ >> जिसने शैतान को उभारा कि सज्दा मत्त करो ई, ० 
दूसरी चीज तमा जिसने आदम अलैहिस्स्लाम को दाना खाने पर 
उभारा और जन्नत से निकाले गए €. तीसरी चीज़ हसद 
जिसने काबील को तैयार किया हाबील़ के कृत्ल पर। ये तीन बड़े 
बडे असबाब हैं जो सबसे पहले इस काएनात में वजूद में आए 
और इनमें सबसे बड़ा तकब्बुर है। 

गज Sg ८3०० Hy ०२० tas | 3 yh E et 
Y Hs OU oF 06 dora OU rads १ ॥ 
७५३० Big gee (द्रॉनिय horas yh gba) 

भतीजे मुझे पता हे तू सच्चा है। खुलकर अपनी दावत दे, मुझे 
पत्ता है. तू सच्चा है और तेरा दीन भी सच्चा और सारे दीनों से 
बढ़कर तेरा .दीन है लेकिन मैं तेरा कलिमा पढ़े तो क्रैश की 
औरतें कहेंगी कि भतीजे का कलिमा पढ़ लिया था और सरदार 
होकर भतीजे के पीछे लग गया। ऐ मेरे भतीजे मुझे औरतों के; 


27१ बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


ताने मार देंगे इसलिए मैं तेरी कलिमा नहीं पढ़ता। 


`.  कलिमा तैथ्यिबा का मफुहूम- 

मेरे भाईयो! अब कामयाबी का एक ही रास्ता है और सब 
रास्ते बन्द हैं “ला इलाहा इलल्लाह” दिल में उतरा हुआ हो और 
'मुहम्मदुर॑सूलुल्लाह” जिस्म में जाहिर हो रहा हो। पता चले कि 
यह मुहम्मदी है। 


ला इलाहा इलल्लाह” दिल में जगह पकड़ता है “मुहम्मदुर्ससूलुल्लाह 
जिस्म पर जगह पकडता है, बाजारों में जगह पकडता है, घर में 
जगहे पकडता है, बोलचाल, देखने उठने में जगह पकडता है । 
यह मुहम्मदी है। अव इसका देखना अपना नहीं है अब इस 
को बोलना अपना नहीं है, यह कलिमे वाला है। इस वक्त मेरे 
भाईयो. और दोस्तो हमारा करिमा पक्का नहीं है, नमाजी भी हम 
हैं, इलम भी हमने पढ़ा हुआ है, कुरआन व हदीस को भी देखा 
हुआ है। कलिमा नहीं सीखा। तबलीग में भाई कलिमा पक्का 
किया जाता है कलिमा पक्का करने की जरूरत है कि एक 
जज््ताह पाक को जाते आली पर निगाह जमकर सारी काएनात से 
हट जाए | 
उसका इलम कामिल और उसकी कुदरत काहिर है ,»-« ०३ 
६-5 <५) उसकी पकड़ सब पर हावी हे जो चाहता है करके 
» दिखाता है। 


जब मुर्दे को हड्डियाँ जिन्दा होंगी - 


. उमैय्या बिन ख़लफ आया, आस बिन वाइल आया, वलीद बिन 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील-साहब | ` 278. 






ee ला न 
= 


मुगैरह आया, तीन कौल. हैं। हाथ में पुरानी हड्डी /उसने आपः 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई फिर उसे मसला फिर हवा 
में उड़ा दिया कहने लगा: . . . हु | 


Con 
PU है के तू ऐ मुहम्मद तेरा रब इसे भी जिन्दा करेगा 
हॉलाकि यह बिखर गई। अल्लाह तआला ने जिब्राईल 
अलैहिस्सलाम को उतारा, I 
Brey १० (०५ 0० JE as RY 
हल BF |5५ +४३३ yp 03 ७५२७ (८.७॥ Ure [ 
, {t £) TT rire) 
मेरे हाथ से पैदा हुआ मुझे मिसालें देता है और कहता है कि 
इस हड्डी को कौन जिन्दा करेगा? ऐ मेरे नबी! उसे कहो तू वह 
वकत याद कर जब तू कुछ नहीं था, 
NS Leh el JA 25 Cer US पा (4० fh 
(ब 3) 

वह दिन याद कर जब तू कुछ भी नहीं था और मैंने तुम्हें 
अदम से वजूद बख्शा। 

६७ ०-'$ एक नुत्फा से ६४०८-०० नापाक पानी से ८» 
६७०५२६५; मर्द व औरत के पानी से ई८-०५५० ८*े खनकती हुई 
मिट्टी से । ॒ र जो 

जब मैंने तुम्हें अदम से वजूद दिया क ल 
जमा कर सकता हूँ. और तुझे जमा कि जह क कलला) 

अलेहि वसल्लम ने फरमाया सुन ले ऐ आस! 
हजूर सल्लल्लाइ करेगा और उसे भी जिन्दा करेगा 
अल्लाह इस हडूडी को भी जमी 


274 - बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 
RR ७3 
और तुझे भी जिन्दा करेगा और तुझे जहन्नुम का अजाब 
चखाएगा। 
मेरे भाईयो! अल्लाह पाक के इल्म का यकीन हो, 
(७६५) 8 ४) FET ड मच cr ७5५ के 


तीन जब तुम बैठे हो तो अल्लाह फ्रमाते हैं कि चौथा मैं तुम्हे 
देख रहा हूँ कि क्या कह रहे हो? 


(९ CAVE Sy Yh nonce li yyy « (rf ५० 3 Yin ५३ 


तुम पांच जमा होते हो तो छठा मैं देखता हूँ। मेरी निगाह 
इतनी जब्वर्ददस्त है 


मेरा इलम कामिल, कुदरत कामिल, बतिश कामिल, अता 


` कामिल, अजाब कामिल, जिन्दा करना कामिल और मारना कामिल 


है। 


सौ साल बाद जिन्दगी की कुरानी मिसाल 


हजर उजैर अलैहिस्सलाम का बैतुल मुकृददस से गुजर हुआ 
जिसे बखत नसर ने तोड़ दिया था। ख़त्म हो चुका था। कहने लगे ' 
U7 pn +०५ ali ois so | 
या अल्लाह यह भी जिन्दा होंगे? सब मिट चुके थे, शहर को 
आग लगा दी और सारा कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा या 
अल्लाह यह कैसे होगा? ई००७७ 4 ०००५क सफर पर जा रहे है 
गधे पर सवार हैं, खाना बंधा हुआ है। अल्लाह तआला ने आसम 
का तकाजा पैदा किया। पेड़ के नीचे गधे को बाँधा, खाने 'की 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 275 


ot मम नकल 
साथ रखा, लेटे तो अल्लाह ने जान को निकाल लिया। सी वरस 
तक मौत दे दी। (०७५७. फिर खड़ा किया सौ बरस बाद eS} 
ई<०४ बताओ कितना ठहरे हो? ६७४३ या अल्लाह एक दिन फिर 
सूरज को देखा ढलने वाला धा कहा नहीं ई; ,५-५.क आधा दिन 


नहीं ई९ २७ ८) ५७३ एक सौ बरस तू यहाँ सोया है सोया नहीं 
बल्कि मरा है, 


pl hy ०५००७ (0 9७ 

अपने ख़ाने को देख लो, पानी को देख लो, खाना गर्म है 
पानी ठंडा है। सौ बरस हो गए खाने को कोई चीज़ ख़राब नहीं 
कर सकी, अल्लाह का अम्र है। फ्रिज के बगैर, बर्फ के बगैर पानी 
ठंडा है और सारी दुनिया के असबाब सौ बरस पहले से चल रहे हैं 
लेकिन अल्लाह का अप्र उनके खाने को ढके हुए है। 

मेरे भाईयो! सौ बरस में खाना ख़राब नहीं हुआ और गधें को 
देखो उसकी हड्डियाँ देखो उसका कुछ भी नहीं बचा। गधा जो 
टिकने वाली चीज़ है वह मिटूटी बन चुका है और खाना जो ख़राब 
होने वाली चीज है वह मौजूद पड़ा हुआ है। अल्लाह पाक ने कहा 
अब देखो! 

र ०१ ८३ PPI TINO ITP SPN Se wis फ 

अब देखो मैं उसे कैसे जिन्दा करता हूँ। अब जो गधे पर 
अल्लाह का अम्र मुतवज्जेह हुआ। हड्डियाँ शमीन से उगती चली 
गयीं और खड़े होकर ढांचा बनता चला गया और उस पर गोश्त 
आता चला गया और चारों तरफ से जो खाल के जर्रात जमीन में 
ख़तूम हो चुके थे वे उड़ उड़कर उसके जिस्म पर लगने शुरू हो 


276 _ . . ... :.... बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
आभः 
गए। एक आन के आन. में उजैर अलैहिस्सलाम के सामने सारा 
नक्षा आ गया। गधा मिटा और मिटकर बना और बनकर उसमें 
रूह आई और वह दोबारा कान हिला रहा है ई, ५३।३५३के और 
आवाज़. भी निकाल रहा .है। अल्लाह तआला ने कहा अब जाओ 
उस बस्ती को देखो जिसको कहते थे यह कैसे जिन्दा होगी। अब 
आए तो देखा बेतुलमुकदूदस आबाद था। सौ बरस गुजर चुके थे। 


एक यहूदी के तीन अजीब सवाल 


एक यहूदी ने हजरत माविया रजियल्लाह अन्हु के पास सवाल 
लिखकर भेजे यह बताओ वह कौन दो भाई है जो एक दिन पैदा 
हुए, एक दिन वफात पाई और एक सौ साल बड़ा है और एक सौ 
साल छोटा, पैदाइश का दिन एक, मौत का दिन एक लेकिन एक 
सौ साल बड़ा और एक सी साल छोटा और वह कौन सी जगह है 
जहाँ एक दफा उगा फिर कभी नहीं उगा? 


उन्होंने कहा भाई इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा को बुलाओ 
वही जवाब देगा। हजरत अब्दुल्लाह विन अब्बास रजियल्लाह 
अन्हुमा को बुलाया गया। उन्होंने फुरमाया उज़ैर और उज़ैर जुड़वां 
भाई-थे। उजैर को सौ बरस मौत आ गई उसकी जिन्दगी में से 
सौ. बरस कट गए और फिर दोनों भाई एक दिन मरे, एक दिन 
पैदा हुए, एक दिन मरे। एक सौ बरस छोटा है एक सौ बरस बड़ा 
है और बह. समुद्र जिसे अल्लाह ने फाड़ा और फाइकर जमीन के 
नीचे से निकाला। उस पर सूरज एक दफा निकला और फिर पानी 
को मिलाया फिर कभी वहाँ खुश्की न आई। 


बवानातः मौलाना तारिक जमील साहब 97 
eT ला सपत0००------न्‍न्‍2भनट१० ०० - अपन ०न्‍ासकमकततततन9 


ब जिन्दा 

अल्लाह पाक जिन्दा करने वाला, मौत देने वाला, रिज्क देने 
वाला, इज्जत देने वाला, सारी काएनात उसके कब्जे में है। कुछ 
नौजवानों को घर से निकाला, नबियाँ को मानने वाले नौजवान 
होते हैं यह बात याद रखें। . 


उकाबी (जोशीली) रूह जब पैदा होती है ज़वानों में 
नबियों की दावत को लेकर खड़े होने वाले नौजवान होते ई, 
्‌ LS heh 3) (व 2१ | $+ मी oe 
(NVA १४ Ey Nye} 
पन्द्रह बरस से तीस बरस के जमाने के नौजवान को “फित्ती' 
कहते हैं और तीस बरस से ऊपर चला जाता है तो शवाय कहते हैं। 


अल्लाह पाक असहाबे कहफ का किस्सा सुना रहा है ईने 
नौजवान थे जिनकी नौजवानियाँ उठती थीं ईह#०२००के ईमान 
लाए ई६5--5 ०-७२१ हमने उनके ईमान को और बढ़ाया अब एक 
तरफ माँ है, बाप है, दोस्त हैं, और एक तरफ “ला इलाहा 
इलल्लाह” बादशाह ने बुलाया और यूँ कहा या तो कलिमे पर 
बाकी रहो और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, या कलिमा 
होगा या तुम्हारी जान होगी अगर कतिमा पर रहना है ती मरना 
पड़ेगा और अगर कलिमे को छोड़ दोगे तो तुम्हें मैं छोड़ दूँगा नहीं 
त्रो तुम सबको कुर्ल कर दूँगा । एक रातं की मोहलत देता हूँ और 
खुद कहीं चला गया। पीछे ये सारे नौजवान इकठ्ठे हुए उन्होंने 


कहा भाई ईमान बचाना सबसे ज़रूरी है न जान जरूरी है न माल 
जरूरी है न माँ-बाप जरूरी, है ग बीवी-बच्चे ईमान बचाना, सबसे 


हे i ६ भौलाना मप ः | 
278 _ . .. बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
ज्यादा जरूरी है। | 

हमने ईमान नहीं सीखा, कलिमा नहीं सीखा हुआ, नमाज 


सीखी हे, रोजा. रखना भी सीखा है, कलिमा नहीं सीखा । इसलिए 
हमारी नमाज़ें कच्ची हैं, रोजे कच्चे हैं। 


नमाज़ से अल्लाह का ताल्लुक नहीं मिल रहा और बुराई से 
नहीं हट रहा, रोजे से उसे तक्वा नसीब नहीं हो रहा है, हज से 
गिना नसीब नहीं हो रहा है, जकात से उसके अन्दर सख़ावत का 
मादूदा पैदा नहीं हो रहा है, जकात देने से तकब्बुर पैदा हो रहा है 
हॉलाकि जकात देने से तवाजे पैदा होती है इसलिए कि पीछे 
कलिमा कच्चा हे कलिमा पक्का नहीं। 


वे वहाँ से भागे उन्होंने कहा निकलो भाई जान बचाओ, रास्ते 
में चरवाहा मिला कहने लगा भाई कहा जा रहे हो? उन्होंने कहा 
भाई हम अल्लाह को मान चुके हैं और उस पर ईमान ला चुके हैं। 
ये बस्ती वाले हमें टिकने नहीं देते, हम जा रहे हैं। उसने कहा मैं 
भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बकरियाँ वहीं छोड़ दीं। 


सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्ड 


सबसे पहले क्यों? 


.- मेरे भाईयों! ईमान पर सब कुछ कूर्बान किया जा सकता है, 
हर चीज़ पर ईमान मुकद्दम है। इसी पर मेरी कीमत लगेगी, उस 
पर आपकी कीमत लगेगी। हुजूर सल्लल्लाइ अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया अबूबक्र रजियल्लाहु अन्हु का दर्जा तुम्हारे अन्दर जे 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 979 





६५०६-०१५ ४५८०२5 ¬ अबूबक्र तुम में सबसे बेहतर इसलिए नहीं हैं 
नमाजें ज़्यादा हैं और रोजे ज़्यादा हैं €०७.४। «७ ५3५33 ८५. ० 
उसका दर्जा इस वजह से ज्यादा हे कि उसके .अन्दर में जो ईमान 
पेवस्त है तुम में से किसी के पास वह ईमान नहीं है। इसलिए 
उसका दर्जा ज़्यादा है, ईमान अन्दर में उतरा हुआ है, ईमान की 
ताकत है। 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
६.२.०७ 8५ ५१२०७ tl grad o 
अल्लाह तआला लोगों को अपना दीदारे आम कराएगा और 
अबूबक्र (रजियल्लाहु अन्हु) को दीदारे ख़ास कराएगा । 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
pe OL SLY tl pry Lb Ny FY ४) 
Sys! ५० ptr ०७ ४। २०४ 
मैं एक आदमी का नाम जानता हूँ जिसके माँ बाप को भी 
जानता हूँ वह जन्नत के जिस दरवाजे से गुजरेगा हर दरवाज़े की 
तमन्ना होगी कि मेरे में से यह इन्सान दाख़िल हो। हजरत 
सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया ५७५७ ६&४,-*/४-»% 
६५.। ५-८ यह बड़ी शान वाला कौन है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया ई७०७ डन छ > ०44 +^ यह 
अबूबक्र है अबू कृहाफा का बेटा। जिसे जन्नत का हर दरवाज़ा 
पुकारेगा । 
और आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमायाः 
PNT ETT, 


280 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 





े अबूबक्र पहला है जो मेरी उम्मत में से जन्नत में 
दाख्निर. होगा । 


असहाबे कहफ्‌ पर कुदरत ख़ुदावन्दी का जुहूर 


ईमान को बचाने को निकले तो गार आया, अल्लाह ने सुल्लाया, 
अब अपनी क्रुदरत को जाहिर फुरमा रहा है। एक साल, दो साल, 
दस साल नहीं सोए लगातार तीन सौ नौ बरस सोते रहे | 
rio gigs ५ जे 
तीन सौ साल तक सोते रहे। 
आदमी ज्यादा से ज्यादा आठ घंटे सोए, दस घंटे सोए, बेहोश 
है तो चौबीस घंटे सोए लेकिन आख़िर भूख ही उसे उठाएगी, भूख 
लगेगी उठेगा, प्यास लगेगी उठेगा, पड़े-पड़े थक जाएगा तो उठेगा, 
पेशाब का जोर आएगा, हाजत का तकाजा जोर से आएगा तो 
उठेगा, पसलियाँ दर्द करेंगी सोते-सोते तो उठ बैठेगा लेकिन 
अल्लाह अपनी कुदरत काहिस को दिखा रहा है। मैंने जान नहीं 
निकाली उनकी, उजैर की जान निकाली थी, इनकी जान नहीं 
निकाली, इनको सुलाया, तीन सौ बरस तक सोते रहे हैं। 
tot coy cee col RET) 
हम उनकी करवे बदल रहे हैं कभी दाई तरफ कभी बाई 
तरफ । 
तीन सौ बरस में पेशाब नहीं आया, किसने पेशाब रोका? तीन 
सौ बरस में हाजत नहीं हुई, कौन है रोकने वाला? तीन सौ बरस 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब १8] 


no 
में भूख नहीं लगी, किसने भूख को मिटा दिया? तीन सौ बरस में 
पसलियाँ दर्द नहीं हुई, किस जात ने दर्द को हटा दिया? तीन सौ 
बरस में कोई कीड़ा, साँप बिच्छू उन्हें काटने नहीं आया, किस `" 
जात ने उन्हें रोका? तीन सौ बरस में कोई शेर चीता उन्हें खाने 
नहीं आया, कौन सी कुदरत ने उन्हें पीछे धक्का दिया? 


तीन सौ बरस में ज़मीन ने उन्हें नहीं खाया, जमीन खा जाती, 
जमीन निगल, जाती। बड़ों-बड़ों को जमीन मिटा देती है, जमीन पर 
अग्र उतरा तुम इन्हें नहीं खाना, हवा. पर अम्र उत्तरा तुम इन्हें 
जगाना नहीं, सूरज को हुक्म हुआ ऐ सूरज तेरी किरणें मेरे बन्दों 
पर सीधी नहीं पड़नी चाहिएं ६४०-३. जब सूरज चलता है तो 
अल्लाह पाक का अम्र आता है कि जो सूरज की किरणों को उन 
से हटा देता है। 

तीन सौ बरस के बाद फिर इनको उठाया ई, ४७ <७ तीन 
सौ बरस सो रहे हैं फिर उठाना € 9७ 0७% एक बालो ईप ५5} 
यार कितना अर्सा सोए, एक बोला ईक एक दिन, दूसरा बोला 
नहीं ई९+-२ ५०-५... ५ आधा दिन, बाल नहीं बढ़े नाखुन नहीं बढ़े, 
कपड़े पुराने नहीं हुए, मैले नहीं हुए, फटे नहीं, धकावट नहीं और 
०५५५८४३ ०५ ७-६: $ कुत्ता बाहर बैठा आराम से सो रहा है 
और वहाँ से फौजें गुज़र रही हैं उनकी तलाश में, मुल्क का कोना 
कोना छान मार रहे हैं लेकिन अल्लाह तआला उनकी निगाहों पर 
पर्दा डाल रहे हैं, कुत्ता बाहर बैठा है वे अन्दर सो रहे हैं, फौजें 
गुजर रही हैं किसी को नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह पाक ने 
अन्धा कर दिया। | 


282 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
जो अल्लाह दिखाता है तो आँख देखती है जो अल्लाह आँखों 
सें ओझल कर देता हैं उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं देख 
सकती। ` i | 
` हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौ आदमियों के बीच घर से 
निकले यूँ मुठ्ठी भरकर फेंकी, | 


है त्फ मल Us FIL Fd Ts EN Cr iF Cla ही 
OES or) 0७ $ ma 
. यानी बनाई हममे उनके आगे दीवार और उनके पीछे दीवार 
फिर ऊपर से दाप दिया सो उनको नहीं सूझत्ा । 


. आयत पढ़ी और मिट॒टी फेंकी आँखें खुली, सोया कोई नहीं 
लेकिन अल्लाह तआला ने आँखों को अंधा कर दिया। आप 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम दर्मियान से गुजर गए और किसी को 
ख़बर नहीं हुई । 
जो अल्लाह दिखाएगा मैं देखूँगा, जिस पर अल्लाह पर्दा डाल 

देगा नहीं देख सकता। यहाँ इस वक़्त करोड़ों फरिश्ते हैं और 
जमीन से लेकर आसमान तक हैं और हमसे कसरत में हैं। मेरे 
भाईयो ! हमें एक भी नज़र नहीं आ रहा है। जब अल्लाह (कयामत 
के दिन) खोलेगा,. | i 

( (33) Cr ah 843 Seles ils IR 

- आज हमने तेरी आँखों पर पर्दा हटा दिया। अब फरश्ति भी 
नज़र आ रहे हैं, अब जिब्राईल भी नज़र आ रहे हैं, अब जन्नत 
भी नज़र आ रही है, जहन्नुम भी नज़र आ रही हैं, अर्श भी नज़र 
आ राहा है, लौह, कुलम, कुर्सी भी नजर आ रही है। | 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 2898 
एयाय 


अभी अल्लाह तआला ने आँख पर पर्दा झाला हुआ है। जी 
अल्लाह चाहते हैं वह दिखाई देता है जो अल्लाह नहीं चाहता वह _ 
नहीं देख सकता । 

तीन सौ बरस के बाद उठाया, कितना अर्सा सोए? भाई आधा 
दिन सोए हैं, अच्छा भाई भूख लगी है अत्लाहु-अकबर तीन सौ 
बरस में तो उन्होंने भाई ऐसा करो जाना है और ६८४-८, नमी 
से बात करना, 

Nop ry) - ०० SU D yea 3} 

किसी को पत्ता न चले, कहीं हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे । 

उन्हें ख़बर नहीं कि बाहर तीन सौ बरस गुजर चुके हैं। 


हर चीज पर झुदरत रखने वाला अल्लाह 


मेरे भाईयो! हमने कलिमा नहीं सीखा, अल्लाह की कुदरत को 
नहीं पहचानते, कभी-कभी दिल में ख़्याल आता है कि अल्लाह 
तआला आजकल हैरान होते होंगे कि ये मेरे बन्दे कैसे हैं जो मेरी 
कुदरत को इनता कमजोर समझते हैं कि मैं दुकान के बगेर रीटी 
नहीं दे सकता और नौकरी के बैर खाना नहीं खिला सकता । 


ट (re ८5 ए ly 5 Taka ll bog (है हज ट्त एके | 
अरे मेरे बन्दे तू वह दिन याद कर ले जब तो माँ के पेट में 


था और मेरी रोजी तेरे पास आ रही थी। वहाँ कौन सा कारखाना 


धा जो तुझे रोज़ी पहुँचा रहा था फिर मैंने तेरे में तदबीर को जारी 


किया, मेरी तदबीर चली, मैंने तुझे आहिस्ता- आहिस्ता परवान 
चढ़ाया । <० से an, iis} से uae aa ५७७० pi 


F™ 





484 बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 


फिट हड्ड्डियाँ ७० ०३% ४५-5५% फिर ऊपर गोश्त चढ़ाया ५४७ १८८५५५३ 
rail} पाई, खाल चढ़ाकर तुझे इन्सान बना दिया 
और तुझे परवान चढ़ाते चढ़ाते, 
हा a Sus pol eld co 9 

फ्रिश्ते को भेजा जाओ अब इस बन्दे को माँ के पेट से बाहर 
लाओ ६०४७ ०२५५,» ५५ ह्‌ ४४ फुरिश्ते ने अपने पर तुझे आलमे 
दुनिया में निकाला । 

£८४ ८० ८ ५$ तेरे मुँह में कोई दाँत नहीं कि किसी चीज़ को 
खा सके ई #५५२४५५ तेरे हाथ में ताकत नहीं कि किसी चीज़ 
को पकड़ सके । 

ई८-++ ०५४५ ३ तेरे पाँव में ताकत नहीं कि किसी चीज 
की तरफ चलकर जा सके। तू हकीर जात थी। ऐसी हालत में ऐ 
मेरे बन्दे जब मैंने तुझे रोज़ी पहुँचाई तो तेरे बड़े होने पर भी मैं 
तेरा कफील हूँ, कहाँ से रोजी आई? आसमान से माँ की छाती पर 
अम्र उतरा, 

SE gb oly Lalo ७) EY 0०५५ ०; cry sy 
| “irl Bus 

मैंने आसमान से अम्न उतारा और फुरिश्ता तेरी माँ की छाती 
से दूध के चश्मे जारी कर गया जो तुझे गर्मियों में ठंडा दूध 
पिलात्ी है और सर्दियों में गर्म पिलाती है। अब मैं भूल सकता हूँ? 


रहमते खुदावन्दी और हमारी बेहिसी 


रू PST par his ool ("दी u 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब | 885 
ऐ मेरे बन्दे! मैंने सात आसमान बनाए और सात जमीने बनाई 
ई०७००७३ॐ और मैं जरा भी नहीं थका ४५-१ ९) ८ एके 
€. तुझे रोटी खिलाकर थक जाऊँगा? जब जमीन व आसमान 
बनाकर नहीं थका तो तुझे खाना खिलाकर भी मंहीं थक सकता 
फिर तू क्यों सोचता है कि मेरी दुकान नहीं होगी तो रोजी कहाँ सै 
आएगी? मेरी नौकरी नहीं होगी तो रोजी कहाँ से आएगी? ' 


कल का रज्जाक भी अल्लाह 

oi pee le ५७ ०६ ass bl a3 wl ४फरे 
मेरा एक दस्तूर सुन ले। मैंने तुझे कल का जिम्मेदार नहीं 
बनाया जो कुछ मेरा अप्र है आज है कल कोई नहीं । कल का 
तुझे पत्ता ही नहीं। ६८ ५.५४.७. ६० ०-०३-5 आपने फुरमाया 
कितने ही हैं कल के सूरज का इन्तिजार करने वाले जिनके 
मुकृद्दर में सूरज देखना लिखा ही नहीं है ४23 ७०७-5 
ई. और कितने हैं जो दिन को देख रहे हैं लेकिन उनके मुकृद्दर 
में आज के सूरज का छिपना नहीं लिखा हुआ है बे इससे पहले 
पहले यहाँ से निकल जाएंगे और कितने हैं जो कल का इन्तिजार 
कर रहे हैं लेकिन कल उनके ऊपर कभी नहीं आएगी और उन्हे 
कृब्र में डाल दिया जाएगा। फरमाया तुझे कल का जिम्मेदार नहीं 
बनाया आज का ज़िम्मेदार है ६४33, ७% ७५८-०५५ तू कल की 

रोजी की फिक्र न कर, कल की रोज़ी मेरे से मत मांग, 


£ Pl Cr ७3.५७ AP LP pl p sb 


286... बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 










मेरे बन्दें! मैं तो चाफरंमानों. को नहीं भूलता, फरमांबरदारों को 
कैसे भूल सकता हूँ। 

मेरे. भाईयो!. यह कलिमा .सीखने की जरूरत हे। अल्लाह पाक 
हर .चीज़ का मालिक और ख़ालिक है और उसी के हाथ में सारी 
काएनात है और वह जिसे चाहे देता है और जिससे चाहता वापस 
ले लेता है। हर चीज़ पर उसका गलबा है। जवान की जवानी 
अल्लाह के हाथ में है। | 


बड़े बोल की सज़ा 
नजरान में एक नौजवान था बड़ा ख़ूबसूरत, लम्बा चौड़ा कद 
मस्जिद में आया कोई बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने देखा और देखते रहे । 
कहने जगा क्या देखते हो? कहने लगे तुम्हारी जवानी को देखता 
हूँ, कैसी जवानी है। कहने लगा मेरी जवानी पर तो अल्लाह भी 
हैरान होता होगा! यह बोलना था कि वह छोटा होना शुरू हो 
गया, घटते-घरते एक बालिश्त रह गया। छः फिट का जवान छ: | 
इंच.का हो गया। घर वाले आए और उसे हाथों में उठाकर ले गए - 
जैसे मिट्टी को उठाकर लाते हैं। अल्लाह की गैरत को जोश आया 
कि वदबख्त मेरी दी हुई जवानी पर कहता है मैं हैरान होता हुँगा। 
` अल्लाह फरमाते हैं मेरी मख्लूक ऐसी है रिवायत में आता है . 
अगर मीकाईल के सिर पर सात समुद्र का पानी डाल दिया जाए 
तो एक बूँद जमीन पर नहीं गिरेगा तो हमारी जवानी क्या हैसियत 
रखती है? इतने बड़े फरिशते अल्लाह तआला ने पैदा कर दिए। 
| Ad ose SLs Py horus 


OVA 7 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


हु अर्श के थामने वाले आठ फ्रिश्ते हैं. कान से लेकर यहाँ (हाथं 
से इशारा किया) का फासला सात सौ बरस का है। अल्लाह -के 
ख़ज़ानों में क्या कमी है। 





मेरी कदर कर लो 


मेरे भाईयो! अल्लाह तआला फुरमाते हैं मेरे बन्दों ने मेरी कद्र 
नहीं की मुझे पहचाना नहीं। 


कामयाबियों के ख़जाने अल्लाह की मुठ्ठी में, मेरी और 
आपकी गर्दन अल्लाह के हाथ में, सारी दुनिया के बादशाहों की 
गर्दनें अल्लाह के हाथ .में, ऐटम वालों के ऐटम अल्लाह के हाथ 
में, मुल्क वालों के मुल्क अल्लाह के हाथ में । 


और सारी काएनात के खजाने अन्दर व बाहर के आसमान के 
और दर्मियान के ऊपर के और तहतुस्सरा के, मादनियात के, समुद्र 
के अन्दर, पहाड़ों के अन्दर, हवाओं के अन्दर, जन्नत और दोजख़ 
के खजाने सारे. के सारे अल्लाह पाक की दो उंगलियों के दर्मियान 
हैं वह जिधर को चाहे फैसला करेगा। 


एक हुक्म उतरेगा और सारा कुछ तोड़ कर दिखा देगा ॥3% 
ई /०८॥ ७. देखो आज आसमान कैसे टूट रहा हैं ५।३5॥ १3 
६, आज देखो मैं सितारों को कैसे तोड़ रहा हूँ ५५-५१% 
६५,५५ ५ आज देखो मैं कृब्रीं को कैसे उखाड़ रहा हूँ और ज़मीन 
कैसे टूट रही हे, पहाड़ों को देखो ५५ ५१) ५७०-५ आज पहाड़ को 
देख जिनको देखकर तू हैरान होता था आज कैसे रूई के यालों 
की तरह उड़ते नज़र आते हैं जैसे बादल थे ऐसे अल्लाह हवा में 


: 288 `  _. .. बयानात्तः मौलाना तारिक्रं जमीलं सांहबं 





पहाड़ों ! को चला दैगा। बड़े-बड़े फरिश्तों को हलक कर दिया 
जाएगा और बड़ी-बड़ी मख्लूकात को तोड़ दिया जाएगा और एकं 
अकेले हुक्म के साथ सारे आसमान औ ज़मीनें टूट जाएंगी |" “ 


सिवाए जन्नत और दोजख़ के कि जन्नत और दोजख़ को 
अल्लाह इसलिए नहीं तोड़ेगा फि उसने उनको तोड़ने का फैसला 
नहीं किया! जन्नत. को बनाया हुक्म हो गया उसे तोइूंगा. नहीं 
वरना तोड़ना चाहे तो सबको तोड़कर दिखा दे और फिर पैदा 
करना चाहे तो पैदा करके दिखा दे और सारी काएनात को समेर 
कर और तोइकर और फुना करके फिर कहेगा ६०+ ९५. ५ ०-४ 
कौन है आज हाकिम? कोई भी नहीं अकेता है खुद ही जवाब 


देगा ६७७ ००.५५ एक अकेला तन्हे तन्हा है। यह मेरे भाईयों 
दिल में उतर जाए। 


सहाबा को कलिमे ने नबी सल्लल्लाहु 


. अलैहि वसल्लम से मिलाया 


“ला इलाहा इलल्लाह” दिल में उतर जाए “मुहम्मुदर्रसूलुल्लाह 
जिस्म में आ जाए कि अब मेरी जिन्दगी का हर तरीका हुजूर पाक 
के तरीके पर होगा कि आप सारे ख़ज़ानों की कुंजियाँ लेकर आए 
६२५०५ >> आप गोश्त खा रंहे थे एक टुकड़ा मुँह में लिया 
oY 6५५ 6० ००१ क मैं हूँ सारी काएनातं की सरदार 

` कथामत के दिन -और इसमें कोई फुख़ नहीं rs NON 
ई ३:५५ ३} ७-१५५-5. जब तुम्हें कब्र से निकाला जाएगा तो सबसे पहले 


मेरे ऊपर से कब्र की मिट्टी हटेगी ओर मैं निकलूँगा दाई तरफ | 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 289 
र न कककक9+<- ००००८ ८---फन+ 2२०८-२2 पाकर 


अबूबक्र और बाई तरफ उमर 
ier e x oo UR 
. आप मस्जिद में तश्रीफ लाए इधर अबूबक्र रजियल्लाह अनु 
थे उधर उमर रजियल्लाह अन्हु धे। आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने एक हाथ हज़रत अबूबक्र रजियल्लाह अन्हु के कन्ध 
पर रखा था और दूसरा हाथ हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु के 
और चलते हुए आ रहे थे और ई५८१ ९५२ +-०८१।५-४के फरमाया 
इसी तरह हम तीनों कृयामत के दिन इकठूठे जिन्दा होंगे । 
आपने फरमाया ई«७--॥ ७१५३००३) मेरे आसमान में दो वज़ीर 

हैं ६५०) 2 ५५355503 5 क और मरे दुनिया में दो वजीर हैं 
अबूबक्र व उमर रजियल्लाहु अन्हुमा। आपने फरमाया ५५5५ 
६.९ 3 533 <५ ^ जन्नत के अधेड़ लोगों के सरदार अबूबक्र व॑ 
उमर रजियल्लाहु अन्छुमा। पचास से लेकर साठ सत्तर की 
“कहोल” कहते हैं। सत्तर के बाद बूढ़ा कहलाता है। ५५-४ ० 
६7-%-)॥.)-॥ जन्नत के अधेड़ उम्र संजीदा लोगों के सरदार अबूबक्र 
व उमर रजियल्लाह अन्हुमा हैँ। त ऽ। ६ न} और शहीदों 
के सरदार हम्जा राजियल्लाहु अन्हु हैं, ०-०४ ब ० +००2) 
६-०५ और जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन 
रजियल्लाहु अन्हुमा हैं, ईल म 0 ५-५३ और जन्नत की 
औरतों की सरदार मेरी बेटी फातिमा है। 


कल कौन इज्जत पाएगा! 
कहा मैं सबसे पहले कब्र से निकतूँगा और ०५४५७१५५५ 





290 बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 


ईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया बिलाल मेरे 
आगे अजान देता चल रहा होगा। आज बिलाल रजियल्लाहु अनह 
की इज्जत का पता चलेगा। आज भौज्जिन की इज्जत का पता 
चलेगा। हमारे यहाँ तो मौज़्िन तनख़्वाहदार नौकर होता है लेकिन 
अल्लाह पाक के हाँ उसकी कृद्र और है, अल्लाह पाक समझते हैं 
कि मौज्जिन कौन है और अल्लाह तआला समझते हैं कि ईमान 
वाला कौन है और तक्रवे वाला कौन है? अल्लाह के यहाँ कद्र 
लगेगी। इन्सान कृद्र नहीं करता, अल्लाह कृद्र करता है। तक़्वे की 
बुनियाद पर कीमत लगेगी । 
हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु. आगे चले जा रहे हैं ,), i} 

९५० ०५ सबसे पहले मैं निकलूँगा €५.५।३,,५७७३ और जब 
मैदाने हशुर में तुम्हें खींच खींचकर डाला जाएगा त्तो मैं तुम में 
सवसे पहले आगे चल रहा हुँगा। सारे इन्सान अल्लाह के रसूल के 

पीछे मैदाने हश्र को चल रहे होंगे। काफिर भी मुसलमान भी 

£ ३४-७०० और जब तुम्हारी ज़बानें बन्द हो जाएंगी और 

कोई बोल नहीं सकेगा €+ ।३। १४०३८५ और जब तुम्हारे कृदम 

टिक जाएंगे और तुम्हें कृदमों का चलाने की हिम्मत नहीं होगी 

६? ७५१५८४ ८-०} चेहरे जलील हो चुके होंगे । 


जब जहन्नुम की चिंघाइ सुनाई देगी 


मेरे भाईयो! हजरत काब रजियल्लाहु अन्हु मै फरमाया जहन्नुम 
एक चीड़ा मारेगी। सारे फुरिशते, सारे नबी, सारे बली, सारे 
सिद्दीक, सारे शहीद, सारे इन्सान मुंह के बल ज़मीन पर गिर 


I; 
f 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 29] 
© 


जाएंगे और कहेंगे या अल्लाह बस अपनी जात का सवाल है और 
कुछ नहीं मांगते, सिवाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते 
गिरामी के कि ऐसे आलम में कहेंगे ई + ५०, ५, अल्लाह मेरी 
उम्मत को बचा ले। 

हजरत काब रजियल्लाहु अन्हु ने फ्रमाया उस्त वक्त जब 
जहन्नुम चीख मारेगी अगर तेरे पास सत्तर नबियों का भी अमल 
होमा तो तू कहेगा मेरी निजात आज नहीं हो सकती । ऐसे खौफ 
का आलम अल्लाह ने बनाया है। फरमाया इस वक़्त मैं हूँ तुम्हारी 
सिफारिश करने वाला र ort os tre ls और जब जहन्नुम 
चीख़ मारेगी और चिंधाड़ेगी उस वक्त मैं तुम्हारी सिफारिश करने 
वाला हूँ। 


ईमान क्या है और इस्लाम क्या है? 


मेरे भाईयो! सारी दुनिया को इज़्ज़्तें और कामयाबियाँ हुजूर 
वाले तरीके में हैं। ईमान जितना अन्दर में उतरेगा उतमा इन्सान 
मुसलमान बनेगा । याद रखना मेरे भाईयो! ईमान के वकद्र हम 
मुसलमान हैं और ईमान कुर्बानी के साथ अन्दर में उतरता है। 
इसलिए जब बद्दू आए और कहने लगे कुरआन म॑ है <5 
4६०० ८ „+१ बदूदुओं ने कहा जी हम ईमान लाए, अल्लाह तआल़ा 
ने कहा ईमान नहीं लाए कहो ई. मुसलमान हुए हैं ८०, 
६५६५,७ 4 ०७५१ ५५ अभी ईमान तुम्हारे अन्दर नहीं उतरा, 

५3७४८ ong Y dog as ON} 
हाँ अगर तुम मानोगे अल्लाह और रसूल की तो तुम्हारे अमल 


5 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
भी ख़राब नहीं होंगे लेकिन ईमान वाले वे हैं-- 
जप € Grol ot २५.०५) ali । ३ RT | 
जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाकर फिर जम गए। सारी 
काएनात की इज्जतें लेकर हुजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया 
में तश्रीफ लाए। आपका हर-हर तरीका सातों जमीन व आसमान 
से ज्यादा कीमती है। | 


मेरे भाईयो और दोस्तो! हुजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले 
तरीके पर जिन्दगी की कीमत लगेगी और आप ने फरमाया कि 
कयामत के दिन तुम देखोगे कि मेरी सरदारी कैसी थी। सारे लोग | 
दम साधे हैं कोई बोल नहीं सकता । आपकी जबाने मुबारक 
हिलेगी और महशर कायम होगा और हिसाब किताब शुरू होगा। 


हुक्म होगा कि आने दो यह उम्मत है क्‍ 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले मेरी 
उम्मत होगी जिसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा और मेरी उम्मत 
होंगी जिसे सबसे पहले पुले-सिरात से गुज़ार जाएया। | 
| Logger Hg yy STI RR 
RF AES pr ahs ७.२ ५६० yr of] GE ६० pp 
NTE TE eo py) ३ 
हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने कहा या -रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह अल्लाह तआला जो कह रहे हैं कि 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 298 


चारा आभास अकसर 
हम वफ़्द बनाकर तक़्वे वालों को अपने पास बुलाएं गे तो वफ़्द 
तो सवारों को कहते हैं €.७),.५,./ ....$ वफ़्द होता है जो सवार 
होकर आए। आपने फ्रमाया ई... ,....४ ४५.५,» ऐ अली! उस 
जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है उनके लिए जन्नत 
की ऊंटनियाँ लाई जाएंगी जिनके पालान सोने के लगामें जर्भुद की 
और उनके तसमें नूरानी जो चमक रहे होंगे। उनका एक-एक 
कदम वहाँ जाएगा जहाँ आख जाएगी और वे ऊँटनियाँ उनको 
उड़ाती हुई जन्नत के दरवाजे तक पहुँच जाएंगी । 

ये मुहम्मदी हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह के सांचे में ढल चुके हैं। 
उनके अन्दर का फिक्र भी, अन्दर का जेज्बा भी, अन्दर का ईमान 
भी, अन्दर का शीक भी हुज़ूर वाला वन गया। 


बड़ाई सिर्फ अल्लाह की 


मेरे भाईयो! अन्दर का जज्चा यह भी हुज़र सल्लल्लाहु अलाह 
वसल्लम वाला वेन जाए और हुज़रे पाक कां जज़्बा दुनिया कमाने 
का नहीं था, बड़ाई चाहने का नहीं था, अल्लाहु-अकवर! 

एक वार आप तश्रीफ ले जा रहे है सहावा दाए वाए चल रह 

आप वीच में चल रहे हैं ५-७५क वहीं बैठ गए। जब सार चल 
गए फिर खड़े हुए। अजी यह क्या हुआ? कहा मेरे जा स बजाई 
की कोई चीज़ आ रही थी। 

मेरे भाईयों! नवी में बड़ाई नहीं आया करती । नवी तो मासूम 
होता है लेकिन यह उम्मत को सिखाया जा रहा हे। फुरमाया कि 
मेरे अन्दर में कुछ बड़ाई आ रही शी, इसलिए बैठ गया कि ये 


2 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 











को कोटी कन वार जिवात तोता निती मे हत्या पा लिबास मंगवाया किसी ने हदिया दिया 
था। आप ने जब पहना तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था फौरन 
उतार दिया। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम आपने क्यों उतार दिया? आपको तो बड़ा अच्छा लग 
रहा था! फ्रमाया ई... ८३५७ ._! 9 अरे मेरे नफ्स में कोई 
चीज आ रही थी, मैंने उतार दिया ! 

अन्दर का जज़्बा भी हुजूरे पाक वाला हो जाए। आपने दुनिया 
को ठोकर मांरी है। ऐ सोना चाँदी! किसी और को धोका दे। यह 
आपके अन्दर का जज़्बा है। यह जज्चा भी अन्दर में बन जाए 
और जाहिर भी ढल जाए और अन्दर भी ढल जाए. दुनिया से 
` नफरत हो जाए, दुनिया की हिकारत दिल में उतर जाए। इस 
जज्बे पर फैसला होमा | | 


जन्नत कौन खोलेगा 


जन्नती जन्नत के दरवाज़े की तरफ चल रहे हैं, दरवाजा बन्द 

है आज कोई खुलवाकर नहीं दिखा सकता! यहाँ पहचान होगी कि 
कौन मुहम्मदी है? हमारी तो पहचान ही मिट गई, जन्नत के 
दरवाज़े बन्द हैं, कोई नहीं खुलवा सकता, दरवाजे के ऊपर याक्रूती 
कड़े लगे हुए हैं, उनको बजाते रहेंगे मस्त खड़े हुए हैं, दरवाज़ा 
नहीं खुलता। उसमें से एक सिर निकलेगा जो सारी जन्नत में 
फैलता चला जाएगा ६॥,» ४ ६2% जन्नत की हर औरत को 
पता चलेगा कि जन्नत वाले दरवाजे पर आ चुक हैं ७,३०. 
० वह खुशी से पागल होकर छलांग लगाएगी और अपने 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 295 


Fn 
नौकर को भेजेगी जाओ दरवाज़ा खोलो और दरवाज़ा खुलवाकर 
सारी जन्नत की हूरें दरवाजों पर खड़ी हुई अपने ख़ाविन्दों का 
इन्तिज़ार कर रही हैं लेकिन दरवाज़ा अभी बन्द है। उसके खुलने 
में अभी देर है। कौन खुलवाए? अब आएंगे आदम अलैहिस्सलाम 
के पास कि दरवाजा खुलवाइए। कहेंगे मैंने ही तो निकाला है मैं 
कैसे खुलवाऊँ? मैं नहीं खुलवा सकता। | | 

सबसे ज्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया 
. और सबसे ज्यादा नाजुक हालात आए और सबसे ज्यादा आपने 
तवाजे अपनाई, लिबास भी ऐसा पहना कि जिसमें बड़ाई पैदा. न 


हो, बैठने की शक्ल भी ऐसी बनाई कि जिसमें तवाजे हो और: 


बड़ाई पैदा न हो यहाँ तक कि कोई बाहर से आता तो आकर 
१८.७529 तुम में से नवी कौन सा है जो दावा करता है 
नुबु्चत का? इतना भी नहीं पता चलता कि उनमें नबी कौन है? 
अब अल्लाह ने उतना ही ऊँचा किया है ॥ 

अब कोई नबी इतनी हिम्मत करता कि वह दरवाजा खुलवाए, 
सारे कहेंगे जी आप खुलवाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
तश्रीफ लाएंगे। सबसे पहले जन्नत के दरवाजे को खट खटाऊंगा। 
जन्नत का दारोगा रिजञवान आएगा, कौन है? दरवाज़ा खुलने से 
पहले जन्नत के दरवाजे पर दो चश्मे जारी हैं! एक चश्मे से 
अल्लाह तआला फरमाएंगे पानी पियो, एक से फ्रमाएंगे वुज़ू करो । 
जब पानी पिएंगे तो उनके अन्दर कोई गंदगी बाकी नहीं रहेगी, 
सीना गंदगी से पाक, अब यहाँ हसद पैदा नहीं होगा। हर आदमी 
अपनी-अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है और जन्नत की बीवियाँ 
जन्नत के दरवाज़े पर खड़ी हैं । | 





बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
` जब हूरें इस्तिकृबाल को आएंगी 


६००७००७५५०} अरे अल्लाह के बन्दो! तुम्हें ख़बर है? जन्नत 
की औरतें किन हाथों से गले लगाएंगी ऐसे उनके हाथ हैं: 
| BSS pall ppp Coady ५४0५ UN ४ 
| Fe Fp (जी | 

. अगर उनकी उंगली का एक पोरा सूरज के सामने आ जाए तो 

सूरज ऐसे छिप जाए जैसे सूरज के सामने सितारे छिप जाते है। 
हजेरत इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हुमा ने फरमाया जब उसके 
` पोरे का यह हाल है ई ९७०-५ ८०..; 4 $ तो उसके चेहरे का क्या 
हाल होगा? | 
अल्लाह तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा जाओ मेरी 
जन्नत को देखो! एक बात याद रखें अल्लाह तआला ने जन्नतुल 
फिरदौस किसी को नहीं दिखाई! वह बन्द है, उस पर मोहर लगी 
हुई है। सारी जन्नतों' की. जमीन चाँदी की, जन्नतुल फिरदौस की 
जमीन सोने की, सारी जन्नतों के महल सोने चाँदी के और 

` ६5८३5 ०६. एक ईट सफेद मोती की ५४. ८ डे 
६०> एक ईट सुर्ख़ याक्रूत की, ई+-००.५२-४ एक ईट . 
सब्ज जर्मुद की ६०... ६६००५. गारा कस्तूरी ई ७-००$ कंकर 
मोती ई ५.5 ८९८.५० घास जाफरानी ई +6 Li } 
उसकी छत अल्लाह पाक का अर्श है। वह अल्लाह तआला ने 
किसी को नहीं दिखाई । 





बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 


दा?ई (दावत देने वाले) की जन्नत 
हदीस में आता है इस (जन्नतुल-फिरिदौस) में एक पेड़ है। 
उंसके नीचे से निकलता है सुर्खु याकूत का घोड़ा और शाख़नों से 
निकलते हैं जोड़े, जब वहाँ जाएगा और उस सुर्ख़ याक्रूत के घोड़े 
पर सवार होकर और जोड़े पहनकर हवा में उड़ेगा तो उसके चेहरे 
का गूर सारी जन्नत में फैलता चला जाएगा और नीचे वाले उसकी 
शान को देखकर कहेंगे ६&५७-$ या अल्लाह इतना बड़ा दर्जा उसे 
| क्यों दिया? तो अल्लाह तआला फरमाएंगेः | 
Aes isle 0g Cl Cl de ds ७४४ 
तू अपने घर में बीवी के पास बैठता था और यह मेरे रास्ते में 
दर-ब-दर फिरता था। इसलिए मैंने इसको यह दर्जा दिया है। बैठने 
वाले और फिरने वाले बराबर नहीं हो सकते। 





दा'ई के आमाल को कद्र 


एक आदमी आया, | 
ई.#०००७४ ०७० ४ hdl 
आप बताएं मैं अपना पैसा ख़र्च करना चाहता हूँ और जो 
आदमी अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है उसका अज्र हासिल 
करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु असैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे 
पास कितने वैसे हैं? उसने कहा ६०४८०७ मेरै पास छः 
हजार हैं। आपने फरमाया तू सारा ख़र्च कर दे तो अल्लाह के 
रास्ते में जो सो रहा है उसकी नींद के अज को भी हासिल नहीं 








998 ' बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


कर सकता | सोने वाले का अज्र भी नहीं मिल सकता, आमाल का 
तो क्या पूछते हो। 


एक हदीस में मैंने पढ़ा, जन्नत में लाखों हूरें इसके आसपास 
इकठूठा होंगी । एक को देखेगा वह कहेगी ६७५५ < ५-४५ १५५ +5 4 
आपको याद है फ॒लाँ दिन में आपने फला आदमी को दावत दी 
थी। उस दावत के बदले में अल्लाह तआला ने मेरी आपसे शादी 
कर दी, फिर इधर देखेगा तो एक और खड़ी नज़र आएगी ,545क 
ई।५5 += आपको याद है फला दिन जब आपने फुलाँ आदमी को 
दावत दी थी उसके बदले में अल्लाह तआला ने मेरी आपसे शादी ' 
करी, इधर देखेगा तो एक और खड़ी है ५४ ९५५ »5.।क आपको 
याद है फ़लाँ दिन एक आदमी को आपने बुराई से हटाया था 
उसके बदले में अल्लाह तआला ने मेरी आपसे शादी कर दी। 
उधर देखेगा एक और खड़ी है ६५४ ९५५५-5५० वह दिन याद है 
आपने एक आदमी को बुराई से रोका था और उसे हटाया था 
हुस्ने सुलूक के सांथ, यूँ नहीं रोकना अरे मत करो। यह हिमाकत 
है औ यह जुल्म है। अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए हिकमते 
अमली फुर्ज़ है। 

ई aS ८७ | hs sll ६२ 

अल्लाह की तरफ हिकमत से बुलाओ वरना लोगों को काफिर 
बना दोगे और यह हिकमत अल्लाह के रास्ते में निकलकर सीखनी 
पड़ेगी, तबलीग हिकमत के बगैर नहीं। वह कहेगी तुम्हें याद है कि 
तुमने फुलाँ वक्त फूलाँ औरत को दावत दी थी। उसके बदले में 
अल्लाह ने मेरी तुम से शादी कर दी। 


बवानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 299 


६#)/ ४०५४०)» और जन्नत में एक हूर है, 
र, Azo 3 i] है Ay CF ६०० 

उसके दाएं तरफ सत्तर हजार ख़ादिम हैं और उसके बाएं तरफ 
सत्तर हज़ार ख़ादिम हैं। एक लाख चालीस हज़ार ख़ादिमीं में पुकार 
कहती है, 

रू Sa UF yay yall 04 ०9१ wr 

कहाँ हैं भलाईयों को फैलाने वाले, बुराईयों को मिटाने वाले? 
ऐसी-एऐसी बीवियाँ अल्लाह तआला ने तैयार कर रखी हैं ७८. ८८, गे 
६५/५5 किन हाथों से तुम्हें गले लगाएंगी । वे औरतें ऐसे हाथों से 
तुम्हें गले लगाएंगी कि उनकी उंगली का एक पोरा सूरज को 
गाएब कर सकता है। 


चार ख़ुशख़बरियों चार चीज़ों से पैदा होने वालियाँ 

जब जन्नती दरवाज़े पर आएगा तो दौड़कर गले लगाएंगी और 
खुशखबरी देंगी । 

reed Hl लानत chil gad ४४ ON Cored 3 YN 
RE SLL ord y ch hoe y ४ ०५०३०) bee g ch 
MUS IUSS Gah 

सुनो! ऐ हमारे घर वालों चार ख़ुशख़बरियों अभी से ले जो- 

हम हमेशा जवान हैं कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हम हमेशा 
रजी हैं कभी झुस्सा नहीं आएया, हम हमेशा तेरे पास हैं कभी 
छोड़कर नहीं जाएंगे 


900 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


I पर रह रतन «5-_-सतक ८ मुप॒ रू कम्मूएतू--न८- ता ०००० न्‍ ++ मसला पहभ+ न कार 

दुनिया में कहती हैं मैं जा रही हूँ तू संभाल अपने बच्चों को। 
हाँ यहाँ तो माँ-बाप का ज़ोर दिखाएगी। वहाँ नहीं होगा। बहा 
उनके माँ-बाप है ही नहीं। 

अल्लाह तआला ने चार चीज़ों से पैदा किया, >) ४...) ८५५% 
4६-2250५ ०,३०५ चार चीजों से अल्लाह तआल़ा ने उनको पैदा 
किया और वह पैदा करता रहता है और वे पैदा होती रहती हैं 
और वह देता रहता है और हमेशा देता रहेगा, ०,०८७ = ॥ १ 
९.६२४५ 4 ६० ७०५०३.7५ ¬ एक एक मजूलिस में सत्तर-सत्तर बरस 
तक बैठक है। देख रहा है, चारों तरफ्‌। पीछे से कोई कन्धे पर 
हाथ मारेगा, मुड़कर देखेगा लड़की नजर आएगी । ऐसी हसीन' के 
उसके गालों में अपना चेहरा नजर आएगा। 


जिनके चेहरों में मुँह दिखाई दे 


मेरे भाईयो! अल्लाह तआला ने कुरआन में जन्नत की औरतों 
की तारीफ करके शौक दिलाया है। हमारे बीच से उनके तज़्किरे 
ही मिट गए। क्यों नहीं रोज़ाना लोग दुकानों को वक्त दे रहे हैं? 
दुकानों पर क्यों वक्त दे रहे हैं? कि जन्नत की औरत सामने नहीं 
और मिट्टी की औरत सामने है। दुकान में क्यों भागता है कि 
दुनिया की औरत सामने खड़ी है और जन्नत की औरत सामने 
नहीं हैं। उसकी रगबतें ख़त्म, उसके तज्किरे ख़तूम। उनका जिक्र 
ही निकल गया। 

मेरें भाईयो! उस हूर के चेहरे में अपना चेहरा नज़र आएगा 
और सत्तर जोड़ों में उसके जिस्म पर होंगे जो झिलमिल चमक रहे 
होंगे और उसके ताज का अदना मोती पूरब व पच्छिम को 


 चयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब॒_ 30[ 


रा 
चमकता होगा और जो हँसेंगी तो उसके दाँतों के नूर से सारी 
जन्नत में रौशनी फैलगी। वह कहेगी ६% 3६४ 2 ४॥...फ हुजूर 
आपको हमारी जरूरत है? वह तो बेचारा पैसे ही हवास उड़ा हुआ 
है कहेगा कीन है? कहाँ से आई है? मेरी जन्नत में तो थी नहीं, 
कहाँ से आई है? कहेगी ०१८० ५०/क मुझे मेरे रब ने भेजा है 
और कहा कि मैं भी हूँ और भी आ रही हैं। 


ईमान सीखने की मेहनत 


मेरे भाईयो! इस कलिमे को पक्का करने की जरूरत है। इसी 
पर दुनिया और आखिरत की कामयाबी के फैसले होंगे। इसकी 
मेहनत के लिए निकाला जा रहा है। साल-साल के लिए छः-छः 
महीने के लिए, चार-चार महीने के लिए। अन्दरून मुल्क के लिए 
बैरून मुल्क फिरने के लिए “ला इलाहा इईलल्लाह 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह” पक्का हो जाए और फिर सारे आलम की 
इसकी दावत देनी है और सारे आलम को इस पर खड़ा करना है। 
इसके लिए बताओ भाई कीन है मर्दे मैदान जो कूदकर इस मैदान 
में आए कि भाई ईमान हमने सीखना है। दुकानों से निगाह हेट 
जाए, चीज़ों से निगाह हट जाए, असबाब से निगाह हट जाए, 
अल्लाह पाक की जाते आत्ती पर आ जाए और आख़िरत की 
नेमतें सामने हों और दुनिया की गेमतें नजरों से ओझल होती चली 
जाएं और यह भाई बातों से तो होगा नहीँ यह तो मेहनत से होगा 
६-०३ ०५४० इसके लिए इरादे फ्रमाएं भाइ | 

PN oS ०२७० cls lors Vos lr ei 


(0) 90 


` 309 
बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





सयूरोप की लडजीन 


७५.० Sel US १५३७-०७ ०० #! ७0 थे ५.० 
oy रण १४ ge 3 करन 3 ४0० (रे 
Dig a Eo 3 sae SA YY oN gly . २०४० 
he gird lee 3 pos yg Ook ०-६० OY +>) ४०-२० 
glad a he ७ जे >० Dib Ah ४२५ Lis 
"जय ५०. | US Lod els 9 + yb ee Al ls 


"हिट! SU re RIFE 
_ er | C7 | a Fo 
५-४ Grd gd pd Le आल by! ४५ ४ lg ७। ७५ IE 
Tp) «४ ० Sl «53 Oi ed Lak ya ~ + 
el bg OE (० Ol le (की ५५ Lp 
bo gna glee rr नल NT RE नी फ ली 
(१0% ७१" NS PAT रो 2 Ly OU काने 


tas ६७६६७ , ir {a ly bo काठ ul Wego बीए 
ee PT sl हि ही 


न 


FE ok 72857 ug Ah Sle oh 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 303 





मस्जिद में किसी के अदब में 


खड़ा होना नाजाएज है 

पहल कई वार वताया जा चुका हे मस्जिद में किसी के लिए 
खड़ा हाना जाएज़ नहीं। यह अल्लाह का घर हे। यह अल्लाह की 
ताजाम व अजमत क लिए न कि इन्सान की ताजीम व अजमत 
क लिए ह। अल्लाह क नवी मस्जिद में आते धे तो कोई उनके 
लिए खड़ा नहा हाता था आर न ही आप#उसेको पसन्द फुरमाते 
थ वाल्क आप उनको विटाते थे। हमारे ध्यहाँ एक तो इलम की 
कमा ह दूसर कोई तहकीक नहीं ह। इलाम रिवाज बना हआ है 
मास्नद अल्लाह की अज़मत का चैर है यहाँ किसी इन्सान की 
ताज़ीम के लिए खड़ा होना. नल नहीं, ताज़ीम 3 ल्लाह के लिए 
है। खड़ा न हुआ करें ,मंचोसिब नहीं है। हम यहाँ अल्लाह कें 
सामने खड हाते हे भकलुकु के सामने नहीं तो इसलिए यहां 
भल्नीह कहना हि 


५०.६. ५ Uh) ep se LE] it)?! «ll FE | Nd ) [ x 


SIN ४3 Ses ४९४ ७०८ ,<८< ४१४ ७ side 
Ein TT ER F} ४०५! | tv 
> तक hn ip | |] 
पहा अदव बताया गया हे। एहतियात करनी चाहिए। लोगों 
का एहतिराम अपनी जगहे पर हैं अजमत अल्लाह का जात के 


लिए है। 


जाहिल कोन? 
मेरे मोहतरम भाईयो और दोस्तों! न जानने को दो दर्जे हैं। एक 


304 बथानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


NN 
—्ि्zoez—zn oo —्७्््—=्७्९७््ेजअखञृजृेG्ेश्‍े्(ल्‍(ल्‍््आ््जभ्eI् अ्i्eि्््््ि््छ्््ः् SSX मन आकर, तन 9 9 9 


आदमी जानता ही नहीं इसका नाम जिहालत है। एक आदमी 
गलत जानता है इसका नाम भी जिहालत है, नादानी है। किसी 
को पत्ता ही नहीं कि घोड़ा कया है तो कहेंगे भाई जाहिल है। घोड़े 
` के बारे में भी नहीं जानता।. एक आदमी गधे को घोड़ा कहे तो - 
यह भी जाहिल है, ख़च्चर को घोड़ा समझे तो सह भी जाहिल है 
कुछ समझा तो है मगर वदकिस्मती से गलत समझा। ऊँट को घोड़ा 
समझ बैठा, हाथी को गधा समझ बैठा तो पहले वाला जो जानता 
ही नहीं वह भी जाहिल है और यह दूसरा भी जाहिल है। 


दूसरा जानता है मगर गलत जानता है यह भी जाहिल है तो 
इस जिहालत को जिहालत मुरककब कहते हैं । दो जिहालत्ें 
इकळूठी हो गर्यी। दो जिहालतें न॑ जानना जमा गलत जानना तो 
पहला जो दर्जा होता है उसे समझाना आसान होता है जो दूसरा 
दर्जा है उसे समझाना मुश्किल होता है कि वह गलत जानता है 
और उसे सही कह रहो है। जब किसी कौम का अमल गलत हो 
जाता है तो उन्हें चापस लाना आसान होता ह लेकिन जब उनका 
इल्म बिगइता है और उनका इलम जिहालत का शिकार हो जाए 
तो उन्हें वापस लाना मश्किल हो जाता है। नामुमकिन ती नहीं ४ 
मुश्कल बहुत हो जाता हैं। 

एक सख्ती साफ है उस पर लिखना आसान हैं एक तख्ती पर 
लिखा हुआ है पहले उसे मिटाया जाएगा। मिटाने के बाद उसको 
दोबारा साफ किया जाएंगा। बचपन में हम उस पर लिखा करते 
थे, साफ करते फिर उल पर दोबारा लिखा जाएगा तो कितने 
काम ठ गए गलत लिखे हुए को मिना फिर उसे साफ करना 
फिर उस पर दोबारा लेप करना फिर उस पर सही लिखना । काम 











| 
बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब . 305: 
आ 5क ८८-००“ अरूूू मन परम 


बढ़ गया, ज्यादा हो गया। इस वकत हमं अमल के लिहाज से भी 
बिगड़े हुए हैं और इलम के लिहाज से बिगड़े हुए हैं। जब कौमों 
का इलम गलत हो जाए फिर कुछ लोगों को इसके लिए फुना 
होना पड़ता है उनको वापस लाने के लिए अगर ऐसा कोई तब्का 
तैयार न हो तो फिर सारी कौम डूबती है, किश्तियाँ डूबती हैं। 
बाकी रहने को नस्ल नहीं रहती खंडर होते हैं टूटे हुए, उजड़े हुए 
तय्याक होते हैं। गुजरने वाले गुजरते हैं और कहते हैं कि यहाँ 
कभी कोई रहा करता था, यहाँ भी कभी कोई आबादी थी। उस 
जगह को देखने के बाद यह समझ में आता है कि यकीनन यहाँ 
लोग रहा करते थे जो अब तो सिर्फ खंडर की शक्ल में रह गया 
हें जो बाकी रहने वाले: होते हैं वह मिटूटी की तह में चले जाते 
हैं। जो अल्लाह की पकड़ में आकर अपनी गलतियों की सजा 
भुगत रहे हैं। 


पी०एच०्डी० करने वाला आज 


कुरआन भी नहीं पढ़ सकता 


हमें कुरआन से काटा गया है। मस्जिद भरी है मगर एक 
आदमी ऐसा नहीं जो अल्लाह के पैगाम को समझता हुआ उठता 
हो । हर मुल्क भरा है, इन्सान धसे हुए हैं, आबादी की कसरत है 
लेकिन करोड़ों की आबादी में लाखों भी नजर नहीं आते हैं. जो 
अल्लाह का पैगाम समझते हों। उ ते हों उस पर लब्बैक कहते 
हों। कहने पर उठते हों, हटाने पर हरते हों। तब्का ही कोई नीं 
कालेज भरे हुए, युनिवर्सिटियाँ भरी हुई हैं प्राइवेट स्कूल भरे हुए, 


506 बयानातः मौलाना तारिक जेमीले साहब 


ख़ूब लगी हुई है एक क्लास के कितने सैक्शन, हर सैवशन में 
कितने बच्चे करोड़ों बच्चे। एबीसी से शुरू करते हैं और पढ़े जाते 
हैं कोई पी०एच०्डी० करते हैं, कोई मास्टर्स करते हैं, कोई डाक्टर 
बनता है, कोई इन्जीनियर बनता है, कोई ताजिर बनता है, कोई 
सांइसदान वनता है, कोई सियासदान बनता है। कोई भी जिन्दगी 

चो इस लम्बे सफर में एक लाईन भी कुरआन समझने वाला इल्म 

नहीं पढ़ता, मेरा अल्लाह मुझ से क्या चाहता है। क्योंकि मैं ख़ुद 
नहीं आया तो ख़ुद अपनी जिन्दगी की राहों को तय करने का भी 
हकदार नहीं हूँ। ख़ुद मैं ख़ुद नहीं मरता मुझे कोई मारता है। 


हाकत वाले गलत रास्ते से बचो 


मैं अपनी मंजिल अपने आप तय करने का हकदार नहीं हूँ। 
जिसने मुझे पेदा किया उसी ने मेरी जिन्दगी का मकसद भी तव 
किया है और जिसने औरों को मौत दी है, उसी मे मेरी मंजिल को 
तय किया है। 

eo TU asics gpl po lin Oly 

यह मेरा रास्ता है मेरे बन्दो इस पर चलो ई }-।५८-5 ४५% 

दाएं बाएं कें रास्तों से बचो, एक्सीडेंरों से बचो, 
| ई() ०६ wh Cissy "सनम (की Jl} 

अगर तुम एक्सीडेंटों में खो गए तो फिर क्या होगा कि तुम 
असल सीधे रास्ते से हटोगे। कोई वीराने में मर जाएगा, कोई गढ़े 
में जा मरेगा, कोई भूखा मरंगा, कोई किसी धाटी में, कोई किसी 
वादी में, कोई सहरसा में वेबसी की मीत मरेगा। 


बयानातः मौलाना तारिक ज़मील साहब 307. 





सीधा रास्ता क्‍या है? 


PET Llp RF ०३ 
यह रास्ता है कौन सा रास्ता है? €... ४-०. ५५.५.१ जो 
उसने हमें कहा हक मांगो अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम अता 
फरमा, सीधा रास्ता अता फुरमा। सीधा रास्ता क्या है? 
Rs 3p ls ५८००-०० 3 a4 «3 las a 
CY eR ayy) , ५२ a 
उसे अल्लाह ने पूरा कर दिया, कामिल कर दिया, तमाम कर 
दिया। हिस्से भी पूरे सिफात भी पूरी, रास्ता भी कामिल, मंजिल. 
तय, राहे रशन हैं। इस रास्ते पर चलने वालों को अंधेरे का 
सामना नहीं करना पड़ा, इस रास्ते पर चलने वालों पर रास्ते में. 


रात नहीं आती, शाम नहीं आती। मेरे और आपके नबी ने 
फुरमाया 


Uys tle) sn २०० ale eS 


मैं तुम्हें ऐसे रौशन रास्ते पर छोड़कर जा रहा हूँ जिस में रात 
आती ही नहीं। उसकी रात भी दिन कीं तरह रौशंन है जैसे दिन 
रौशन वैसे रात रौशन। इससे न हटना जो इससे हटता है वह 
हलाक हो जाता है, वह बर्बाद.'हो जाता है, वह तबाह हो जाता है। 


दुनिया का फ्रेब धोका है 
भाईयो ! हमारा इलम गलत कर दिया गया। हों आज के . 
दानिशवरों ने कहा पैसे से सब कुछ चलता है। झुरआन ने कहा 


308 ° ययानातः मौलाना तारिक्रं जमील सोहेब॑ 





` अल्लाह से सब कुछ होता है 


आज का इलम बोला दुनिया का इलम असल इज्जत है, 
अल्लाह का इलम बोला दुनिया की जिन्दगी धोका है, आज के 
इत्म ने कहा दुनिया की जिल्लतों से बचो ये बड़ी मुसीबत है। 
अल्लाह के इल्म ने कहा दुनिया की जिल्लत भी फरेब दुनिया की 
इज्जत भी फ्रेब। आज के इत्म ने कहा यहाँ की लज्जत यहाँ की 
राहत, यहाँ के घर, यहाँ के बंगले, यहाँ की सदारत, यहाँ कीं 
वजारत, यहाँ का ओहदा, यहाँ की औरत, यहाँ की शराब, यहाँ की 
दौलत, यहाँ की धुन, यहाँ का सुर, यहाँ का साज यही सब कुछ 
है। इसी का नाम जिन्दगी है। इसी का नाम इज्जत है और 
बुलन्दी है। हमारे साथ हमारी नस्ल को काट कर दख दिया गया। 
बेधार छुरी जिब्हं कर दिया गया । चार साल का बच्चा टाई 
लगाकर जाए और माँ-बाप ख़ुद उसके गले में राई लगाएं तो 
बताओ भाईयो किस दीचार से आदमी सिर टकरा कर रोए और 
किस जगह आदमी सिर फोड़े कि जिस बदनसीब कौम को अपना 
लिबास पहनना नहीं आता वह दुनिया में अपना हक्‌ क्यों मांगती 
है? हम जलील हो गए, हम यह हो गए हम वह हो गए। 


मगरिबी तहज़ीब (वैर्स्टन कलचर) 


को आग लगा दो 


ऐ मेरे भाईयो! हम तो अपने हाथों में खुद ख़न्जर उठाए हुए 
है औरों ने नहीं। अमरीका को गालियाँ देते हो और यूरोप को 
गालियाँ देते हो, गाली देनी है तो अपने को गालियां दो, गाली 


बयानातिः मौलाना. तारिक जमील साहब 309 





अपने जमीर को दो, अपने नफ़्स को दो। कया ये अमरीका ने 
स्कूल खोले हुए हैं? ये जो गुत्तिस्तान कालोनी में खोले हैं और 
बाहर पाकिस्तानी फौज खड़ी है जो हर हर बच्चे के माँ-बाप से 
कह रही है कि बच्चे के गले में टाई लगाओ। लड़की को फ्रॉक 
पहनाकर भेजो, पिंडल्षियाँ नंगी करके भेजो, सिर से दुपट्टा 
उतारकर भेजो। जब चार साल की बच्ची इस हुलिए से जाए उसे 
बाद में कौन समझाएगा कि मुसलमान औरत पर्देदार होती है, उसे 
कौन बताएगा कि मुसलमान बेटी का बाल भी ज़ाहिर होना हराम 
है, उसकी आवाज भी बगैर शदीद जरूरत के पर्दा है। उसे यह 
बात कौन समझाएगा? 

भैं सुबह सैर को निकला। स्कूल फे सामने से गुजरा कोई दस 
साल की बच्ची उतरी। पूरी पिंडलियाँ नंगी। छोटा फ्रॉक यह 
उतरकर अन्दर जा रही है| उसको माँ ने ही तो तैयार किया है, 
बाप ने आँखों से जाते हुए देखा, अम्मा ने ख़ुद उसको फ्रक 
पहनाया, गालियाँ अमरीका को, यहूँदियों को, गालियाँ इसाइयोँ को, 
गालियाँ बरतानिया को। अरे क्या उन्होंने आकर हमें फ्रक पहनाए 
हैं? जब माँ ने ख़ुद यह पहनाए हैं, बाप ने ख़ुद पहनाए, किस ने 
यह पहनाए। हम ख़ुद अंपने आप मुजरिम हैं 

तू इधर उधर की न बात कर यह वता कि काफिला क्यों लुटा 

मुझे रहजुनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है 

जब चरवाहा सो जांए तो भेड़ियों को लाम-्तान करना यह तो 
बड़े पागलपन की बात है। भेड़िये का काम तो हमला करना है। 
उसका काम बकरियों को उठाना है तो भेड़िये को 'गाली देने का 
क्या मकसद? चरवाहे को कोसो जो कि सो गया, जो गाफिल ही 


870 i... बयानातः मौलाना तारिक्रे जमील साहब 
गया। | 

भाईयो! ये स्कूल जाने वाले बच्चे अमरीका ने उन पर डंडा 
चढ़ाया हुआ है कि तुम पतलूनें पहनी, टाईयाँ पहनो, तुम फ्रक 
पहनो, तुम दुपट्टा उतारो। दुनिया की इज्णत को इज्जत संमझा। 
यहाँ की जिल्लत को जिल्लत समझा, यहाँ की बझई को वड़ाई 
समझा, यहाँ की छोटाई को छोटाई समझा, यहाँ की वादियों को 
दिल फ्रेब समझा, यहाँ के मुर्गगुजारों को पुरकशिश समझा, इसी 
की जन्नत समझा इसी को दोजख़ समझा! 


ईमान का सौदा मत करों 


इसी की दौड़ लगाई। इसी पर ईमान के सौदे किए, इसी पर 
जमीर के सौदे किए। माल की चमक, दौलत की खनक परं बिक 
गए। इस के सिवा कुछ न दिखाई दिया न सुनाई दिया। जमीर भी 
बिके, जबाने नहीं बिकीं। बकरा नहीं बकरे की सिरी बिकती है, 
जबानें बिक रही हैं, फेफड़े बिक रहे हैं, दिल बिक रहे हैं, कलेजा 
बिक रहा है, तिल्ली बिक रही है, रान बिक रही है। जाओ जाओ 
अदालतों में जाकर देखो दस्तार बिक रही है। आपके बाजारों में 
देखो गलत तोला जा रहा है। जैसे बकरे की जबान बिक गई 
बकरे का भेजा बिक गया जाओ जाओ देखो माल के पुजारी 


अपना दिमाग बेच चुके हैं, ज़बाने बैच चुके हैं। 


गफूलत. भरी जिन्दगी को छोड़ दो 


न झूठ की तमीज़, न झूठ की परवाह, न अल्लाह की ख्याल, 


बयानातः मौलाना तरिके जमील सांहब. बाग आज महा था 





न मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एहसान, न 
जन्नत का शौक न जहन्नुम का ख़ीफु, न कब्र के कीड़े याद, न 
कब्र के अंधेरे याद न न मौत की सख््तियाँ याद न मौत का धचका 
याद न मौत की तड़प याद। सिर्फ़ दुनियां और दुनिया यह हमारा 
इल्म गलत हो गया है। 
भाईयो! बनाने वाला अल्लाह वह कह रहा है 
RCA yy) 33 ६४०५ Vial Byrd uy 


ये गुलशन, ये गुलज़ार, ये कोहसार, ये वादियाँ, ये दामन, ये 
झरने, ये चश्मे, ये दरिया, ये नदियाँ, ये आबशारे ये समुद्रे, ये 
खुला, ये फिज़ा, ये हया क्या है? क्या ये धोका है? 

(3232५ 0३४ #४०॥ (5५... 87५3, sly wd 

फिर तमाशा बच्चे खेलते हैं। गुजरने वाले कहते हैं कि खेल हो 
रहा है। मेरा अल्लाह कहता है फैसलावाद के आठों बाजारों में 
खेल हो रहा है, मिलों में फैक्टरियां में खेल खेला जा रहा है। 
अल्लाह कह रहा है फैसज़ाबाद के बाज़ार पाकिस्तान के बाज़ार 
अमरीका, एशिया, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, हिन्दुस्तान के बाज़ार, यहाँ 
को वादियाँ, यहाँ की खेत्तियाँ, हुकूमत, दौलतें, यहाँ की सारी 
इज्जतें, बुलन्दियाँ ये क्या हैं लईब्र व लहव खेल हैं तमाशा हैं। 
आज का दानिश्वर आज का पढ़ा लिखा हुआ पागल है। 


दुनिया थोके का घर है 


मेरे भाईयो! अनपढ़ों को समझाना आसान होता है। आजकल 


82 बस्रानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


के पढ़े हुए को समझाना मश्किल हो रहा है। क्योंकि इसके अन्दर 
गलत जा चुका है। अब उसके अन्दर से ग़लत को निकालना है, 

सही को डालना मुश्किल है। मेरे भाईयो! दुनिया धोके का घर, 

दुनिया मच्छर का पर, दुनिया मकड़ी का जाला । आख़िरत क्या है? 

लोगो! मेरा नबी कह रहा है दुनिया गिरी पड़ी चीज़ है नेक भी 

खाता है बुरा भीः खाता है। सुनो! आख़िरत सच्चा वायदा है, 

दारुलकुरार आख़िरत, सच्ची ठहरने का घर, मकाम आ गया, 

मुकोम ही गया, करार, आ गया। यह कुरार की जगह नहीं वह 
कुरार की जगह है। यह मिटे वाला घर है वह हमेशा रहने वाला 
घर, यह ख़तम होने वाला घर वह बाकी रहने वाला घर, यह धोके 
का घर वह सच्चा घर। वहाँ जन्नत है त्रो हमेशा जहन्नुम है तो 

हमेशा, वहाँ इज्जत मिली तो हमेशा की, वहाँ जिल्लत मिली तो 

हमेशा की। यहाँ इज्जत भी छिन गई, यहाँ जिल्लत भी छिन गई, 
माल भी चला गया, यहाँ का घर भी चला गया, जवानी भी ढल 

गइ, जवानी भी रुखसत हो गई, सुबहें भी चली गयीं, शामें भी 

छिप गयीं, जैसे रुत बदली ऐसे जिन्दगी बदली, जैसे मौसम बदले 

ऐसे जवानी ढल्ली यहाँ तक कि कब्र में पहुँच गया, कीड़े ख़ा गए, 
करवट बदली हवाओं ने पकड़ा, गुब्बार बनाकर उड़ा दिया और 
धरती में, फिजा में, ख़ला में ऐसे बिखेर दिया जैसे कभी न था। 
कभी न की तरह की अदम हो गया, कुछ न हो गया। फिर मेरा 
अल्लाह जर्सत को जमा करेगा, हड्डियों को जमा करेगा, गोश्त 
चढ़ाएगा, खाल चढ़ाएगा, आँख, नाक, पलक सही करेगा फिर रूह 
फुंकेगा। जिस्म में रूह दौड़ेगी, कब्र फटेगीं, 

ई.०॥--- dis ENO 35 bu} 


म, 


बालः मौलाना: तारिक़ जमील साहब i 





क्रें फटेंगी, 
, 3 »al,a] | कि is Bsr ॥ 52१ Ls bid... | 3 io | RC 
आसमान फ< गया, आसमान तड़तडा गया = i 


फुरिश्ते कोनों पर चले गए €द६.५ ८ ५५ ५-६३५३ ०५, ॐ 7४ ०-५५) 
अल्लाह अपने अर्श के साथ सिरों पर आ गया । 
CF sn gis Y Spo 0 kag} 

डाक्टर भी आ गया, इन्जीनियर भी आ गया, मौलवी भी आ 
गए, अल्लामा भी आ गए, औरत भी आ गई, मर्द भी आ गए, 
शाह भी आ गए, वजीर भी आ गए, पाक दामन भी आई और 
इज्जत को बेचने वाली भी आई, जुवा खेलने वाला भी आया, 
शराबी भी आया, रातों को रोने वाला भी आया और सूद खाने 
चाला भी आया, नाचने वाला भी आया, तड़पने वाला भी आया 
और अल्लाह की राह में फिरने वाला भी आया। आज सब मजमे 
में जमा है। 


खौफनाक दिन 
ई (7-४० “के 


मेरे रब ने उनको घेरे में लिया हुआ है ६४» ,»४«५,» एक दाना 
भिना हुआ है ई ५०७२५ +के आ गए हो ey ५४-०५ is ॐ 
आज छिपकर दिखाओ छिप नहीं सकते € ८ आज भाग के 
दिखाओ, नहीं भाग सकते ६५५-4 आज ताकत है तो पार 
दिखाओ, नहीं निकल सकते । अब क्या होगा १५,५ 

€... आज अल्लाह तुझे पकड़ेगा तुझे बॉंधेगा, तुझे खड़ा करेगा 


म4 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
सारासरसा 


फिर क्या होगा? 
#. pba hag ON के 

जो तूने देखा होगा, जो तूने किया, जो बैठे, जो चले, जो लेटे, 
जो सोए, जो खाया, जो पिया तो पढ़ो €९५-5।,-क पढ़ो अपने 
किए हुए आमाल को। यही तो देख, वह मैं ही तो हूँ, क्या तेरा 
रब सोया हुआ था? क्या तेरा रब जाहिल था? क्या तेरा रब 
गाफिल था? तेरा रब आजिज था? तेरा रब कमजोर था? तेरा रब 
किसी मुश्किल में था? ऐटमी ताकतों ने उसे डराया था? लोहे के 
जहाजों ने उसके फूरिशतों को आणिज कर दिया था? देख तू ही है 
कोई और तो नहीं? कहेगा हाँ। 


यह कैसा कंप्यूटर है? 
४. ७0.००। Yi eS १३३ ०५० ०४ ' oN ४०% 


हाथ! हाय! में मर गया, हाय! हाय! में मर गई। यह कैसी 
किताव है? यह कैसी कापी है? यह कैसा कंप्यूटर है? जिसने मेरी 
एक-एक चीज़ को उघक लिया है। न ख़िलवत छोड़ी न बोल 
छोड़ा, न॑ इशारा छोड़ा, न दिल़ में उठने वाली धइ़कनों की आवाजों 
को छोड़ा, न अन्दर में पनपने घाले जज़्वात को छोड़ा, कौल भी 
लिखा, अमल भी लिखा, जज़्बा भी लिखा, नियत भी लिखी, इरादा 
भी लिखा, बैठना भी लिखा, चलना भी लिखा #१८५३ ओ मुझे 
कोई भागने की जगह बताओ € १-5 ५-००-५५ मुझे कोई 
छिपने की जगह वताओ। नहीं नहीं दरवाजे बन्द हैं। 

4.४० ७.० tells thy try} 











` `` आज पता चलेगा कि. कौन घोड़े पर 


सवार थाः और कौन. गधे पर? 
`. आज अल्लाह आ चुका है। हाँ आजं :पेता"चलेंगा कि पढ़ा ` 
लिखा कौन है? अनपढ़ कौन है? आज प्ता चलेगा गैशन ख्याल 
क्रौन है और तारिक ख्याल कौन है? आज पता चलेगा तरक्की 
याफूता कौनं है? आज पता चलेगा मुहज़्जब कौन है? जाहिल- 
गंवार कौन है? आज का तराज़ू बड़ा सच्चा है। यह इन्सानी तराजू 
नहीं है. ज़ो नाप-तोल में कमी करे। यह. इन्सानी अदालत -नहीं है 
जो कातिल को भी छोड़ दे जो. मज॒लूम. को तार परः चढ़ा. दे और 
कातिल दनंदनाता फिरे। नहीं! नहीं! आज मेटा अल्लाह है। :-.. 


` यहूद व नसांरा (ईसाई) की मुशाबिहत से बचो 
| के ई. (645०० हे iid | ` ० 
: दुनिया में जाओ, कमाई. करो लेकिन कैसी करो जैसे सुबह की 
सैर, न: आगे. बढ़ने का जज्चा न पीछे रहने का गम। कोई सैर 
करने में आगे बढ़, जाए इन्हें परवाह नहीं, यह पीछे-रह जाए न्ह 
गम नहीं। जुमा की नमाज़ के बाद कहा ६.०)४७-+५७०-+४-- 
जाओ रिजक तलाश करो। इसाईयों को तरह रहबानियत नहीं, 
यहूदियों की तरह नफसानियत नहीं ई७५% ८0 ७ ०४ मेरा दुनिया 
की मजम्मत बयान करने से तुम्हें दुनिया छुड़वाना नहीं, दुनिया से 
हटाना नहीं है बल्कि दर्मियान में लाना है। संबको छोड़ोगे इसाइयो 
के मुशाबेह हो गए और पागंलों की तरह लग गए जैसे आज लगे 


3]6 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
उ ०५० मामककार० ०१० कर--मइ--+ 


हैं तो यहूदियों के मुशाबेह हो गए। हमारे नबी हमें दर्मियान में 
लाते हैं, अल्लाह हमें दर्मियान में लाता है 


ह रू es ial RE eS 
` तुम मौतिदिल, दर्मियान में हो, न इधर न उधर, म रहबानियत 
न नफसानियत। | 


हराम कमाई बेसकूनी का जरिया 
६. ORR) * 

बीच में चलते रहो, कैसे? ६६४५०, ,५।५-५.०७७ हलाल कमाओ 
हराम से बचो, तंख्राह पर रहो, रिश्वत से बचो, सही तोलो गलत 
तोलने से बची, झूठ से बचो, सचः पर आओ, अबस से बचो, जुए 
से बचो, लाटरी से बचो। ये सारी जुए की किसमें हैं जो हमारी 
रग-रग में हराम उतारना चाहते हैं जो कौम हराम खाने की आदी 
हो जाए उनमें से नेकी के जज्बे मर जाते हैं। उनके अन्दर नेकी 
पैदा नहीं हो सकती । हराम लुकमा जिस पेट में चला जाए उसमें 
फूल नहीं निकल सकते। सहराओं में बहार आ सकती है समुंद्र के 
पानी मीठे हो सकते हैं याद रखो जिस ख़ून में हराम रच गया, 
जिन नजरों में हराम रच गया वह सीधे रास्ते पर बड़ी मुश्किल से 
आत्ती है। 


काफिरों की साजिश 


"चार बरस का बच्चा नंगे सिर स्कूल जा रहा है तो बड़ा होकर 
वह सिर्‌. पर टोपी कैसे: रखेगा, वह पगड़ी क्यों बाँधेगा? देखते नहीं 


अयानातः मौलाना तारिक जमील साहब का 
[हा्यडयापरभरासा्ः अन्लडलम्यया्यायारारस््याता्याा्य राणा 


हो कि हमारे वह जो बड़े होटलों में गाड़ियों का दरवाज़ा खोलते हैं 
और गेट का दरवाज़ा खोलते हैं उनके सिर पर कलाह होता है, 
पगड़ी होती है। ये हमें समझा रहे हैं कि यह पगड़ियाँ बाँधना छोटे 
लोगों का काम है बड़े लोगों का काम नहीं, यह छोटे लोगों का 
काम है, बड़े लोगों का काम नंगे सिर फिरना है। चार साल के 
बच्चे ने टाई लगाई, पतलून पहनी, बच्ची ने फ्रक पहना, नंगे सिर 
गई। किसने यह जहर भरा? किसने उसको जहर पिलाया? मेरे 
भाइयो! इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। 


इत्तिबाए सुन्नत को तगीब 


तो अल्लाह तआला हमारा जहंन बनाता है कि आख़िरंत 
असल है। दुनिया गुजस्याह है; आख़िरत को सामने रखकर चलो, 
अल्लाह की रजा को सामने रखकर चलो। हज़रत मुहम्मद रहबर 
बनकर आए, इन्सानों के लिए हादी बनकर आए, कामिल बनकर 
आए, सारी उम्मत के लिए रहमत का पैगाम बनकर आए। आप 
सल्लल्लाहु अत्तैहि वसल्लम की जिन्दगी रोजे रौशन की तरह खुली 
किताब की तरह पन्नों परं नहीं धरती के पन्नों पर, काएनात के 
पन्नों पर, जमीन व आसमान ख़लाओं के बीच, हवाओं पर, सूरज 
पर, चाँद पर, तारों पर, जुमीन के चप्पे-चप्पे पर, पहाड़ों के 
एक-एक पत्थर पर अल्लाह ने महबूब क़ी जिन्दगी को नकश करके 
साबित कर दिया। कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम की 
पाकीजा जिन्दगी को छिपा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता | 
मुसीबत यह है पहले मुहब्बत आती है फिर इताअत आती है। 
दिल मुहब्बत से ख़ाली माँ-बाप ने मुहब्बत' बिठानी थी। उसको 





38, बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


प्तलून पहना दी, टाई पहना दी, फ्रक पहना दी, नंगे सिर कर 
दिया। पहला जुल्म तो माँ-बाप ने किया, दूसरा जुल्म स्कूल ने 
किया, तीसरा जुल्म मास्टर ने किया । पर्दा जुल्म नहीं है। आज की 
तालीर्म कोई मकसद को सामने रखकर तो है नहीं । आज की 
तालीम तो पैसा कमाना है। स्कूल का मकसद पैसा कमाना है। 


ट्युशन सैन्टर क्यों बने? 


में जब आठवीं जमात में था। हमारे उस्ताद थे आसिम साहब 
मरहूम उदू के टीचर। में एक बात पूछने गया। फरमाने लगे वह 
बच्चा आया था मुझ से कह रहा था कि उस्ताद जी! आपसे 
ट्युशन पढ़नी है ती मैंने कहा बेटा जो हुकूमत मुझे तंख्वाह देती है 
उसमें मेरा गुज़ार अच्छी तरह हो जाता है तो अब मैं अपने इल्म 
को बेचा नहीं करता । तुम्हें जब पढ़ना हुआ करे आ जाया करो में 
पढ़ा दिया करूँगा । मुझे हुकूमत की तंख्वाह काफी है। वे उस्ताद 
तो क॒ब्रों में चले-गए। उनकी हड़्डियाँ भी शायद गल-सड़ गई 
होंगी। अब तो ना कोई उस्ताद है ना कोई शार्गिद है। उस्ताद के 
सामने भी पैसा शार्गिद के सामने भी पैसा । वह तकृद्दुस ही चला 
गदा, वह मंसब ही चला गया। ट्युशन सैन्टर भी खुले, प्राइवेट 
स्कूल भी खुले। मॉ-बाप की जेब से पैसा निकालना है। 


बदजृबानी से' बचो 
तो मेरे, भाईयो! खुद होश में आने की ज़रूरत है। किसी को 
:गालियाँ न दो; अपना, दामन संभालो, अपना घर संभालो, अपनी 


बयानाएँ मौलानी तारिक्र जमील साहब- 








नस्ल संभालो इससे पहले कि कोई ज़ाएका भड़क उठे, इससे 
पहले कोई कोड़ा लपक जाए, इससे पहले कि कहीं आसमान से 
दरवाजे खुल जाएं, इससे पहले कि उसके जलज॒लों के रुख़ 
हमारी तरफ फिर जाएं, बिखरी मौजें हमारी तरफ को चल पढ़ें, 
अल्लाह के अंज़ाब के कोड़े बरस पड़ें, इससे पहले कि ये सब 
कुछ हो जाए क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं उस पर यह होना 
चाहिए क्यों नहीं हो रहा है? यह मेरे अल्लाह की रहमत है, जो 
कुछ पाकिस्तान और छः बरे आजमों में हो रहा है इस पर कब 
के कोड़े बरस जाते, दुआएं दो कमली वाले को जो दुनिया से 
जाते हुए मेरा आपका मसूअला हल करवा चुका है, दुआ दो 
मदीने चाले को । अब उसके पैगाम पहुँच रहे हैं, अब भी उसकी 
सदाएं जा रही हैं और अब भी वह जख्मी है, बेचैन है, बेकरार 
है। आप सल्लल्लाहु अतैहि बसल्लम जो कि थका हुआ मुसाफिर, 
बरसों का सताया हुआ, भूख प्यास सहता हुआ, पेट पर पत्थर 
बाँधता हुआ अपनी मंजिल पर आ रहा है। दर्द की तेजी से 
हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रो पड़ीं। हाय मेरे अब्बा का 
दुख, मेरे अब्या का दर्द तो आपने फरमाया मेरी बैटी! आज तेरे 
बाप का दर्द ख़त्म होने वाला है बस आज के बाद तेरै बाप पर 
दुख न आएगा। आप ने मलकुलमौत की इजाजत दे दी ती 
जिब्राईल भी गमज़दा हो गए। कहा या रसूलुल्लाह! क्या आपने 
जाने का फैसला कर लिया अगर आपने जाने का फैसला कर 
लिया तो मेरा भी आज दुनिया में आखिरी दिन है। *१ऊ के बाद. 
मैं भी कभी “वही” लेकर नहीं आऊँगा। ख़तम हाय! दुनिया _ 
वदनसीब महरूम हो गई। 


320 ययानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


की आखिरी वसीयत 


मेरी उम्मत नमाजन छोड़ना और गुलामोत नौकरों से नौकरानियों 
से अच्छा सुलूक करना, उसको सूली पर न लटका देना, टॉग न 
देना। पन्द्रह सौ रुपए देकर उनकी खाल उत्तार देते हो; तीन हजार 
रुपए देकर उनकी माँ बेटी नहीं छोइते। कभी देखा कि तुम 
अल्लाह के कितने वझादार हो? अल्लाह से सौ फीसद गद्दारी 
और नीकर से कहते हो मेरा वफादार बनके चल। क्या देते हो। 
चार हज़ार, पाँच हज़ार, तीन हजार इसमें घर चल सकता है। 
आज के दौर में जब कि मंहगाई का दौर मुसल्लत्त हो चुका है। 
यह अजाब अल्लाह ने उतारा है, यह अजाब अल्लाह ही दूर 
करेगा । हुकूमतें यह अजाब दूर नहीं करेंगी। तौबा करों तो यह 
अजाब टलेगा। आसमान से फरिश्ता उतारता है सारे रेट तय 
करके जाता है। फलों मुल्क में फूलाँ चीज़ इस भाव बिकेगी। जब 
वहाँ कलम मंहगाई का चले तो हुकूमत क्या करे, डाज़र के अंबार 
लग जाएं चीजें सस्ती नहीं होंगी। जब तक मेरा अल्लाह फैसला न 
करे और अल्लाह फैसला जब उतारता है जब लोग तौबा करते हैं। 
तौबा का रिवाज ख़तूम, तौबा का एहसास ख़तूम, तौबा का ख्याल 
ख़तम, तौबा का ध्यान नहीं। चन्द रके देकर कहते हो कि एक 
राँग पर खड़े हो जाओ, सौ फीसद मेरे गुलाम बन जाओ न चू 
करो न चाँ .करो न उफ करों 'तो तुम अपने अल्लाह से कितना 
निभाते हो .अपने गरीबों पर ऐसा सुलूक न रखना कि कत्त 
अल्लाह के दरबार में पकड़े जाओ। अल्लाह को अप्रने बन्दौं से 


. बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब . 32] 





प्यार है। देखना कहीं माल के तकब्बुर में, कहीं सरदारी .के 
. तकब्बुर में, कहीं मालिक होने के तकब्बुर में आख़िरत. बर्बाद न 
. कर बैठना । आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ. आएशा! 
<3 ७5 १-० आएशा गरीबों से मुहब्बत कर और उन्हें 
अपने पास बिठा ६४१५८५६५०७३ अल्लाह तुझे अपना क्ुर्ब 
नसीब फुरमाएगा। . 

न नमाज ही रही न गरीबों से सुलूक रहा। आप ने कहा जो 
खाते हो उन्हें खिलाओ जो पहनते हो उन्हें पहनाओ। यह दौलत 
ढलती छावं है। किसी के पास नहीं रही। बदलता निजाम है। 
कभी गरीब को हकीर न समझना। नहीं बनती फारिंग कर दो। 


इजजत को तार-तार करने की कोई इजाजत नहीं है। सब्र करो 
` नरमी करो। | 


जहन्नुम से जन्नत का सफ्र 


एक आदमी कयामत के दिन लाया जाएगा कोई नेकी नहीं है। 
उसके लिए जहन्नुम का फैसला है। अल्लाह त्तआला कहेगा तेरे 
पास कोई है भी सही दिखाने को। कहेमा या अल्लाह और तो | 
कुछ है नहीं जिस पर मेरा हक्‌ बनता था उस को कभी तंग नहीं 
किया करता था, बेइज्जत नहीं करता था, जलील नहीं करता था |. 
मिल गया तो ठीक है तो अल्लाह कहेगा अच्छा चल तू मेरे बन्दों 
पर नरमी करती रहा तो फिर मेरे लिए भी मुनासिब नहीं कि तेरे 
ऊपर सख्ती करूँ। चल इसके तुफैल मैंने तुझे जन्नत का वारिस 
` बना दिया। प्याली टूट जाए नौकरानी से, झाडू में देर हो जाए. अरे 





322 चयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 





सफाई कराते कराते दिल की दुनिया और दागदार कर दी। बर्तन 
क्या टूटा तूने ईमान तोड़कर रख दिंया। प्याले का बदल तो आ 
जाएगा लेकिन ज़बान से निकले हुए गंदे बोल उन्हें कहाँ से वापस 
करोगे? अरे बदबख्त कभी बोल भी वापस हुए हैं। सीना तो 
जख्मी कर दिया, दिल तो छलनी कर दिया, दाग कर दिया, 
हड्डियों से धुँवा उठने लगा फिर कहता है अच्छा जी मैं अपने 
बोल वापस लेता हूँ। तू पहले ही क्यों न होश में आया? तुझे 
पहले ही क्यों न ख्याल आया? बोलने से पहले क्यों न तोला? 
गोली तो निकल गई। गोली का जख्म तो भर जाता है गंदी गाली 
के बोल का जख्म कभी नहीं भरता। भाईयो! आओ तौबा करें 
अपने अल्लाह को मनाएं। अरे उस दोस्त का ख्याल करो जो 
तुम्हारे लिए फिदा हो गया, क़ुर्बान हो गया। 


शाने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


निकल जाओ अल्लाह की राहों में, तबलीग में, आज घरों में 
बैठने का वक्‍त है पता नहीं कब निजाम बदल जाए? महबूब 
मुस्तुफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात कां सामने रखो । 
आज किसी नबी की कब्र महफ़ूज़ नहीं। फलस्तीन में जो कृब्रे हैं 
वे यक़ीनी नहीं, सिर्फ मुहम्मद सल्लल्लाइ अलैहि वसल्लम का 
मौजिजा है कि आए दुनिया से जाने के बाद भी अपनी पूरी 
निशानियों के साथ मौजूद हैं, अपनी मस्जिद के साथ मौजूद हैं। 
सुबह होती है सत्तर हज़ार फरिश्ते कब्र पर आते हैं शाम तक 
दरूद पढ़ते रहते हैं पहला जाता है फिर शाम को सत्तर हजार 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 328 





फरिश्ते आते हैं सुबह तक दरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं। हम भी 
पढ़ते हैं फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं। एक जमाना आएगा कि सूरज _ 
मगरिब से निकलेगा, मुसलमान मर जाएंगे, सिर्फ काफिर होंगे । 
इन्सानों में दरूद पढ़ने वाला कोई न बचेगा फिर फरिशते दरूद 
पढ़ेंगे और अल्लाह पढ़ेमा और मस्जिदे नबवी ख़त्म, रौज-ए- 
अकृदम़ ख़तूम, बैतुल्लाह ख़तूम, मक्का ख़तूम, मदीना ख़त्म, 
मैदान होगा पर फरिश्ते दरूद पढ़ेगे। फिर अल्लाह एक डंका 
बजाएगा कयामत का। जिब्राईल भी मर जाएंगे मीकाईल भी 

इसराफील भी, इजराईल भी, अर्श के फरिश्ते भी मर जाएंगे सिफ 
अल्लाह, अल्लाह बाकी रह जाएगा। फिर क्या होगा कि अल्लाह 
खुद अकेला अपने नबी पर दरूद पढ़ता रहेगा ६०५-८७ का 

मतलब होता है तमाम ६५२% ०५८०५५०5०५०१ ५.५ ० अल्लाह 

और फरिश्ते मुसलसल उसके नबी पर दरूद पढ़ते रहते हैं। 


कुत्ते की वफादारी से सबक सीखो 


तो मेरे भाईयो! मुहम्मद सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना 
लो उसकी जिन्दगी को अपनी जिन्दगी को अपनी ज़िन्दगी बना 
लो। उसके एहसानात का इतना बदला तो दो जितना कुत्ता 
अपने मालिक को देता है। देखते नहीं हो कि घर के बच्चे से 
मार खाता है, रोटी खाने के लिए बुलाओ भागकर आता है। 
हमारे वालिद को कुत्तों का शौक था जैसे कि ज॒मींदारों को होता 
है। उनका भी एक कुत्ता हुआ करता था' जैकी उसका नाम था।_ 
मेरी उम्र होगी छ: सात साल तो वह कभी रोटी खा रहा होता 


. 324  बझरानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


था। कभी दूध पी रहा होता.था तो मेरे वालिद कहते जैकी दूसरी 
आवाज उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह रोरी छोड़कर, 
दूध छोड़कर भागा हुआ आता था और मेरे बाप के पैर पर 
चिमट पड़ता था. कुत्ता नापाक न उसका न उसका ख़ालिक न 
मालिक सिर्फ रोटी खिलाई, दूध पिलाया । तो बुलाने वाले अल्लाह 
जिसको बुलाया जा रहा है वह इन्सान । बुलाने वाला मालिक 
जिसको बुलाया जा रहा है वह ममलूक, बुलाने वाला ख़ालिक्‌ 
जिसको बुलाया जा रहा है वह मख्लूक, वह अल्लाह यह बन्दा । 
वह दिन में पाँच दार कहता है आओ न मेरे पास नमाज पढ़ने । 
६-५०} ५} ८ न जवान उठता है न बूढ़ा उठता है, न मर्द 
उठता है न औरत उठती है तो क्या हम जैकी से भी नीचे दर्जे 
पर चले गए है? इतनी तो वफा कर दें। अल्लाह और उसके 
. रसूल के साथ वफ़ा करने-वालै चले गए। 


-तल्हा जन्नती कैसे बने? 

ओहद की लड़ाई में हार हो गई। उम्मे अम्मा सामने आ 
गयीं । इधर बेरा हबीब बिन जैद उधर बेटा अब्दुल्लाह बिन जैद दो 
बेटों के साथ माँ सीना सिपर हो गई। कहा ऐ मेरे बेटों आज मेरे 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म लगा। मरते दम तक 
तुम्हें माफ नहीं करूंगी और अब्दुल्लाह बिन शहसवार था जिसने 
आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार किया है और 
कन्धे पर तलवार मारी जिसका जख्म एक महीने तक रहा। उस 
` पर हमला करने वाली सिर्फ उम्मे अम्मारा थीं जिन्होंने आगे 





सवार ये पैदल, वह लोहे की ज़िरह में यह वैसे ही तो उन्होंने दो 
बार उस पर तलवार मारी लेकिन दोनों बार तलवार बेअसर गई 
लेकिन यह औरत तो जब वह बेबस हो गया तो जब उसकी 
तलवार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कन्धे पर पड़ी है और 
-उसे भी तलवार मारी। जब तक गिरी नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर किसी को चढ़ने नहीं दिया। अबू तल्हा अन्सारी | 
रजियल्लाहु अन्हु. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे छा गए 
कि सारी कमर तीरों से. भर गई लेकिन अल्लाह के नबी पर तीर 
नहीं आने दिया उनको खींचा गया तो तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु 
सामने आ गए। अपना हाथ आगे कर दिया। सीधे हाथ पर तीर 
सहते रहे। सारा हाथ सुन्न हो गया। सारा हाथ बेकार हो गया 
और काफिरों ने नरगे में ले लिया। हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि 
` चसल्लम जख्म की वजह से बेहोश हो गए थे। कुछ बेहोशी थी 
कुछ होश था। हज़रत तल्हा रजियल्लाहु अन्हु मे अकेले कृफ़्फार 
के नरगे को तोड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया 
और दौड़ लगाई तो आपने कहा, "“तल्हा तेरे ऊपर जन्नत वाजि 
हो गई ।” फिर काफिर पीछे भागे फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
चसल्लम को घेरे में ले लिया। हजरत तल्हा रजियल्लाह अनह ह 
बिठाया और फिर तलवार लेकर बिफरे हुए शेर की तरह हमलावर 
हुए। फिर क्रश को छानकर रख दिया। फिर हुशूर सल्लल्लाहु 
असैहि वसल्लम को उठाया फिर दौड़ लगाई ती आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने कहा.तल्हा पर जन्नत वाजिब हो गई। 


_ 326 बयामातः मौलाना तारिक जमील साहब 





आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीजिजा 


फिर इसी तरह काफिरों मे घेर लिया फिर हुशूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्सम को बिठाकर उन पर हमला किया। इस तरह तीन 
बार हमला किया। दौड़ते हुए ओहद पहाड़ पर चट़ें जबकि ख़ुद 
का सारा हाथ लहूलुहान हो चुका था, उठाया आख़िरकार एक गार 
था उसके अन्दर जाकर लिटा दिया, दीवार से टेक लगवाई । जैसे 
ही आपकी कमर ओहद पहाड़ से लगी पता चला कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि यसल्लम हैं उतना हिस्सा जो कमर मुबारक सै 
लगा था वह स्पंच की तरह नरम तकिये में बदल गया। इससे 
पहले कृतादा रजियल्लाहु अन्हु थे ज़ो तीर आए आगे हो जाएं, जो 
तीर आए आगे हो जाएं। एक तीर आया और सीधा कतादा 
रजियल्लाहु अन्हु की आँख में लगा और आँख कीमा-कीमा होकर 
बाहर आ -गई। हुजूर .सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में 
आँसू आ गए और फूरमाया, “ऐ अल्लाह! कृतादा की आँख तेरे 
नबी की हिफाजत में जाए हो गई।” आपने तीर को निकाला, 
सारी आँख बहार आ गई। आपने (उस आँख के) सारे के मलबे 
को जमा किया और उठाकर आँख में रखा और ऊपर से अपना 
हाथ रखा और फुरमाया ऐं अल्लाह कृतादा की आँख तेरे नबी की 
हिफाजत में जाए हुई है ६4५% ८-०१,।०८।४५'क ऐ अल्लाह! इसकी 
आँख को दूसरी आँख से ज्यादा ख़ूबसूरत कर दे।” यह कहकर 
हाथ फेरा। जब हाथ हटाया तो यह आँख दूसरी आँख से ज्यादा 
ख़ूबसूरत हो चुकी थी। जगमग कर रही थी। हाय! हाय! उन्होंने 
सीने पर जख्म सहे हैं। 





. बयानातः मौलाना तारिक़ जमील: साहब 


न ब आ ॒तितशभझभभ-" 5किरिपय न य--7््रनू दा 


. अल्लाह की मदद व नुसरत का हसूल केसे? . 


पर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर जख्म 
लगाए हैं। उन्होंने आने वाले तीरों को आँखों में लिया। तुमने उसी 
के. तीर उसी सीने में चुका दिए। उन्होंने तलवारों के, -नेजों के 
जख्म अपने जिस्मों पर सहे और हमने अपनी तलवार ब तोपों का 
रुख़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने की तरफ कर 
दिया फिर भी हम कहते हैं हम जलील क्यों हैं? हमारी मदद क्यों 
नहीं हो रही है? अरे हम कया कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? 
मेरी खिलवत क्या है, मेरी जलवत क्या है। तो मेरे भाईयो! 
अल्लाह को साथ लेना है तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम . 
के गुलाम बनो । | | 
र. RI ae pe oye aS Ob} 
उसके पीछे चलो तो यह सीखना पड़ेगा। यह घर बैठे मिलने 
वाला सौदा नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ तौबा करो । 


मौलाना तारिक की तवाजे 


तबलीगः में वक़्त लगाओ, यह घर बैठे मिलने की सौगात नहीं 
है, यह वह सरमाया नहीं है जो बाप के घर मित्र जाएगा। तो 
भाईयो । निकलो। नफे की. बात बता रहा हूँ। मैं अपनी जात का 
दाआई नहीं हूँ। मैं कोई पीर .नहीं हूँ जो कहूँ के सुनकर मेरे मुरीद 
हो जाओ, मुझसे बैअूत हो जाओ, अल्लाह से मिला दूँगा। मेरा 
कोई दावा नहीं है मैं तो खुद अनपढ़, गँवार मैं तो खुद इस तलाश 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब - 


में हूँ कि मुझे मेर अल्लाह मिल जाए। जिस राह पर चलकर 
अल्लाह मिलता है मैं वह रास्ता आपको बता रहा हुँ तो भाईयों 
इस पर चलो। मुझे डाकिया समझो, मुझे मैयार न बनाओ, मैं 
इन्सान हूँ इन्सान का मतलब है ख़ता का पुतला, मैं अपनी 
शख्सियत काः दाआई नहीं हूँ कि मुझ से बैअत हो जाओ अल्लाह 
से मिला दूँगा। अल्लाह की राह में निकलो अल्लाह तुम्हें ख़ुद 
मिलेगा। वह इन्तिज़ार में है। वह ख़ुद कहता है मैं तुझे याद 
रखता हूँ तू मुझे भूल जाता है। 


मेरे भाईयो! आज का मुसलमान गुमराह हो चुका है। सैंकड़ों 
माबूद बना कर चल रहा है। हम तो रहम के काबिल हैं। इसके 
लिए दुआ करो, इसके लिए रोओ। बुरे को बुरा कहना आसान है। 
बुरे के पीछे फिर तौवा कराना नबियों का काम है तो भाई अच्छे 
को कदर बुरे से मुहब्बत करो। यह पता नहीं कब तीबा करके 
अल्लाह का करीबी बन जाए। अपनों से तौबा करवाओ, गैरों को 
इस्लाम को दावत दो। यहाँ तबलीग का काम जिन्दा होगा। तुम 
यहाँ बहार ख़ुद देख लोगे। | 


eed ७०) थे) and 9 पा ३9 23 





(2 9 (9 


ब्यानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब US 





।भासाली रावी 
eg hel noe aol go 3 ५०) iP pF pel 
मेरे मोहतरम भाईयो और दोस्तो! | | 
अल्लाह तआला ने इन्सान को दुनिया में आजाद पैदा किया है 
लेकिन उसकी यह मुश्किल है कि यह जानता नहीं. अपनी इस 
आजादी को कैसे इस्तेमाल करे कि ख़ुद भी चैन से ज़िन्दगी गुज़ार 
सके और दूंसरे भी आराम और सकून से रह सकें । इन्सान के 
अलावा जितनी मख्लूकात हैं वह अपना इलम अपने साथ लेकर 
पैदा होती हैं। 
dn lS ngs Lol SU ५५) के 
 . हर मख्लूक अपना इलम अपने साथ लेकर पैदा होती है। उन्हें 
अपनी जरूरतों को पूरा करना और हर मौके पर उनको जो 
जरूरतें पेश आतीं हैं उसको पूरा करने का इलम उनके अन्दर से 
निकलता है, उबलता है। 
मुर्गी के अंडों में से निकलता है इक्कीस रोज़ के बाद. 
तो अंडों से बाहर आता है, दाना चुगने लगता है। हमारा बच्चा 
इक्कीस महीने का हो जाए तो उसको खिलाना पड़ता है और यह 
चूजा जो आज निकला पाँच मिनट हुए उसके बाहर आए हुए न 
उसने माँ से पूछा कि मुझे खाने का. तरीका बताओ न यह पूछा 


330 - बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





कि में ने क्‍या खाना है? मुज़िर क्या है? मुफीद क्या है? मेरी 
गिज़ा क्या है? थोड़ी ताकत आई अपने आप उसने दाना चुगना 
शुरू कर दिया । 

भैंस का बच्चा पैदा होता है तो ख़ुद उठकर थोड़ी देर बाद माँ 
के थनों को तरफ चला जाता है। कोई उसको भेजता नहीं खुद 
चला जाता है। 

इन्सान के बच्चे को बड़ी मुश्किल से दूध पिलाया जाता है 
लेकिन भैंस जो अपनी ना समझी की वजह से मशहूर है यहाँ तक 
कि उसके बारे में कहावत मशहूर है “भैंस के आगे बीन बजाना” 
लेकिन उसका बच्चा फौरन थनों की तरफ जाता है। मैं आपको 
मिसाले दे रहाहूँ बात साफ करने के लिए। हर मख्लूक अपना इलम 
लेकर पैदा होती है। लेकिन जब इन्सान पैदा होता है तो उसे पता 
नहीं होता किमुझे करना क्या है? उसको यह इल्म बाहर से मिलता 
है। इसका नाम इत्म-ए-वही है, इसका नाम इल्म-ए-कुरआन है। 
यह वह जिन्दगी का तरीका है जिस पर चलकर दुनिया और 
आखिरत में कामयाब हो जाए। उसका नाम अल्लाह त॒आला ने 
इस्लाम रखा है। 

मुर्गी का बच्चा अपने घर से बाहर निकला मगर बिल्ली पर 
नजर पड़ते ही भागकर वापस आ गया। न उसको किसी ने 
बताया कि बिल्ली तेरी दुश्मन है। न अब्बा ने न अम्मा ने। पहली 
नजर भाग कर वापस यह इलम कहाँ से सीखा उसने? 


मकड़ी अल्लाह की कुदरत का नमूना 
मकड़ी जाला तानती है। वह स्वेटर बुनती है। वह पूरी 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 33] 


टेक्सटाइल मिल है। वह पूरी टैक्साटाइल इन्जीनियर है। टैक्सटाइल 
वालों को धागा ख़रीदना पड़ता है। हमसे कपास खरीदते हैं। 
कपास के काश्तकार हैं। हम क्या उसे काशत करते हैं? आगे हम 


से टेक्सटाइल मिल वाले लेते हैं। फिर आगे बहुत माहिर लगते हैं 
वे इसका धागा बनाते हैं। 


मकड़ी अपने अन्दर से. ही कपास निकालती है। अन्दर से ही 
वह माद्दा निकालती है। अन्दर से ही धागा है, अन्धेरे में बनती 
है जबकि मील में लाईट्स मशीन और इन्सान मौजूद होते हैं। 

फिर भी हर मशीन पर धागे टूट रहे हैं और जाए हो रहे हैं 
लेकिन बिल्कुल रात होती है। हमारे रायलेट में घर के किसी कोने 
में मकड़ी जाला बुनती है, लाईट बन्द है, रात का घुप अंधेरा है 
लेकिन वह इस अंधेरे में ताना बाना बुनती है। सारा जाला बुनती 
है स्वेटर की तरह और वह इसमें इतनी मजबूती से काम करती है 
कि मकड़ी के जाल में जो वह एक तार जो चलता है। इस तार 
की मोटाई के बराबर अगर लोहे की सलाद बनाई जाए तो इस 
लोहे की सलाख़ से जो यह मकड़ी का बनाया हुआ धागा है वह 
एक हज़ार गुना मज़बूत होता है दस गुना नहीं सौ गुना नहीं एक 
हज़ार गुना मज़बूत है। | 

{isa ngs ofS 

वह रब है जो हर चीज़ को पैदा करता है उसे जिन्दगी गुज़ारने 
का तरीका सिखाता है। | 

इन्सान को नहीं सिखाता बल्कि उसको सीखना पढ़ता है। 
इन्सान कभी ख़ुद कफील नहीं हो सकता, इसके अलावा सारी 


332 वयामातः मौलाना तारिक जमील साहब 
OS RN 


मख़्तूक खुद कफील है। जिसके पास पैसा आ जाएं हम कहते हैं 
यह ख़ुद कफील है तो क्या उसने धर ख़ुद बनाया है, यह कुर्ता 
मैंने खुद सिया है? कपड़ा मैंने ख़ुद बनाया है बल्कि कपड़ा मैंने 
किसी से ख़रीदा है और उसे कहीं सिलवाया है। इसे कपड़े वालों 
ने खुद कहीं से ख़रीदा है। इन्सान कभी ख़ुद कफील नहीं हो 
सकता बल्कि ज्यादा से ज़्यादा यह .कि वह खुशहाल हो सकता है। 
पैसे आ गए हैं हाँ घर बनाना है। मिस्तरी को बुलाओ, कपड़े 
सिलवाने हैं दर्जी को बुलवाओ, खाना पकाना है बावर्ची को 
बुलवाओ | ख़ुद तो सारे काम नहीं करता | जो किसी का मोहताज 
नहीं होता वह होता खुद कफील। दुनियां में सबसे ज्यादा मोहताज 
तो इन्सान है यह तो कभी ख़ुद कफील नहीं हो सकता। 

खुद कफोल जो हैं बिल्ली व कृत्ते हैं, गधे हैं, आग है मच्छर है, 
मव्खी है, परवाना है, पतंगा है। ये सब ख़ुद कफील हैं। उनको 
कोई बल्ब नहीं लगाना, उसके अन्दर जेनेरेटर लगा हुआ है। दिन 
को बुझ जाता है रात को जलता है तो हम तो बत्तियाँ दिन में 
खुद बुझाते हैं, रात को ख़ुद जलाते हैं। उसकी दिन में .अल्लाह 
बुझाता है रात को जला देता है। 


दीन पर मुकम्मिल अमल करो 
तो इन्सान अपनी जरूरतों को पूरा कर लै। उसके लिए एक 
तरीका अकल का है जो समझ में आए वैसे करो और एक तरीका 
अल्लाह का बताया हुआ हैं। उस तरीके का नाम इस्लाम है। 
a als CN णके 


्रयानातः मौलाना तारिक जमील साहब | 388 





अल्लाह के नजदीक एक दीन है और उसका नाम इस्लाम है 

और वह क्रामिल व मुकम्मिल है। | 
oN pl Ces y ७5.५० 5] ८२८४। py 
‘i SY pS ९०) 

हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, कामिल कर 

दिया और हदीस पाक में आ गया, 
4 Hu gr iy OU on tg wes rn ८-५ gl के 

हमने उनकी किताब पर किताबें ख़त्म कर दीं, दीन पर दीन 
ख़तम कर दिए और उनकी शरियत ने सारी शरियतों को पूरा कर 
दिया । 

तो कामिल और मुकम्मल तरीका जो हमारी जरूरतों को पूरा 
करेगा अल्लाह ने हमें दिया वह इस्लाम है जो कुरआन की शक्ल 
में है और सीरते नबवी की शक्ल में आज भी हमारे पास महमफ़ूज़ 
है तो इसमें अकल से हटाकर “वही” के ताबे होकर ज़िन्दगी 
गुजारने का तरीका सिखाया है जिसमें एक नस्ल का मिलना, 
बढ़ना और जवान होने पर शादी का करना सब शामिल है। 

रोटी खाना, पानी पीना, मकान बनाना, सवारियाँ ये सब भी 
इन्सानी जरूरत है। मेरे भाईयो अल्लाह त्रआला ने छुरआन में 


हुक्म दिया है। 


फूहश हरकात से बचो 
६५७५३ निकाह करो और उसके साथ यह भी हुक्म है 


AE =) ५ LF! i yy yi 3 


334. ` बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





जिना के करीब न जाना ६.9... ४८०५२८०८०८5 ५ »$ कि यह 
बहुत बेहयाई का काम है, बहुत बुरा रास्ता है, बहुत बदबख़ी का 
काम है। जिस मुल्क में, जिस शहर में, गाँव में मौसिकी फैल 
जाएग बहाँ जिना खुद-ब-खुद फैल जाता है। मौसिकी और जिना 
में आपस में ऐसा जोड़ है जो सूरज और रौशनी में जोड़ है। सूरज 
निकलता है रौशनी आ जाती है। जिस नस्ल में मौसिकी फैल जाए 
उस नस्ल में जिना भी आ जाता है तो अल्लाह तआला ने कहा 
६८५4 ५५५६5५) फुवाहिश के करीब न जाओ और कहा ५ 
६५7५५५ जिना के करीब न जाओ ई:>७०७ «के बहुत बेहया 
चीज है। 
यहाँ कहा फवाहिश के करीब न जाओ। फवाहिश से क्या 
मुराद है? हर वह अमल जो जिना की तरफ ले जाए, बेपर्दगी 
जिना तकं पहुँचाती है, मर्द व औरत का आज़ादी के साथ मिलना 
जुलना यह जिना की तरफु ले जाता है। 
गाना बजाना जिना की तरफ ले जाता है। हराम रिजक से 
इन्सान के अन्दर गंदे जज्बे पैदा होते हैं, बेहयाई कें जज़्बे पैदा 
होते हैं। 
हर वह अमल जो जिना की तरफ ले जाने वाला हो 
फूदाहिश। बेदपर्दगी, नजरों की आवारगी, गाना-वजाना, नाच-गाने 
महफिले, आज की टीवी, वी०सी०आर०, डिश, केबिल जहाँ ये 
चीजे चलेंगी वहा अगला गुनाह जिना भी होगा तो अल्लाह तआला 
ने इससे रोका है और इसकी सज़ा रखी है संगसार करना। पत्थर 
मार मारकर उसे हलाक कर दिया जाए। इस्लाम दीने रहमत है 
लेकिन जो शादी-शुदा ज़िना करे पत्थर मार मारकर हलाक कर 


बयासातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 385 





` दो। गैर शादी-शुदा करे तो. सौ कोड़े मारो। अल्लाह तआला | ने 

- इससे बचने के लिए निकाह का. हुक्म दियो है कि निकाह करो, 
जिना न करो। जिना से नस्ल ख़राब हो जाती है। खानदानी 
निजाम टूट कर रह जाता है, बिखर कर रह जाता है। 


यूरोप की तहजीब तबाही के रास्ते पर 


जैसे यूरोप में ख़ानदानी निज़ाम बिखर गया। सन्‌ 7792 ई० में 
इंगलिस्तान में एक औरत थी उसका नाम था मेरी वास स्टोन 
क्राफट उसने एक किताब लिखी औरतों की आजादी की कि 
औरतों को आज़ादी दी जाए, औरतें क्यों कमरे में पाबन्द हों? ये 
बाहर आएं, मर्दों के कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करें। उनको 
पूरी आजादी दो। इससे पहले यूरोप में भी कोई तसवुर नहीं था 
औरत के बेपर्दा होकर बाहर फिरने का। वहाँ का समाज भी हया 
पर कायम थी लेकिन पीछे शैतान ने खड़काया इधर अग्रेंज़ का 
राज था कि उसकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था तो शैतान की 
ताकत पीछे से हुकूमत की ताकृत, पीछे नफ़्स की ताकृत। अब 
मर्दों की भी ज्यादा शहवत पूरी होनी लगी, औरतों की पूरी होने 
लगी तो बढ़ते-बढ़ते वह चिंगारी ऐसी है कि अब उनका सारा 
निज़ाम टूट गया । 

अब सन्‌ 2000 ई० में एक सर्वे किया गया उसी इंगलैंड का 
जहाँ सन्‌ 792 ई में. तहरीक चली घी कि औरतों को आजादी 
दी जाए तो औरतों से पूछा गया कि तुम वापस घर जाना चाहती 
हो या काम करना चाहती हो या इसी तरह आजाद रहना चाहती 


996 | बयानात्तः मौलाना तारिक जमील साहब 


हो तो अठ्ठानवें फीसद औरतों ने कहा हम घर जाना चाहती हैं 
लेकिन हमें ख़ाविन्द नहीं मिलते, माँ-बाप नहीं मिलते। इस 
आजादी की कीमत औरतों को यह देनी पड़ी कि उसका माँ का 
रूप, बहन का रूप, बीवी का रूप ख़त्म हो गया। वह सिर्फ 
गर्ल-फ्रेंड है और इधर मर्दों के साथ क्या हुआ कि उनका भी बेरे 
का रूप ख़तूम, बाप की शकल ख़तूम, भाई की शक्ल ख़तूम, 
चाचा की शक्ल ख़तम, दादा की शक्ल ख़तूम, ताया की शक्ल 
ख़तूम, ख़ाविन्द की शक्ल ख़तम अब वह ब्वाय-फ्रेंड है। यह 
गर्ल-फ्रंड है। जब तक इनका दिल लगा रहेगा एक दूसरे की 
तसकीन का सबब बनते रहेंगे अगर कभी एक का भी दिल भर 
जाएगा तो उसे ऐसे उठाकर फेंक देंगे जैसे टिशु पेपर को इस्तेमाल 
के बाद बाहर फेंक देते हैं। यह वहाँ की दर्दनाक जिन्दगी है।, 





यूरोपियन लड़की को पुकार काश 
ऐसा मर्द मुझे मिलता 


एक जमात ऐडमिरा गई। एक लड़की ने मस्जिद में मगरिब 
की नमाज़ पढ़ने वाले से पूछा कि इंगलिश आती है? उसने कहा 
आती है। लड़की ने पूछा तुमने यह क्या किया है? उस आदमी ने 
कहा हमने अपनी इबादत की हैं। उस लड़की ने कहा आज तो 
इतवार नहीं है। नमाज पढ़ने वाले ने कहा हम दिन में पाँच बार 
अल्लाह की इबादत करते हैं। वह कहने लगी कि यह तो बहुत 
ज्यादा है। फिर उसने उसको दीन की बात समझाई। कहने लगी | 
अच्छा ठीक है फिर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 587 


क \_\, 
नौजवान ने कहा कि मैं अपना हाथ आपके हाथ को नहीं लगा 
सकता । उसने कहा क्यों? तो नौजवान ने कहा यह हाथ सिर्फ मेरी 
बीवी को छू सकता है। यह उसकी अमानत है। उसके सिवा 
किसी को नहीं छू सकता तो उस लड़की की चीख़ निकल गई 
और रोती हुई जमीन पर गिर गई और कहने लगी वह कितनी 
खुशकिस्मत औरत हैं जिसका तू ख़ाविन्द है। काश! यूरोप के मर्द 
भी ऐसे होते। तो इस आजादी की कीमत यह है और मुझे यह डर 
है कि हमारी जो नस्ल़ कहीं यह भी न बिगड़ जाए क्योंकि केबिल 
के आगे बैठते हैं, डिश के आगे बैठते हैं तो अगर हमने अपनी 
नस्ल को इस माहौल से न निकाला तो कहीं वह आवारगियाँ यहाँ 
खुलकर यहाँ भी बाहर न आ जाएं और काफिर को तो अल्लाह 
तआला ढील देता है मुसलमान को अल्लाह ज्यादा ढील भी नहीं 
देता। यह अल्लाह का कानून हैः 
0 Fp rfl SY PAO 2 (करी lia Co pL 

हम तुम्हें अज़ाब देंगे नकूद दुनिया में छोटा बड़ा नहीं ताकि 

तुम तौबा करो। | 
र Opa OHS es 
उनको छोड़ दो, नाचने कूदने दो कब तक? 
ई 0 yu pl ns Hh मे 

उस दिन तक जिस दिन तक उनका वायदा हैं। मर कर मेरे 

पास आएंगे। अगला पिछला बराबर हो जाएगा। 


मजुलूम औरत 


तो मेरे भाईयो और नौजवानी! बातिल की चाल को समझो । 
. चह हमें आवारा करना चाहते हैं, हमारी बच्चियों को बाहर लाना 


538 _बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 
चाहते हैं, नौजवानों के हाथ में गिटार पकड़ाना चाहते हैं कि उन 
में भी वह कल्चर तरक्की पा जाए कि जब ज्यादा बुराई हो 
जाएगी तो फिर यह अल्लाह के गजब और अंज़ांब का शिकार 
हो जाएंगे तो अल्लाह तआला इसके मुकाबले में हमें पाकौज़ा 
तरीका अता फरमाया है-निकाह का ६।५४८--के निकाह करो और 
अल्लाह तआला ने हमें पाकीजा रहन-सहन अता फ्रमाया है। 
वहाँ की औरत मजलूम है कि उसको ग्यारह साल की उम्र में 
अपना साथी तलाश करने की फिक्र रोती है और चालीस बरस | 
उसके गुजर जाते हैं और उसको साथी कोई नहीं मिलता और 
यहाँ बच्ची माँ की गोद में परवरिश पाती है, बाप की तर्बियत के 
तले होती है, भाईयों की हिफाजत में होती है फिर उसको मजमे 
में इज्जत के तरीके के साथ किसी नौजवान के साथ बाँधा जाता 
है और उसके साथ मेहर रखा जाता है। मेहर किस लिए है? यह 
कोई कीमत है कहीं-कहीं कोई किसी की बेटी की कीमत लगा 
नहीं सकता । सात जमीन व आसमान सोना बन जाएं तो भी यह 
कीमत नहीं बनती । खून के रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती तो 
फ़िर जाँ मेहर रखा जाता है यह किस लिए है? इसके बगैर 
निकाह नहीं हो सकता । 

निकाह जिना बन जाता है। यह अस्त में एक अलामती चीज़ 
है न कि किसी की कीमत है। 

यह एक अलामत है कि यह लड़की बाज़ार नहीं जाएगी, 
नौकरी नहीं करेगी, काम नहीं करेंगी। तेरे बच्चे की तर्बियत करेगी 
अगर अल्लाह मे औलाद दी है तो तेरे जिम्मे है और सारी जिन्दगी 
इसको कमाकर लाकर खिलाना. फिर अल्लाह ने इस पर ऐसा अज़ 


| बयानातः मौसाना-तारिकर:जमीलःसाहव ` 389 


. .. रख दिया सुब्हानल्लाह! ह मी की 


जो सुबह से लेकर शाम तक हलाल कमाने में' थकता है और 
उस थकन के साथ शाम को घर लौटकर आता है तो उसके*उस 
दिन के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। 


निकाह करनें पर अल्लाह का ईनाम 


एक अल्लाह फे नेक बन्दे थे। उन्होंने शादी नहीं की। उनके 
बहुत मुरीद थे। जब वह फौत हुए तो ख़्वाब में किसी को नज़र 
आए। उसने पूछा क्या मामला हुआ? कहने लगे मेरी मगफिरित हो 
गई लेकिन एक शादी-शुदा मुसलमान जो अपनी बीवी बच्चों को 
कमाकर खिलाता है और उस पर जो परेशानियाँ देखता है उन 
परेशानियों पर जो जन्नत उसके लिए बनाई है उस जन्नत की 


"मुझे हवा भी नहीं हुई । 


इस वाकिए की ताइद होती है हदीसे पाक से। यह वाक्या . 
कच्चा पक्का भी हो सकता है। मैं हदीस में आपको सुनाता हू 
आपको ६२० )-४ ८०५,५१० जन्नत में एक बहुत आलीशान दर्जा 
है ६८७४५५८५ ४} इसमें सिर्फ तीन किस्म के लोग जा सकते हैं। 
जन्नतुल फिरिदौस में एक आली मकाम है जो सिर्फ तीन आदमियों 


के लिए हैः 


एक आदिल हुक्मुरान, आदिल बादशाह, आदिल काजी, 
| दूसरा सिलारहमी करने वाला जी अपने रिश्तेदारों से अच्छा 


` सुलुक करे, अपने माँ-बाप की ख़िंदमत करे। उनकी दुआएं ले 


और जो ख़ून के रिश्ते हैं उनसे अच्छा सुकी करें अगर दूसरा न 


40 धयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
ER Re 


करे यह फिर भी करे तो यह भी उस मकाम पर पहुँचेगा। 


' और अल्लाह ने. एक आदमी को औलाद दी फिर रिज्क थोड़ा 

दिया। अब वह हराम नहीं लेता, झूठ नहीं बोलता, डंडी नहीं 
मारता बल्कि उसी हलाल में रूखी सूखी ख़ुद भी खाता है और 
अपनी औलाद को भी खिलाता है। सब्र करता है तो जों इस तरह 
की जिन्दगी गुज़ार गया वह भी इस दर्जे में पहुँचेगा । 


निकाह की अहमियत 


तो अल्लाह तआला ने हमें पाकीज़ा शरियत अता फुरमाई। 
हमें निकाह का हुक्म दिया है। ख़ुद हमारे नबी ने निकाह किए 
अपनी बेटियों की शादियाँ कीं। सहाबा रजियल्लाहु अग्हुम के 
निकाह किए, उनके वलीमों में शरीक हुए। अपने बलीमे में उनको 
बुलाया तो हमें एक जिन्दगी का नमूना मिला । 
हजरत ईसा ने तो शादी ही नहीं तो उनकी उम्मत के सामने 
नवी की तरफ से कोई नमूना ही नहीं था कि क्या करना है? 
शादी भी नहीं की औलाद भी नहीं थी लेकिन अल्लाह तआला ने 
तो हमारे नबी की शादियाँ भी करवाई, औलाद. भी हुई, आपको 
शादियों में भी अजीब बात नजर आती है। सारी जवानी तो 
गजार दी आपने हजरत ख़दीआ रजियल्लाहु अन्हा के साथ पन्द्रह 
बरस जवानी तो गुज़ार दी और उनके दो निकाह पहले हो चुके 
मे और हर निकाह से औलाद थी। एक से बेटी थी और एक से 


बणुधा। 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब स्का 
अऋखाशमामाटलनतकमारम मा 20-१२ गनदककरमाक२ू गन :क्रनभ पक, 





आप सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का हुस्ने मुबारक 


अबि हाला रजियल्लाहु अन्हुं मशहूर सहाबी हैं वह साक्ुरसूल 
कहलाते हैं । यह अबू हाला रंजियल्लाह अन्हु हजरत ख़दीजा 
रजियल्लाहु अन्हा के पहले ख़ाविन्द से उनके बेटे हैं। ये अल्लाह 
के नबी का हुलिया बयान करने में बड़े मशहूर हैं तो चालीस 
बरस की औरत हैं और आप पच्चीस साल के हैं। ऐसे हसीन हैं 
हमारे नबी कि बस, 


HF ८ ७०० )फ 

उन जैसा हसीन कोई है ही नहीं। आपके बारे में आता है ,»-#> 
६६४ साफ सुथरे, चमकता चेहरा ६.६१ ~= पेशानी बड़ी 
कुशादा ईक बाल घुंघराले, सिर आपका बड़ा, आबरू आपके 
बड़े खूबसूरत, प्रलकें बड़ी €> «+० ७+ आँखे बड़ी मोटी ओर 
उनकी पलके ऊपर साएं की तरह दराज ई, ८० ७५-०८५ आपकी 
आवाज में एक जादू था, एक सहर था, एक अजीब मुहब्बत थी, 
कशिश थी, कभी जलाल भी था, कभी जमाल था, मुख्तलिफ चीजें 
मिलती हैं, जो मिलता था दीवाना हो जाता था। गर्दन आपकी 
लम्बी ६७५४ ८,०५.७ दाढ़ी मुबारक आपकी घनी थी, न लम्बे, न 
छोटे लेकिन मौजिजा था कि लम्बे से लम्बे कुद वाला आदमी भी 
हमारे नबी के पास खड़ा हो जाता तो हमारे नबी का कृद लम्बा 
नजुर आता, दूसरा आदमी छोटा नजर आता। ऐसा कभी नहीं 
हुआ कि हमारे नबी किसी के पांस खड़े होकर छोटे नजर आ | 
रहे हों । 


= आरवः 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


सबसे ऊँची शान वाला नबी :. 

हजरत अब्बास रजियल्लाहु अन्हु. आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के चचा है। उनका कुद इतना लम्बा था कि घोड़े पर 
बैठते तो पाँव ज़मीन पर लगते थे। दस फिट से कम उनको क्‌द 
नहीं था जब वह हमारे नबी के पास खड़े होते थे तो हमारे नबी 
ऊँचे नज़र आते. और अब्बास छोटे नज़र आते। जिसको अल्लाह 
ने ऐसा हुस्न दिया हो वह चालीस साल की औरत से शादी क्यों 
करे? आप ऐसे मोरे नहीं थे कि भरे हुए हों | 


आप ऐस पतले नहीं थे कि कमज़ोर नज़र आएं न ऐसे मोटे 
कि पेट इधर जा रहा हो खुद उधर जा रहे हों। बाजे भाई चलते 
` इधर हैं और पेर उधर होता है तो ऐसे भी नहीं थे कि दो धल रहे 
हों पेट मशरिक में जा रहा हो वह मग॒रिव में जा रहे हों। 

६2०-+५ ०००४ ५, सीना और पेट बरावर था ५५०-८. 
०-५5-० छाती बड़ी चौड़ी थी और सीना कुशादा और जोड़ बड़े 
मज़बूत जो आपको देखता था देखता ही रह जाता धा। 

वसीम उसको कहते हैं जिसको देखने से दिल न भरता हो 
और कीम उसको कहते हैं जिसको जिधर से देखो हसीन नजर 
आए। 

ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, होंट, पलकें, नथने, गर्दन, सीना जिधर 
से देखो हसीन नज़र आए तो ऐसे नौजवान को चालीस साल की 
औरत से शादी की क्या ज़रूरत थी? वह तो बीस बरस की 
लड़की से शादी करे, अठ्ठारह बरस की लड़की से शादी करे। 
ऐसा हुस्न था कि लोग देखकर दीवाने हो जाते थे। 


| 


बयानातः- मौलाना. तारिक्र,. जमील साहब ॒ 843 ; 
पा लाता उडाल्या 


मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम का हुस्न | 
हजरत आएशा रज़ियल्लाहु अन्हा की. जुबान से... 


हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा फुरमाती हैं कि मिस्रकी. 
औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर हाथ काटे थे 
अगर मेरे महबूब को देखतीं तो सीना चीरकर बैठ जातीं। फिर 
आपकी पचास साल की उम्र हुई तो हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु 
अन्हा का इन्तिकाल हुआ। इक्कयावन साल की उम्र में आपने 
हजरत सौदा से शादी की और बावन बरस की उम्र में आपने 
हज़रत आएशा रजियल्लाहु अम्हा से शादी की। फिर तिरेप्पन से 
तिरेसठ बाकी दस साल में आपने आठ निकाह किए तो बुढ़ापे में 
कोई. शादी के शोक बढ़ते हैं? 


आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
कसरत से निकाह कयां किए? 


एक हदीस में और तिरेसठ साल और चार दिन की उम्र पाकर 
आप दुनिया से चले गए और अंग्रेजी लिहाज से इकसठ बरस दो 
महीने और सैंतीस दिन आपकी उम्र बनती है। बाईस हज़ार तीन 
सौ तीस दिन और छः घन्टे बनते हैं। नुबुव्यत. के आठ हजार और 
एक सौ छब्बीस दिन बनते हैं। | 

तो आपने निकाह किए, मदीने में आकर सादा भी किए | 
र्मियानी भी किए, कुछ तकल्लुफ वाले ताकि तीनों तब्कात के 


| | 344 EI | की __ बयानातः मौलाना तारिंक्र जमील सांहेबं 





. लिए आसानी :होजाए। गरीब भी कर सके; बीचे के. लोग भी. 
` कर सकें, मालदार भी कर सकें और ये आपकी शादियाँ थीं यह - 
ज़रूरत की थीं क्या जरूरत थी? कि औरतों में दीन जाए। दिने | 
_ में आप मदो में घिरे.होते कभी मैदाने जंगों में लो कभी मस्जिद : 
में। निकाह की: जो क्रसरत हुई वह इसलिए हुई कि औरतों में .. 
अल्लाह का दीन पहुँचाया जाए। अपने घरों में हैं, अपनी बीवियों... 
को बता रहे है। बस एक घर में हैं बाकी घर ख़ाली हैं अगर 
आपको एक बीवी होती .तो आप परेशान हो जाते। हर वक्त 
औरतें पूछने के लिए आ रही हैं। हर वक्त आप पर्दे में जा रहे. 
` हैं। उस ज़माने में कोई इतने पर्दे घर में नहीं हुए थे। पर्दा कैसे 
कराते तो आप एक बीवी के पास आते दस बीवियाँ फारिग बैठी 
थीं। किसी के पास एक, किसी के पास पाँच, किसी के पास 
चार तो हर वकत एक सीखने सिखाने का निज़ाम चल रहा 
होता। 


सादगी वाला निकाह 


हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा का निकाह ऐसे हुआ । 
फ्रमाया कि अपनी-अपनी .रोटी लेकर मेरे दस्तरख्वान पर आ | 
जाओ तो हर आदमी अपना-अपना खाना लेकर आया और हुजूर . | 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वान पर सब ने. मिलकर _ 
खाया। यह निकाह हुआ फतेह ख़ैबर :के मौके पर। गरीब से ... 
गरीब हमारे समाज में अगर इस्लामी रहन सहन हो तो अपने 
` बच्चे का निकाह इंस तरह कर सकता है। दूसर जरा तकल्लुफु. 
वाला वलीमा था। 


बंयानातः मौलाना तारिक जमील साहब ` इं ` 


हज़रत आएशा रजियल्लाहु अन्हा के वलीमे में आपने सबकी 
दूध पिलाया तो यह हजरत आएशा रजियल्लाहु अन्हा से आपका 
निकाह हुआ फिर आपने पुर तकल्लुफु भी किया है। जब आपका 
हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ। जैनब रजियल्लाहु 
अन्हा अकेली औरत हैं जिनका निकाह आसमानों पर अल्लाह 
तआला ने किया। 

Ug 3) Lb 3 ६० 3 ५०४ Labs 

इस ख़ुशी में वलीमे का एहंतिमाम हजरत जैनब रजियल्लाहु 
अन्हा ने खुद किया। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह! इन्तिजाम मैं 
खुद करूँगी तो हज़रत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने गाय जिव्ह की । 
सारा मदीना इस बलीमे में शरीक हुआ। मर्द भी औरतें भी तो 
अगर कोई मालदार आदमी वलीमे में वुसअत करना चाहे तो 
इसकी भी गुंजाइशहे । आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल््तम ने फरमाया 
बदतरीन वलीमा वह है जिसमें गरीबों को न बुलाया जाए। 


हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा 


की रुख्सती का मजर 
मेरे भाईयो! अगर हम अपनी शादी में सादगी ले आएंगे तो 
शादी आसान हो जाएगी। जिना मुश्किल हो जाएगा और अगर 
हम अपनी शादी की शर्तें पूरी कर देंगे तो शादी मुश्किल और 
जिना आसान हो जाएगा। 5 
ऐसे ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाड अन्हा 'को निकाह!मस्जिद 


846: : बबानातः. मौलाना. तारिक्र जमील साहब. 
[याकरता 


में हुआ, दो चार महीने हजरत अली रज़ियल्लाह अन्हु ने अर्ज 
किया या रसूलुल्लाह! रुख्सत्ती हो जाए तो आपने फ्रमाया. ठीक है 
करवा देते हैं तो आप मग्ररिब की नमाज पढ़कर घर आए तो आप 
ने फ्रमाया उम्मे ऐमन को बुलाओ।. हजरत फातिमा रजियल्लाहु 
अन्हा फरमाती हैं कि मैं घर में काम कर रही थी कि मुझे आवाज़ 
आई कि उम्मे ऐमन को बुलाओ। उम्मे ऐमन आ गईं तो आपने 
फरमाया फातिमा को अली के घर छोड़कर आ जाओ। उनसे कहो 
में इशा की नमाज़ पढ़कर आउँगा तुम मेरा इन्तिज़ार करना। अब 
यह दो जहान के सरकार की बेटी हैं। उनकी रुख्सती यूँ हो रही है 
किं बाप भी साथ छोड़ने नहीं गया और दुलहा लेने नहीं आया, 
बाप छोड़ने नहीं गया। उम्मे ऐमन जो बाँदी हैं उनके साथ भेज 
दिया दोनों औरतें चलकर आईं। हज़रत अली रजियल्लाइ अन्हु के 
दरवाज़े पर दस्तक वी। हजुरत अली रजियल्लाहु अन्हु बाहर 
निकले तो उम्मे ऐमन ने कहा भाई अपनी अमानत संभाल लो 
और अल्लाह के नबी का फरमान है कि मैं इशा के बांद आऊँगा। 
इतनी सादगी से रुख्सत्ी हो गई । 
हमारे अमीर थे भाई. शब्बीर साहबं रह०। उन्होंने बेटी का 
निकाह किया था। रुछतती बाकी थी तो सारे रिश्तेदार तो एक 
जहन के नहीं होते तो उन्होंने कहा भाई आप लोग दो चार 
अफुराद आ जाओ। लड़की ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई हम 
तो देहाती लोग हैं, हम बारात लाएंगे। अब उनको समझाना भी 
'मुश्किलं था। उन्होंने कहा ठीक है बहुत अच्छा तो शादी वाला 
दिन जो था उससे एक दिन पहले अपनी बेरी को, बेटों को; बीवी 
को. लिया और सीधे बहाव लंगर- पहुँचे और कहा लो भाई: हम 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब: रू :. 
लालाला मराला 


अपनी अमानत..खुद छोड़ने -आ. गए. और यह काम . उन्होंने उस 
वक़्त किया जब पूरे पाकिस्तान के टेलीफोन के डायरेक्टर जर्नल 
थे। दुनियवी ओहदा इतना. बड़ा था और काम ऐसा कियां कि 
आज का चपरासी भी वह काम न करे। तो भाई सादगी अपनाओं 
और दूंसरी बांत यह है कि हमेशा जिन्दगी जो खुशंगवार गुजरती 
है वह अच्छे अछ्लाकु से गुजरती है। यह सोना, यह चाँदी, यह 
मेहर इनसे घर आबाद नहीं होते। मियाँ-बीची के अछ़्ताक अच्छे 
हों, एक दूसरे की सह सके तो वह घर आबाद हो सकता है और 

इसमें लड़की वालों की ज़िम्मेदारी ज्यादा है कि माँ-बाप अपनी 
लड़की को पालते हैं। अपने हाथों से उठाकर डोली में बिठाकर 
पराए घर भेज देते हैं। 


बीवी को इतनी मुहब्बत दो कि उसे 


अपना घर याद ही न आए 


: एके लड़की ने पन्द्रह बरस, अठूठारहे बरस एक घर में गजारे, 
चार दीवारी में गुज़ारे, मानूस फिज़ा में गुजरे। मो भी ख़िदमत कर 
रही है, बाप भी लेकर आ रहे हैं, भाई भी नाज़ उठा रहा है, कोई 
उस पर हुक्म चलाने वाला नहीं है और वह चारों तरफ से मुहब्बत 
की फिजा देखती 'है तो भाई को छोड़कर गई, बाप को छोड़कर 
गई, माँ को छोड़कर गई, अपना घर छोड़कर गई, सब कुछ छोड़ा । 
-अब लड़के वालों के जिम्मे हैं किं उसको इतनी मुहब्बत दें कि वह 
अपना घर भूल जाए। .. | 


348 बयानातः मौलाना. तारिंक्र जमील साहब” 


सास और बीवी के झगड़े और उनका हल 


हमारे यहां होता कया है? पहुँचते ही ख़ाविन्द कहता है कि 
अब तू मेरी बीवी है और मैं तेरा ख़ाविन्द हूँ, तेरा हाकिम हूँ। अब 
जो मैं कहूँगा वह होगा! तूने मेरी माँ की भी ख़िदमत करनी है, 
मेरे बाप की भी ख़िदमत करनी है, तू ने मेरी बहनों की भी 
ख़िदमत करनी है, तू ने उनके सामने चूँ. नहीं करनी है। उसके 
जिम्मे शरियत ने तो ख़ाविम्द की रोटी पकाना भी नहीं लगाया। 
यह कहता है कि मेरी माँ की रोटी पकाओं, मेरी बहनों की रोटी 
पकाओ, अगर नहीं पकाती तो (कहता है) तू ऐसी गुस्ताख़, ऐसी 
बदत़मीजु, तुझे माँ-बाप ने कुछ नहीं सिखाया। सास अपना अलग 
हुक्म चलाती है, नन्दे अपना अलग हुक्म चलाती हैं, ससुर अपना 
अलग हुक्म चलाता है क्योंकि हमारे समाज में इस्लाम नहीं है, 
इबादतों का इस्लाम मौजूद है, रहन-सहन का इस्लाम हमारे अन्दर 
नहीं है। इसलिए शादी के बाद अक्सर बेटी वालों को रोते ही 
देखा है। कोई होता है लाखों में एक जो कहता है कि शुक्र है 
अल्लाह का कि अच्छे लोग मिल गए। वजह क्या है कि बेटे की 
तर्बियत कोई नहीं की कि इसको किसी की जिन्दगी को साथ 
लेकर चलना है। 





निकाह में दीनदारी देखो मालदारी मत देखो 


हमारे यहाँ शादी का पैमाना इतना है, कारोबारी हो, पैसे वाला 
हो तो शादी कर दो। हमारी एक बुजुर्ग खातून औरत थीं तो वह 
अपनी भत्तीजी के रिश्ते की बात कर रही थीं। दूसरी औरत को 


अग्रानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 849 
अब कक पक सजाया व. 5 मा 


बता रही थीं। हमारे यहाँ क्योंकि :ज़मींदारं हैं तो कारोब्ारः-के 
बजाए ज़मीन देखते हैं कि ज़मीन कितनी है? तो अब वह दूसरे 
को कह रही हैं कि उसके चौदह मरबबे हैं, उसकी पेपर मिल है। 
मैंने बीच में पूछा कि मासी वह लड़का कैसा है? जवाब दिया कि 
उसके चौदह मरब्बे हैं, पेपर मिल है। मैंने दोबारा पूछा कि वह 
लड़का कैसा है? फिर वही जवाब दिया कि उसके चौदह मरबबे हैं, 
पेपर मिल है। मैंने तीसरी बार पूछा कि वह लड़का कैसा है? तों 
उसने फिर यही कहा कि उसके चौदह मरब्बे हैं, उसकी पेपर मिल 
है। उसको समझ नहीं आया कि मैं कयां पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा 
हूँ बह कैसा है? वह कह रही है उसके चौदह मरब्बे हैं। एक साल 
के बाद तलाक हो गई। 


अख्लाक से घर बनते हैं 


तो भाईयो! इस वक्त बहुत बड़ा गिरावट है समाजी ज़िन्दगी 
में कि हम हदें नहीं जानते और इस्लामी रहन-सहन नहीं जानते । 
दस हजार गाड़ियाँ जा रही हैं लाईन में तो ट्रेफिक नहीं रुकेगा। 
दस गाड़ियाँ लाईन तोड़ दें तो ट्रॅफिक नहीं जाएगी। ख़ाविन्द की 
हद है, बीवी की हद है, सास की हद है, ससुर की हद है, नन्दों 
की हद है। उसके अन्दर अगर सारा घर चले तो मारा घर खुश 
खुम रहेगा लेकिन जब हदें तोड़ी जाएंगी। जब सास हद तोड़कर 
आगे बढ़ेगी, ख़ाविन्द हद तोड़कर आगे बढ़ेगा, बीवी हद तोड़ेगी, 
नन्द हद तोड़ेगी तो फिर वह घर संगमरमर का होकर भी कॉटेदार 
सहरा बन जाएगा; जगमगाते घर अंधेरे हो जाएंगे । खूबसूरत 


$50 बंयानातः मौलाना तारिक: जमील साहब 


ख्वाबगाहें पहली सदी के गार नज़र आएंगे। जब अख़्लाक अच्छे 
'हों जाते हैं तो भाईयो अंधेरे घरों में चौदहवीं के चाँद नज़र आते:हैं 
और ठंडे चूल्हों में शबे बरात- रोज होती है और रोटी खाकर पुलाव 
` जजर्दे के मज़े पाते हैं. और' पुरानी खाट पर सोकर वे आलीशान 

ख़्याबगाहों के मजे उठाते हैं। यह उस वक्त है जब अख़्लाक अच्छे 
होते हैं | 

अखलाक बिगड़ जाएं तो दिल पारा-पारा हो जाते हैं। जिन्दगी 
अजीरन और वीरान हो जाती है। जब आपके काँटा चुभा हुआ हो 
तो न आपको बिस्तर पर नींद आएगी न जमीन पर नींद आएगी 
न घर में चींद आएगी, न बाहर नींद आएगी। दद उठ जाए तो 
किसी पल चैन नहीं आता और जब वह दर्द दिल में उठ जाए तो 
फिर कैसा होगा? 


अपनी जुबान पर ताला लगा दो 


. बदअख्लाकी से दिल जस्मी हो जाते हैं और दिल है शीशे की 
तरह और शीशा एक ऐसी धात है जो टूर जाए तो कभी नहीं 
_ जुइता। दिल भी ऐसी बला है जो टूट जाए तो जुड़ता नहीं है और 
. इसको तोड़ने वाली चीज़ ज़बान है। यह:ढाई इचं की ज़बान है जो 
दिर को सबसे ज्यादा जख्मी करती है। | 
अल्लाह तआला ने इस पर बत्तीस ताले लगाएं हैं। ऊपर मेन 
- गेट लगाया है। यह इतनी जालिम है कि सारे ताले तोड़कर, गेट 
:''तोड़कर बाहर आ जाती है। चोरों से एक ताला तोड़ना मुश्किल . 
` होता -है। यह बत्तीस ताले तोड़कश्क दम बाहर आती है तो भाईयो 
_ लड़ाईयाँ तो होती. हैं. जबान से। ज़बान का बोल मीठां कर लो। 


बानातेः मौलाना तारिक़ जमील साह. | 55] 





बदमाश धीबन की कहानी 

हमारी धौबन थी। कपड़े धोने वाली। वह थी लड़ाका। वह आ 
गई मेरी बहन के पास। उनसे अपनी बहुओं की शिकायत कर रही 
है फि मेरी बहुए मुझसे बहुत लड़ती हैं। मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे 
कि वै मेरी गुलाम हो जाएं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। उन्होंने 
एक कागज पर लिखा। उल्टा सीधा उसको बन्द किया और कहा 
मासी जब तेरी बहुएं लड़ने लगें तो यह तावीज़ दाँतों के नीचे दबा 
लेना। दात नहीं खोलना, तू एक हफ्ता इस पर अमल कर। सारी 
बहुएं तेरी गुलाम हो जाएंगी। अब वह आठवें दिन बड़ी बड़ी 
खुंशी-खुशी आई कि बीबी मेरी सारी लड़ाई ख़त्म हो गई। | 

अब सारी लड़ाई ख़त्म क्योंकि तावीज़ जुबान के नीचे है। 
हमारे यहाँ रिवाज है तावीज़ गंडे का ज्यादा तो अब वह समझी 
जाने क्या है इसमें हालाकि उसकी जुबान रोकी थी उस तावीज से। 


मीठे बोल का जादू 


मेरे अजीजो! घर बर्बाद हो जाते हैं अगर ज़बान तेज़ हो तो 
लड़की के जिम्मे भी है कि पराए घर में जाकर अच्छे अछ्ताक पेश 
करे कि सारा घर उसका गिरविदा हो जाए लेकिन इससे ज़्यादा . 
लड़के वालों के जिम्मे है क्योंकि वे पराई लड़की को लेकर आ रहे 
` हैं। उसके लिए.पूरा माहौल अजनबी हैं, सारा माहौल अजनबी है, 
उसके लिए शकले बेगानी हैं और यह एक पक्की बात है कि सांस. 
माँ नहीं बन सकती और ससुर बाप नहीं बन सकतां। इसीलिए 
अल्लाह तआला ने हदें कायम की हैं कि हद के अन्दर हो ताक़ि 


352 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 
A अगला _ "गा उपर तताामपा( ८८८८ आकर 


लड़ाई न.हो झगड़ा न हो। सबसे बड़ी दौलत जो किसी के घर को 
आबाद करने के लिए है घह मीठा बोल है और अच्छे अख़्ताक्‌ 
हैं। इलम से घर नहीं चलतेः। ये जो मौलवी होते हैं वे वैसे ही बड़ी 
जल्दी लड़ाई करते हैं। जिन्होंने पढ़ा होता है वह फृतवें जल्दी 
जल्दी सुनाते हैं। 


आपके मिसाली अख़्ताकु का अनोखा वाकिया 


अरे यह हराम है, यह हराम है, तो बड़ी जल्दी खिलौने की 
तरह घर तोड़ने बैठ जाते हैं। अरे यह सब्र का काम है। इसलिए 
शादी से पहले अपने नबी की मआशरत के पाठ पढ़ो । जिसकी भी 
शादी हो तो पहले वह पढ़े। अल्लाह का नबी अपनी बीवियों के 
साथ कैसा शफीक था? आप अन्दाज़ा लगाएं कि हुजूर सल्लल्लाह 
अलैहि बसल्लम जो उमरज्तुल-कज़ा के लिए तश्रीफू लाए। सन्‌ 6 
हिजरी में उसमें आपने मैमूना रजियल्लाह अन्हा से निकाह किया 
था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली, पेशाब का 
तकाजा हुआ तो उठकर बाहर चले गए। हज़रत मैमूना रजियल्लाहु 
अन्हा को आँख खुली तो देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम गायब हैं तो उनको चक्कर आ गए। वह जो सौकनपन 
है वह जाहिर हुआ। ओहो! मुझे छोड़कर किसी और बीबी के पास 
चले गए। उन्होंने अन्दर से कुंडी लगा दी। थोड़ी देर के बाद हुम़र 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तक दी। कहा दरवाज़ा खोलो । 
बोलीं नहीं खोलूंगी। पूछा कया हुआ? कहने लगीं मुझे छोड़कर 
औरों के पास जाते हो। आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम कहने 


A 


बयानातः- मौलाना तारिक जमील साहब 





लगे अल्लाह को बन्दी में अल्लाह का नबी हूँ ख्यानत' नंहीं करता 


फिर उनको एकदम ख्याल आया कि यह तो बात सही है नबी तो 
ख्यानत नहीं कर सकता। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया! आप 
अल्लाह के नबी दरवाज़ा खोलते ही जूती उठाकर पिटाई शुरू कर 
देता कि तू ऐसी बदतमीज, तू ऐसी गुस्ताख़। आप मुस्कराते हुए 
चारपाई पर जाकर सो गए। | 


अख्लाक सीखो ओर सिखाओ | 


तो भाईयो! अपने अख्लाक बनाओ। अपनी औलाद को 
अख्लाक सिखाओ, अपनी बेटियों को सब्र सिखाओ कि आज का 
समाज आने वाली बेटी को. नौकर ही बनाकर रखता है। बहुत 
कम लोग होते हैं जो किसी की बेटी को अपनी बेटी समझते हैं 
वरना तो हर एक के हाथ में नये से नया हरबा होता है नए से 
नया जख्म लगाने के लिए और ऊपर से छिइकने क॑ लिए नमक 
होता है। कोई भी घर आबाद करना हो तो अख़्ताक सीखो 
सिखाओ। यह उन लड़कों के जिम्में है कि वे अपनी बीवियों को 
मुहब्बत दें, माँ-बाप के जिम्मे है कि वह उनको (लड़कियों को) 


` ` चकत दें फिर वे ख़द काम करेंगी और कहेंगी कि आप छोड़ें मैं 


करूंगी। लड़का कहता है मेरी माँ की ख़िदमत -कर मेरे बाप की 
ख़िदमत कर, मेरी बहनों की ख़िदमत कर।-अरे उसके जिम्मे तो 
अपने ख़ाविन्द की रोटी पकाना भी नहीं है, कपड़े धोना भी उसके 
जिम्मे नही । शरअन ऐसे मर्द बे ज़िम्मे उसका दवा-दारू नहीं 
बल्कि पैसे दे द। तो. अल्लाह के नबी आपने कपड़े खुद धोते थे, 


354. बयानातः मौलाना तारि जमील साहब 
[ल्ला 


अपना आटा ख़ुद गूंधते थे। घर में आटा गूंध रहे हैं; बर्तन धो रहे 
हैं, झाडू दे रहे हैं। अपने घर के काम ख़ुद कर रहे हैं। 


औरत नाजुक शीशे की तरह है 

तो मेरे भाईयो! अज़ीज़ो अपने-अपने घरों को अच्छे अछ्ताक 
से लेस करो। अल्लाह के नबी ने औरतों को शीशे से मिसाल दी 
है। और शीशे टूट जाते हैं तो जुड़ते नहीं। अगर हमने अपनी 
बदअख्लाकी से दिल तोड़ दिया तो फिर वह कभी नहीं जुड़ेगा। 
एक दिल तो वैसे ही नाजुक है फिर साथ में औरत भी हो जाए 
तो दो चीज़ें एक साध बिगड़ जाएं तो सारी उम्र कढ़वाहर के साथ 
गुजरती है। मुहब्बत देना सीखो तो सारी जिन्दगी राज करोगे। 
आर्डरबाजी से रहोगे तो सारी जिन्दगी कढ़वाहरें चलती रहेंगी। 
नफ्रतें बढ़ती रहेंगी। मुहब्बत से जो दिल जीते जाते हैं वह न 
दौलत से न जवाहर-से न हुकूमत की लाठी से जीते जाते हैं। दिल 
वही जीत सकता हे जो चुप रहना जानता हो, सिर झुकाना जानता 
हो, जो दरगुजूर करना जानता हो, जो गल्ती पर खामोश रहना 
जानता हो, गल्ती -पकड़ना न जानता हो। 


कटअखचाकी से घर बर्बाद होते हैं 


तो मेरे भाईयो! अख्लाक्‌ बनाने के लिए जिस दर्जे का ईमान 
चाहिए वह नहीं है। जिस दर्जे की मेहनत चाहिए. वह नहीं। 
तबलीग में चिल्ले भी देते हैं, साल भी लगाते हैं लेकिन अख़्ताक 
नहीं 'बनते। कछ कूर्वानी का जज़्वा बन जाता हैं, तहज्जुदगुजार 


| बरवानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


35 


क्‍ 
बन जाते हैं, नमाज़ी हो जाते हैं, दावत देने वाले बन जाते हैं, . 
गऽतें करने वाले हो जाते हैं लेकिन अछ्लाक्‌ु की बुलन्दियों तक 
पहुँचने के लिए, जिस अख्लाक्‌ की ज़रूरत है वह इससे नहीं 
बनता और कुर्बानी देनी पड़ती है। 

एक हदीस में आता है अल्लाह तआंला ने सही यकीन और 
अच्छे अछ्लाक बहुत थोड़े तकृसीम किए हैं तो जो चीज़ बाजार में 
थोड़ी हो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए भाईयो! अगर अपने 
घरों को आबाद करना है तो अख्लाक़् बनाओ। अच्छे अछ्लाकु 
सीखो। अल्लाह के नबी ने अख्ताक तीन चीजों में बताए हैं 

ईड ००५-०} जो नाता तोड़े उससे जोड़ो । 

` ६2५५७ ०-०-+०४)» जो तुम पर ज़्यादती करे उसे माफ कर 

दो। 

RTA) जो रोके उसे दो। 

यह तीन बुनियाद हैं अच्छे अख्लाक की। इस पर जो घराना 
चलेगा वह जन्नत में जाएगा जो बदअख़लाक हो उसके लिए 
इवादत की ज्यादती के बावजूद जहन्तम' की धमकी है। इसलिए 
बदअख्लाकी से बची । 


जहन्नम से डरो 
अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में जहन्नमि्यो का ज़िक्र 
फरते हुए इर्शाद फरमायाः 


६३५०५-४००४४ अंगारों के बिस्तर पर उनकी चावरे हैं। 


'356 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील. साहब 
जन्म ननआ >> ल् अंडे आस 


Cs eb ७७% (७ ७५ उनके ऊपर भी आग 
के पर्दे और उनके नीचे आग के पर्दे । ह 

(०५४७५ ८.०८ अल्लाह पाक कह रहे हैं ऐ फैसलाबाद वालों! 
ऐ गुलिस्तान वालो! अरे तुम्हें क्या हो गया? दीवानों, पागलों किस 
चीज़ से डरते हो? जहन्नम-से नहीं डरते हो और दुनिया के फृक्र्र 
व फाके से डरते हो। यहाँ की भूख प्यास से इरते हो। 

ऐ पूरी दुनिया के इन्सानों! ऐ मेरे बन्दो! उस आग से बचो, 
उस आग से डरो, उस जहन्न्म से डरो जिसको अल्लाह ने 
भइकाया हे । 

३००४१७२) ०.५ $ जब वह ठंडी होती है तो अल्लाह तआला 
और भइका देता है। 

उसको एक चिंगारी पूरे-पूरे बड़-बड़े महल के बराबर हवाओं में 
उड़ती चली जाती हैं। उसका एक कतरा सारी दुनिया के पामी को 
कढ़वा कर देगा, उसका एक लोटा पानी समुंद्रों का खौला देगा, 
बर्फ को पिघला देगा। जन्नत का एक कृतरा दुनिया को मीठा कर 

दे, उसका एक झोंका जहान को मौत्तर कर दे। 


हुस्न हो तो ऐसा 


जन्नत की लड़की अपना दुपटूरा हवा में लहर दे तों सारी 
काएनात रौशन हो जाए, मौत्तर हो जाए, ख़ुशबूदार हो जाए, 
ज़िन्दों को झलक दिखा दे तो कलेजे फट जाएं, मर्दों से बात करे 


{ 


द्वयानि मौलानां तारिक़ जमील साहव छं 


अ 
तो उनमें रूह दौड़ जाए, समुंद्ों में थूंक डाले तो समुंद्र मीठे हो 
जाएं। ख़ाविन्द की तरफ चलकर आए तो एक कदम में एक 
लाख के नाज़ व अन्दाज दिखाए, मुस्कराए तों दाँतों का नूर सारी 
जन्नत का चमका कर रख दे। सिर के बाल चोटी से पाँव की 
ऐठ़ी तक बिखरे हुए फैले हुए। उसके एक बाल में सूरज चमकता 
हुआ दिखाई देता है। गुलाब चहकते हुए महसूस होते हैं। 

मेरे भाईयो! एक अन्जाम यह है जो अल्लाह तआला ने बनाया 
है कि उस दिन अल्लाह तआला जमीन को जिन्दा कर रहा है! 
इधर मुर्जरिम आ गए, उधर मोहतरम आ गए। 

ई pis ८२७ Sls 

आ जाओ इधर का अंजाम भी देखो ये वे हैं जिन्होंने अल्लाह 
को राजी किया! उसके महबूब के तरीकों को अपनी ज़िन्दगी 
बनाया । उसकी गुलामी को अपनी इज्जत समझा, अपना फृद्च 
समझा । यह कैसी ख़ूबसूरत जन्नत है। उसमें क्या है? 

ईड, ए ०३४) उसमें चश्मे हैं बहते हुए, 

६०८५२९5 5 ०7 ~ हर फल के बेशुमार किस्में-किस्में 
जोड़े हैं। | 
4६७ ५० ७०७५ ऊपर चमकदार ग़लीचे बिछाए जा चुके हैं। 
उनके फुर्श बिछे हुए हैं और उस पर रहमान है। 

०७ ५. ७-३ सिरों के ऊपर जन्नत के फल झुके हुए हैं। 
छिपे र फल और र हुए साए और उड़ते हुए परिम्दे और बहते 
हुए पानी और बिछे हुए तका और भरे हुए जाण और भरी हुई 
पुराहियाँ, सजे हुए दस्तरख्वान | 


358 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





€ ००५)». ०-३७) दांए और बांए नज़रें झुकाई हुई जन्नत 

की लड़कियों । 
< EE श ll creas न PTF LRT 5} 

जिन्हें इन्सान ने नहीं छुआ, जिन्न ने नहीं छुआ याक्रूत व 
मरजान को तरह और हया में कामिल हुस्न व जमाल में कामित । 

अल्लाह तआला ने उनको आग, मिट्टी, पानी, हवा से नहीं 
बनाया । मुश्क, अंबर, ज़ाफरान, काफ़ूर से बनाया। पाँव के अंगूठे 
से लेकर घुटने तक अंबर व जाफ्रान से; घुटने से लेकर छाती 
तक मुश्क से, छाती से लेकर गर्दन तक अंबर से और गर्दन से 
लेकर सिर तक काफूर से बनी हुई हूरें और फिर अल्लाह तआला 
ने आबे इयात डाला फिर सबसे आला चीज़ अल्लाह ने उनमें 
अपने नूर में से नूर डाला, वे चमक गई वे दुल्हन बन गई, 
मुकम्मल हो गई शबाब कामिल, जवानी कामिल, पेशाब से पाक, 
पाख़ाने से पाक, वे बुढ़ापे से पाक, वे हैज़ से पाक, वे निफास सें 
पाक, वे हमत्र से पाक, वे मौत से पाक, वे बेवफ़ाई से पाक, 
गाली-गलौच से पाक, वे बदअछ्लाकी से पाक, जुंए पड़ने से पाक, 
बूढ़े होने से पाक, हर ऐब से पाक है। “ताहिरात”, “तय्यबात?, 
१कामिलात”, “कासियात”, “नाईभात”, “राजियात” “मुकीमात", 
ये सारी सिफात है जो नबी बताता चला जा रहा है। 

'वे कामिल, वह अकमल, वह पाक, वह पाकोज़ा, वह मुजस्यन, 
वह मरसअ, वह आला, वह हसीन, वह जमील, वह हमेशा जिन्दा 
रहने वाली, हमेशा जवान रहने वाली, हमेशा खुश रहने वाली, 
हमेशा साथ रहने वाली, हमेशा साथ देने वाली, हमेशा खुशबूदार 
रहने वाली । उनका मैकअप करने वाला अल्लाह ख़ुद है, उनका 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 559 
साोलधभाराशयाशशलाकानाााान नारा न कवर इन धर ७ 5- पक सर च परम पर 5 क्रम पक पा 5 





लिबास पहंनाने वाला अल्लाह ख़ुद है, उनको .ज़ेवर पहनाने वाला 
अल्लाह ख़ुद है, उनके मेल नफ़्स, उनकी नोक-पलक सवारने 
वाला अल्लाह खुद है, उसकी आँखों को मोटाई दी, और अजली 
को स्याही, अल्लाह तला ने उसके हुस्न में नूरानियत भरी। 


मरने वालों से सीख लिया करो 


अल्लाह तआला ने उसको हर किस्म की गंदगियों से पाक 
फ्रमाया ६०0०-००.) १४-००). ८ ¬) आ जाओ फैसलाबाद में 
अल्लाह से डर कर जिन्दगी गुज़ारो, दिलेर न बनो, जालिम न बनो, 
बाप के नाफरमान न बनो, शराब से बचो, सूद से बचो, झूठ से 
बचो, जुल्म से बचो, रिश्वत से बचो, माँ-बाप को दुख देने से 
बचो, जूए से बच्चो, गाने बजाने से बचो, अपने नबी सल्लल्लाहु. 
असैहि वसल्लम की नाफुरमानी से बचो, झूठी गवाही से बचो। ये 
जो कबीरा गुनाह हो रहे हैं उनसे बचो, अपने आपको हराम 
कमांइयों से बचाओ । हराम कामों से किस-किस पाप को रोऊं? 
ईनामी बांड खरीदने से बचो फिर नफिल पढ़ते हैं कि हमारा नम्बर 
निकल जाए। ओ अल्लाह के बन्दो तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हे 
कैस समझाऊँ कि तुम जुआ खेलकर अल्लाह से दुआएं करते हो 
जो अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे बन्दो! जुआ छोड़ दो, अरे शराब 
छोड़ दो और तुम्हें क्या हो गया कि तुम जुए का कारोबार करके 
दुआएं करते हो कि या अल्लाह बरकत दे दे और यह पागल 
दीवानी दुनिया कहती. है कि यह मुसलमान कहाँ से आ गए। 
मुसलमान जो बांडख़रीदकर कहते हैं. या अल्लाह! मेरा बांड निकाल 

और ऊपर से दुआएं भी करवाते हैं, मेरा मुकर संवर जाए + 


360 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
Ee 


- अरे. जालिम!-तू क्या -कह गया है। तू हराम पैसे से. मुकद्दर 
संवारता है। मैं कहाँ से बोल लाऊँ और तुम्हें समझाउँ अपने 
भाईयो को। मेरे भाईयो मुझे माफ करना। मुझे समझ नहीं आता 
कि मैं कैसे दिल चीरकर अन्दर में बात उतारू कि जिसको इतने 
बड़े रब का सामना करना है। वह उसकी नाफुरमानी करके 
ललकारता है। न उसे जन्नत याद न उसे दोजख़ याद, न उसे 
अल्लाह याद, न मौत याद, न कृब्र याद, न तन्हाईयाँ याद, न 
वहते याद। इस गंदी दुनिया के पीछे पड़े हो जिसे छोड़कर मर 
जाते हो। क्या कहा था नजीर अकबराबादी नेः 

तू हिस हवस को छोड़ मियाँ मत्र देस बदेस फिरे मारा 
फज्जाक्‌ अजल का लूटे है दिन रात बजाकर नकृकारा 
भब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा 
सूदी बैंकों में पैसे रखे हैं इस गंदी दुनिया की ख़ातिर, जुवा 
खेला इस गंद्री दुनिया की खातिर । अरे उठते जनाजे देखा करो | 
रोने वालियों का विललाप सुना करो। घरों की चीरानियाँ देखो । 
किले में जाकर देखो । सैर करने नहीं इबरत की नजर से जाओ: 
वह देख रावी के किनारे एक टूटा सा मकां है 
दिन को भी यहाँ शब की स्याही का समां है 
कहते हे कि यह जारामगहे नूर जहाँ है 


दुनिया की दौड़ लगाने वालों का अंजाम 


जाओ! जाओ! उसकी कुब्र से पूछो कि तेरे नाम का तो डंका 
बजता था। तेरे सामने तो जहांगीर पाँव में पड़ गया था। आज तू 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 96] 


भा ााा५ 5 चाचा जा कलललललिल लक 
क्यों जमीने के नीचे सो गई? यष्ट मकड़ियों ने क्‍यों जाले तन 
दिए? तू तो गुलाब फे अर्क में नहाने वाली औरत थी। आज तेरी 
हड्डियौँ बोसीदा हैं। कृब्र तेरी वीरान। फिर ऊपर आने वालां कोई 
नहीं है। कोई हाथ उठाकर नहीं आता कि फातेहा पढ़ दूँ। जाते हैं 
तो सैर करने जाते हैं। इन इवरतकदों को देखकर मेरे भाईयों 
इबरत लो। कब्रिस्तान जाओ देखो! ये लोग थे जिन्होंने दुनिया की 
दौड़ें लगायी, जिन्होंने झूठ बोले, सूद खाए, रिश्वतें खायीं, जुल्म 
किए, कृत्ल किए, जिना किए, शराबें पीं, गाने सुने, नाच की 
महफिलें सजायीं। जाओ कब्रिस्तान फैसलाबाद का बड़ा कब्रिस्तान 
तंग हुआ पड़ा है। 

कब्र पर कृब्र चढ़ी हुई है। यह अपने करीब का कब्रिस्तान 
देखो, कुब्र पर कब्र चढ़ी हुई है। एक दिन यही मिटूरी होगी और 
हम होंगे । 

काएनात आबाद होगी। दिन चढ़ता होगा। घर आबाद रहेंगे | 
काम चलते रहेंगे। कारोबार होते रहेंगे। औलादें माँ को भूल 
जाऐंगी । कोई थी जो मेरे लिए रातों को तइपा करती थी और 
बाप को भूल जाएंगे कोई था जो मेरे लिए सारा-सारा दिन बाजार 
में झुलसा देने वाली गर्म हवाएं सहता हुआ मेरै लिए कमाता था। 
याद रखना कोई किसी को याद नहीं रखता। यह सब बेवफा 
हस्तियाँ हैं । 


कयामत का खौफनाक दिन 


वफादार एक अल्लाह और एक उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम है। बाकी सब बेवफा हैं। सब! सब! सब! सब! बेवफा 


362 बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 





हैं। उस नबी को दुआएं दो तेईस बरस आपके लिए रोया। तेईस 
बरस आपके लिए तड़पा। उम्मत! उम्मत! कहता दुनिया से 
_रुख़त हुआ। उस नबी को दुआएं दो जो तुम्हें जाने से पहले 
सलाम पेश कर गया। 


वफात से एक हफृता पहले हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
रजियल्लाहु अन्हु और साथी आए। आपकी आँखों में आँसू आ 
गए । आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाने का वकत 
करीब आ चुका है। मेरा तुम्हें आख़िरी सलाम हो और तुम्हारे बाद 
जो मेरी उम्मत आए तो उनको भी कह देना कि तुम्हारा नबी तुम्हें 
सलाम कह गया था। 
अरे मैं तुम्हें कहाँ से समझाऊँ? किससे वफ़ा कर रहे हो और 
किस से बेवफ़ाई कर रहे हो? वह जिसकी जुदाई को बेजान 
महसूस कर उठे और हायःहाय पुकार उठे। मस्जिदे नबवी में एक 
खजूर का तना था जिस पर टेक लगाकर अल्लाह के नबी खुत्वा 
देते थे। मजमा बढ़ गया मिम्बर बनाया गया। करीब मेरे नबी का 
घर धा। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और 
मिम्बर की जानिब बढ़े। खजूर के तने ने जब यह देखा कि आप 
मिम्बर पर तश्रीफ फुरमा हैं तो उसकी भी हाय निकली । 
वह प्यारा नबी पैगाम दे रहा है। सिर्फ सहाबा को नहीं पैगाम 
दे रहा है। वह कह रहा है मेरे बाद जो मेरी उम्मत आए उन्हें भी 
कहना कि तुम्हारा नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तुम्हें सलाम 
पेश कर गया था और कयामत का दिन आएगा और दोजख़ को 
मैदाने हशूर में घसीटकर लाया जाएगा और वह एक चीख़ मारेगी। 
बड़े-बड़े अबदाल और औलिया, बड़े-बड़े मुजाहिद, शहीद, उलमा। 


®> 


बयानातः मौलाना: तारिक़ जमील:साहब | 363. 





क्या फासिक क्या फाजिर जमीन पर जा गिरेंगे। क्या अंबिया; क्या 
फरड्ति सब ज़मीन पर जा गिरेंगे. और सब कहेंगे या रब्बी 
नफ़्सी-नफ़्सी। | 

और फरशितों ने तो दोज़ख़ में नहीं जाना मगर वह डर के मारे 
ज़मीन पर जा गिरेंगे और सारे इन्सान पुकार उठेंगे नफ़्सी-नफ़्सी । 
सारे नबी पुकार उठेंगे नफ़्सी-नफ़्सी। क्या आदम अलैहिस्सलाम, 
क्या नूह अलैहिस्सलाम, क्या इदरीस अजैहिस्सलाम, क्या इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम, क्या मूसा अलैहिस्सलाम, क्या हारून अलैहिस्सलाम, 
क्या याक्रूब अलैहिस्सलाम, क्या इसहाक अलैहिस्सलाम, क्या यूसुफ 
अलै हिस्सलाम, क्या इस्माईल. अलैहिस्सलाम, क्या दाऊद 
अलै हिस्सलाम, क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्या याहया 
अज्नैहिस्सलाम, क्या जुक्रिया अलैहिस्सलाम, क्या यूनुस 
अलैहिस्सलाम, क्या ईसा अलैहिस्सलाम | 


_ सारे नबियों की पुकासफ़्सी-नफ़्सी | सुनो इब्राहीम अलेहिस्सलाम 

कह रहे हैं या अल्लाह! मैं तुझसे अपने बाप का भी सवाल नहीं 
करता । मेरी. जान बचा ले और ईसा .अलैहिस्सलाम कहेंगे या 

अल्लाह! मैं आज अपनी माँ मरियम का सवाल नहीं करता मेरी. 
जान बचा ले! वे नबी होकर कहेंगे मेरी जान बचा ले। 


हम नमाजें छोड़ें, रोजे छोड़ें, सूद खाकर माँओं का गालियाँ 
देकर, बाप को धक्के देकर, भाईयों के हक मारकर, शरारबे पीकर 
गाने सुनकर, झूठी गवाहियाँ देकर, जमीन दबाकर माप-त्ोल गलत 
करके, जुए के कारोबार करके हमे मीठी चौंद सो जाते हैं कि जैसे 
हमने कुछ किया ही नहीं! द आह 


563 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
र ्पारमन्ारयाााामयाल्तायााारााााााा्नााार्ा 


- आज ख़लीलुल्लाह को देखो कह रहा है मेरी जान बचा, 
' आज कलीमुल्लाह मेरी जान बचा, 

आज जबीहउल्लाह को देखो! कह रहा है या अल्लाह! मेरी 
जान बचा, 

आज _ल्लाह को देखो! कह रहा है या अल्लाह! मेरी जान 
बचा । 

ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं माँ मरियम का भी सवाल नहीं 
करता बस या अल्लाम मेरी जान बचा। 

जब नबी भूले जाएंगे तो बीवी कब याद करेगी? बाप कब 
याद करेगा? ख़ाविन्द कब बीवियों को याद करेंगे? इधर देखो इस 
महशर के मैदान में एक नबी है जिसका नौहा सबसे जुदा है, 
जिसकी फरियाद सबसे निराली है, जिसका रोना सबसे अनोखा है, 
जिसकी दुआ सबसे अलग है। उसकी झोली फैली हुई है हाथ उठ 
रहे हैं। वह नफ़्सी-नफ़्सी नहीं कह रहा है। वह कह रहा है या 
रब्बी उम्भती-उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले! या 
अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। वाह! ऐसा आलीशान नबी 
पाकर फिर उम्मत उसकी सुन्नतों पर छुरियाँ चलाए, उसकी 
सुन्मतों को जिब्ह करे। - 

जैसें मेरा नबी यत्तीम पैदा हुआ था कोई दाया उसको लेने को 
तैयार नहीं थी। आज मेरे नबी का दीन यतीम हो गया! नौजवान 
लेने को तैयार नहीं। उन्हें नाच-गाने से इश्क झे चुका है। ताजिर 
लेनें को तैयार नहीं। वह कहता है मेरा नफा कट जाएगा, मेरा 
कारोबार टूट जाएगा। ज़मींदार लेने को तैयार नहीं। वह कहता है 


बयानातः मौलाना-तारिक्र जमील साहब लक 
कि हमारी खेतियाँ उजड़ जाएंगी। सियासदान लेने को तैयार नहीं 
वह कहता है कि हमारी सियासत चली जाएगी। हुक्मुरान लेने को 
तैयार नहीं। अदालत का काज़ी लेने को तैयार नहीं। चैम्बर का 
वकील लेने को तैयार नहीं। 

मैं उनको क्या रोऊँ। यहाँ रेट्री पर बैठकर केले बेचने वाला, 
आम बेचने वाले, गरीब, मज़दूर ये सब भी आज़ अल्लाह के नबी 
के तरीकों को लेने को तैयार नहीं जैसे मेरे नबी को हर दाया 
छोइकर चली जाती थी। आज मेरे नबी का दीन भी हराम हो 
गया । हाय! हाय! आज इसका कोई लेने वाला नहीं रहा। नफ़्स 
के गुलाम, चीजों के गुलाम, झोपड़ी और रोटी के गुलाम, चरख़ारे. 
और मज़ों के गुलाम, कपड़े के गुलाम, मकानों के गुलाम होकर रह 
गए, नौकरियों के गुलाम और मेरे भाईयो! वह तो तुम्हें हशर में 
भी नहीं भूल । कह रहा है या अल्लाह! उम्मत्ती-उम्मती। 


देहाती के नदामत भरे शे'र 


इब्ने कसीर और इमाम नुव्वी रह० ने इस वाकिये को नकल 
किया है कि अतबीं रह० हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की 
कृङ्ग पर बैठे हुए थे। एक बदूदू आया, देहाती। कहने लगा: 
el (५०५ vole /४०० | 
फिर कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
आपके रब का फरमान सुना हैः 
oe sir 3 At ies Sir git yaoi eg $3 | 
eH ls Wg Dye 


365 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


'आपका रब कह' रहा है किः अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की उम्मत अपनी जानों पर ज़ुल्म करके गुनाहों का बोझ 
उठाकर आपके दरबार में आ जाए और अल्लाह से माफी मांगे 
और आप भी अल्लाह से माफी मांगे तो मैं उनको माफ कर दूँगा । 
फिर कहने लगा' 

"ट्री... i my ५ ०) ul tb laine Ri A k 

मैं आपके पास आया हूँ अपने गुनाहों का इकरार करके और 

आपको अल्लाह के दरबार में वसीला बनाकर आपके अल्लाह से 
यह मांगता हूँ कि आपकी शफाअत से मेरा अल्लाह मुझे माफ कर 
दे। फिर उसमे चार शे'र कहे। दो शे'र आज भी रौज़ा-ए-मुबारक 
पर लिखे हुए हैं। आज भी जब सलाम करने के लिए खड़े होते हैं 
तो दो सफेद सुतूनों पर जो दांए-बाएं जानिब हैं जाली के उस पर 
वे दो शेर आज भी लिखे हुए हैं दो और हैं जो किताब में हैं। 
फिर उसे शे'र पढ़ा। क्या कहा? 

daiPl SN ob (० नयी पट 

FR SP TY ES FT ७-४ 

ऐ वह जात! जो इस जमीन में जाकर छिप गई। उसकी 
बरकत से जमीन का अन्दर भी बाबरकत हो गया, बाहर भी 
बाबरकत हो गया। अन्दर भी खुशबुएं फैल गयीं, वादियाँ और 
पहाड़ भी ख़ुशबूदार हो गए। 
aS Ls ८०। pi shal 


` मै क़र्बान इस कब्र पर जिसमें आप आराम कर हहे हैं। 
BSN spr hy ७४४४५) 


बयानातः मौलाना तारिक जमील: साहब 967 
RR ता न, मम कटे 


सिफ आप ही इस कब्र में नहीं सो रहे हैं बल्कि आपके साथ 
आपकी सम्लावत भी, आपका माफ करना भी, आपका दरगुजर 
करना भी, आपकी मेहरबानियाँ भी, आपकी अताएं भी आपके 
साथ यहीं मौजूद हैं। ये दो शे'र ,तो रौज़े पर हैं और दो उसने 
आगे कहे: | 

EE JESU PFT, 
pb Nil abl, al (न 

पुले-सिरात कोई घाटी नहीं है? अरे मेरे भाईयो! जिस चीज 
को अल्लाह बड़ी € “५७२४२०. ॥ क मेरे बन्दो! आख़िरत बड़ी है, 
भयानक है, खौफनाक है, आख़िरत बड़ा कढ़वा मसूअला है। 
उसकी तैयारी करो। 

हमें शैतान ने कहा कि दुनिया बड़ा मसूजला है, दुनिया बड़ी 
अहम है, उसके पीछे दौड़ लगाओ। हम अल्लाह और उसके रसूल 
को भूल गए। चार दिन की चाँदनी में हम बिक गए, फ्रोख़्त हो 
गए। तो वह पुल सिरात भी राह में है। जहाँ वही पार लगेगा 
जिसे अल्लाह चाहेगा। तीन हज़ार बरस का सफर है तीन हजार 
बरस का, अंधेरा है रौशनी नहीं, बारीक है चौड़ा नहीं है, तेज़ धार 
है नरम नहीं है। उस पर वही पार होंगे जिसे अल्लाह चाहेगा तो 
बेदूदू कहने लगा eli pS pid! I हमारे पास तो कुछ 
है नहीं जिस पर पुलसिरात को पार कर सकें। सिर्फ आपकी . 
राफाअत होगी । 

जिसके तुफैल अल्लाह हमें पार लगाएगा अगर आप सल्लल्लाहु 
अततैहि वसल्लम की शफाअत नसीब न हुई तो फिर पुलसिरात से 
कोई पार नहीं निकलता। जब उम्मत पुलसिरातं पर आएगी तो 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





अल्लाह का नबी पुलसिरात का पाया पकड़कर खड़े हो जाएंगे 
और कहेंगे ६५... ८-५८५ ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की पार लगा 
दे-पार लगा दे। 


Roe ५ ५४.५ FY al ig lsh DINE Les 

में अबूबक्र और उमर रजियल्लाहु अन्हुमा को भी नहीं भूल 
सकता । जब तक कलम वाले का कृलम चले, कातिब की 
कितावत चले, अदीब का अदब चले, लिखने वाले का कलम 
लिखता रहे। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि .वसल्लम मेर आप पर 
और आपके साथियों पर सलाम पहुँचता रहे। ये शेर पढ़ा और 
अपने गिले सुनाए और उठकर चला गया। अतूबी को नींद आ 
गई और सो गए। अचानक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ख़राब में आ गए। आप सल्लल्लाहु असैहि वसल्लम ने फुरमाया 
उठ अतूबी! मेरे उम्मती को जाकर पकड़ों और उसे खुशखबरी दो 
कि तेरे रब ने तेरी बख़्शिश कर दी और जो दुनिया से जाकर भी 
अपनी रहमतें नहीं भूला। तुम गुलिस्तान वाले कितने ज़ालिम हो, 
तुम फैसलाबाद वाले कितने ज़ालिम हो? मैं भी आपके साथ एक 
जालिम हूँ। मैं और आप हम कैसे जालिम हैं, यह पूरी उम्मत 
कैसी ज़ालिम है जो ऐसे नबी के तरीकों को छोड़कर पता नहीं 
कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा. रहे हैं जबकि कृयामत का इंका नहीं 
बजने को आ चुका है। 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया था जब देखो 
माँओं से औलाद नौक़रों की तरह सुलूक करे और अरब लम्बी 
लम्बी बिल्डिंग बनाएं तो समझना क़्यामत. आने को है। अब 


बयानातः मौलाना -त्तारिक जमील साहब 369 


कृयामत आने को है। अब कृयामत सिर पर आ चुकी है। देखो 
यह नौजवान अपनी माँओं के साथ क्या सुलूक करते हैं? कैसे 
बदतमीजी के साथ बोलते हैं? वह देखो दुबई में और इमारात में 
सऊदिया में अरबों ने कितनी लम्बी लम्बी बिल्डिंगे खड़ी रक दी 
हैं। बात दूर नहीं है शाम हो चुकी है, दिल ढ़ चुका है, सूरज 
मगरिब के किनारे तक पहुँच चुका है पीला नहीं पड़ा, सुर्ख़ हो 
चुका है। 
आजकल यह कहानी ख़त्‌म होने वाली है। 
gals ८-०७ Li Con 


बाकी जों मर गया उसकी तो कयामत आ ही गई। 


अल्लाह का खाकर उसी के बागी मत बनो 


मेरे भाईयो! लिहाजा उसके लिए तैयारी करो। मेरे पास कोई 
मजमून नहीं है मैं एक ही फरियाद हर जुमा को करता हूँ तीवा 
कर लो तुम्हें अल्लाह का वास्ता तौबा कर लो। अपने अल्लाह को 
मना लो उस ख़ालिक्‌ मालिक उस मोहसिन ब राजिकू, उस लतीफ 
ख़बीर, उस हन्नान व मन्नान, उम्र रहीम य करीम के बागी न 
बनो और उस कमली वाले के बागी न॑ बनो। वह जिस नबी ने 
पेट पर पत्थर बाँधे तुम्हें खिलाने के लिए, जो खजूर की शाखों के 
घरों में जिन्दगी गुज़ार गया तुम्हें अच्छे घरों में बिठाने के लिए, जो 
अपनी औलाद को दुख-दर्द की भट्टी में धक्का दे गया अपनी 
उम्पत की औलाद को सुख देने के लिए, कोई नहीं है जो औलाद 
के लिए दुआ करता हो तंग दस्ती की हमें रोका तंग दसती न 


मल बयानात्तः मौलाना तारिक्र जमील 'साहब 
मांगना, फक्र व फाका मांगना, शुक्र मांगना, फरांखी मांगना और 
अपनी औलाद के लिए दखो क्या कह गया । | 

€ rel 95) .)०० ७-४) ऐ अल्लाह! आले मुहम्मद की 
रोजी थोड़ी कर दे। 


जन्नत के सरदारों की फाका भरी जिन्दगी 


जिससे बेहतर कोई आल नहीं जिससे बेहतर कोई घर नहीं वह 
ऐसे अहले बैत वे ऐसे रसूल हैं जिनके लिए अल्लाह तआला ने 
जन्नत के वह दर्जात मुकुर्रर किए कि हुजूर की बीवियों को हमारी 
माएं बना दिया, औलाद को जन्नत का सरदार बना दिया। हसन 
रजियल्लाहु अन्हु, हुसैन रजियल्लाहु अन्हु जन्नत के नौजवानों के 
सरदार, फातिमा रणियल्लाहु अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार, 
अली रजियल्लाहु अन्हु का घर नबी के घर के सामने इतने बड़े 
घर के लिए कह रहा है या अल्लाह उनकी रोजी तंग कर दे, 
गुज़ारे की कर दे, क्यों! क्यों! क्यों! ताकि मेरी उम्मत यह न कह 
सके कि अपनी औलाद के तो मजे करवाए (और) हमें देखो धक्के 
दे गया । 

और उसने अपनी औलाद को दुखों के हवाले कर दिया। 
मासूम बच्चों के गले कट गए। हुसैन रजियल्लाह अन्हु का सिर 
नेज़े पर चढ़ गया। हाय! हाय! यह करबला ऐसे नहीं हुई। यह 
आपको तसल्ली देने के लिए हुई है कि रोटी पर बिक न जाना, | 
हुकूमतों पर बिक न जाना, घरों पर विक न जाना, यह जुरूजमीन - 
पर बिक न जाना। देखो! देखो! मेरी औलाद कैसे नेज़ों पर चढ़ 


बवानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 37] 
DS © MINS SI 9 पक WS 


गई बिके नहीं। उनके जिस्मों को घोड़ों से रौंदा गया पर वे विके 
नहीं। वे जान की बाजी हारकर आख़िरत की बाजी जीत गए। वह 
सिर नेज़ों पर चढ़ाकर अल्लाह के अशो में अपना नाम, आसमानों 
पर अपना नाम, हमेशा के लिए लिखवा गए तो देखना देखना पैसे 
के गुलाम न बनना। चीज़ों के गुलाम न बनना। इस मिट जाने 
वाली दुनिया के पीछे अपने मालिक को नाराज़ न कर देना। 


रूठे हुए आका को मना लो 


इसलिए मेरे भाईयो! मेरे पास तो काई मजमून नहीं। मैंतो हर 
बात यहीं पर ख़तम करता हूँ। अरे तीवा कर लो भाईयो! तौबार 
कर लो! अपने अल्लाह को मना लो। बह ऐसा करीम है एक 
साल नहीं हजार सला नहीं कराड़ों साल, दस करोड़ साल अगर 
गुनाह कर भी लोगे, आसमान गुनाहों को पहुँचा दोगे फिर एक 
दफा कह दो या अल्लाह! आ गया हूँ माफी मांगने, माफ कर दे 
तो अल्लाह तआला कहता है जाओ मैं ने माफ कर दिया। 

माँ नाराज हो तो उसको मनाने जाओ तो वह मुँह इधर-उधर 
करके बैठ जाती है कि मेरी अच्छी तरह 'मिन्नतें करे, बाप को 
मनाने जाओ तो वह मुँह दूसरी तरफ फेरकर बैठ जाता है, पॉव 
पकड़वाता हे कि मेरी अच्छी तरह मिन्नतें करें और भाई को मनाने 
जाओ तो वह उठकर चल देता है कि मेरे पीछे आकर मनाओ, 
पशैसी को मनाने जाओ कुंडा नहीं खोलता, दरवाजा नहीं खोलता 
और अल्लाह को मनाने जाओ तो अल्ला क्या करता है? अल्लाह 
की अजमत जिसको न नबियों की जरूरत न फरिश्तों की जरूरत, 


372 बयानातः मौलाना. तारिक़ जमील साहब 
न अर्श की जरूरत, न जमीन व आसमान की जरूरत, न जन्नत 
की जरूरत, न जहन्न्म की जरूरत, न काएनात की जरूरत। . 
वह मौजूद था, मौजूद है और मौजूद रहेगा। शुरूआत से पाक, 
आख़िर से पाक, गनी, समद, अहद, Ls bm ५-००) ड़ 
+ ।५5 ५ ०5५ जिस रब की यह सिफ़ूत हो। 


उसको एक बन्दा ममाने जा रहा है। सारी जिन्दगी गुनाह 
करके धरती को काला कर दिया है। आज वह अल्लाह को मनाने 
जा रहा है तो अल्लाह तो ज्यादा दरवाजे बन्द करता, अशा से 
और ऊपर चला जाता, मुँह फेरकर बैठ जाता। 


मनाओ लम्बे-लम्बे सज्दे कर तुमने पचास साल नाफरमानी की, 
दस साल नाक रभड़ों तब तुझे माफ करूंगा । अल्लह यह किया 
करता । यह मनाने जा रही है अल्लाह की बन्दी सारी जिन्दगी 
गुनाहों में गुज़ारकर आज अल्लाह को मनाने जा रही है यह 
अल्लाह का बन्दा गुनाहों में लिथड़ा हुआ गुनाहों की गंदगी में 
लिथड़ा हुआ आज अल्लह को मनाने जा रहा है तो अल्लाह 
त॒आला बया कहते हैं? 

gt / Cn 

जो मेरी तरफ बढ़कर आता है तौबा को आता है, में अशों से 
नीचे उतरकर आगे बढ़कर उसका इस्तिकबास करता हूँ। आज 
तौबा कर लो। अल्लाह आगे बढ़कर तुम्हारा इस्तिक्‌बाल करेगा 
और जो मनाने न आए उसके पास भी कभी कोई गया कि मुझे 
ममाओ? कभी बाप औलाद को कहता है कि मुझे मनाओ, कभी 
माँ कहती है कि बच्चों मुझे मनाओ और अल्लाह कया कहता है 


बयानातः मौलाना तारिक्रे जमील साहब ४73 
६५०. ८+ “०% औरं जो मुझे मनाने नहीं आता मैं 
उत्तके पास ख़ुद चला जाता हूँ। | 

मेरे बन्दे क्या मेरे सिवा तेरा कोई और रब है? क्या मेरे सिवा 
तेरा कोई और मालिक है? मेरे बन्दे तू कहाँ जा रह्म है? देख तो 
मैं आ गया, मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। अपनी रहमत की 
चादर में ले लिया, तू कहाँ जा रहा है? क्या मेरे सिवा कोई और 
रब है तुझे पनाह देने वाला? मेरे जैसा कोई नहीं कि एक नेकी 
को दस गुना करके दूँ और जितना चाहे बढ़ा दूँ जबकि तेरे गुनाह 
को एक ही लिखकर जब चाहूँ माफ कर दूँ। क्या ऐसा रब तुम्हे 
कोई मिलेगा? 


चौबीस घटे अल्लाह की नाफुरमानी 


करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती 


तो मेरे भाईयो! सब अल्लाह के दरबार में तौबा करो। आज 
अल्लाह हम से रूठा हुआ है। रातों को रोने वाले चले गए। रातों 
को गाने सुनने वालों से जग भरा हुआ है, सारी रात केबिल चलता 
है और गंदे नगे नाच देखे जाते हैं। हाय! इस कौम को ऐटम बम 
मारने की जरूरत नहीं हे यह तो मरे पड़े हैं। जिस कौम का 
नौजवान सारी रात नंगे नाच देखे उन्हें मारने की क्या जरूरत है वे 
तो पहले ही मरे पड़े हैं। उन्हें बेचने की क्या जरूरत है वे'तो 
पहले ही बिके पड़े हैं। तो मेरे भाईयौ! अल्लाह के दरबार में तौबा 
करो। आज उसको मनाकर उठना, ऐसे न॑ चले जाना, राज़ी करके 
उठना। तौबा में पक्कापन होगा जब अल्लाह की राहों में फिरोगे;' . 


374 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





फैसलाबाद छोड़ोगे, निकलो तबलीग में । इससे बड़ा कोई काम नहीं 
हो रहा है। इस वक्त में किसी अकीदत की वजह से नहीं. कह रहा 
हूँ कि मैं तबलीग की वजह से मिम्बर पर पहुँचा हूँ। मैं आपको 
बसीरत से कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ तौबा करो और 
इस रास्ते में निकलो ऐसा न हो कि गफूलत में रहें और लेने वाला 
आए और लेकर चला जाए और पीछे हम अफसोस में हाथ मलते 
रह जाएं। फिर कोई अफसोस फायदा न देगा। इससे पहले 
जिन्दगी की बाजी पलट जाए तौबा कर लो। भाईयो! तौबा करो, 
अपने रब को मनाओ। वह तो पूछता भी नहीं कि आइन्दा तो 
नहीं करोगे। वह कहता है जाओ माफ कर दिया फिर वल्लाह! 
अल्लाह के रास्ते में इससे ज्यादा इस वक्त अल्लाह के करीब तक 
पहुँचाने वाला कोई रास्ता नहीं, कोई काम नहीं है। 


तोबा कर लो! यह न हो वह 

अज़ाब का कोड़ा बरसा दे 
मेरे भाईयो! इन्सानों को भी हिदायत मिल जाएगी। इसलिए 
अपनी जिन्दगियों को खपाओ। आज घरों में बैठने का वक्त नहीं 
रहा। में आसमान के तेवर बदले हुए देख रहा हूँ, ज़मीन की 
गर्दिश को मैं पलटता हुआ देख रहा हूँ. । लगता है कि जैसे 

अल्लाह का घेरा तंग हो रहा है। यह ज़मीन बहुत रो चुकी है। 

या अल्लाह! अब मैं और जिना नहीं सह सकती, और सूद 
नहीं सह सकती, अपने ऊपर और जुल्म सितम नहीं सह सकती, 
और माँ-बाप की नाफुरमानियाँ, गाने-बजाने नाचघर, हर जगह 


जा 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 875 
नाचघर बन गई। जहाँ केबिल है चल रहा है वह नाचघर नहीं तो. 
और क्या है। यह जमीन की फरियाद जल्दी ही सुनी जाएगी । 
इसका रोना जल्दी सुना जाएगा, इन हंवाओं का रोना अल्लाह 





तआला जल्दी ही सुनेंगा। | 
` गुह धरती अल्लाह की है। इसे अल्लाह ने पाक बनाया है। . 
काएनातें क़ा ऐटमी ताकत. बन जाना। उसके लिए ऐटम राकेट 
पत्थर बराबर, आज और कल बराबर, गुजरा और मौजूद बराबर 
आने वाला बराबर। उसके लिएं जिब्राईल और च्युंटी बराबर, 
उसके लिए इजराईल पतंगा बराबर, उसके लिए अर्श और पत्थर - 
बराबर। वह अल्लाह अल्लाह है। अगर यह धरती अल्लाह की है 
तो इसके पाक होने का वक्त आ चुका है, अगर यह हवाएं 


अल्लाह. की हैं तो उनके धुलने का वक्त आ चुका है, अगर यह 


फिजा अल्लाह की है तो उसके साफ होने का वक्त आ चुका है। 
इससे पहले कि अल्लाह के नक्कारे पर चोट पड़े और अज़ाब का. 
कोड़ा घूमे ६००५४ +० ४५) #-##* ८} इससे पहले कि अल्लाह 
के अजाब के कोड़े निकलने लगें और उसकी तलवार मियान से 
बाहर आए भाईयो होशियार ही जाओ। अल्लाह के अजाब का 
शिकंजा हमारी तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि यह हो लौट 
जाओ! लौट जाओ! लौट जाओ! तौबा कर लो! अपने रब को 
मना लो। मेरे पास इसके सिवा कोई पैगाम नहीं है। न मुझे 
सियासत का पता है, न मुझे बाजार का पता है। मुझे इतना पता 
है कि में और आप नुकसान में हैं। हम अल्लाह को नाराज़ करके 
जो जी रहे हैं यह जिन्दगी कीई जिन्दगी नहीं है। यह जीना कोई 
जीना नहीं है जिसमें न अल्लाह का छ़्यात हो न उसके नबी; का 


४6 .. . . चयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





CE | 


ख्याल हो। | 

मेरे भाईयो! तौबा करो अपने अल्लाह को राजी करो! करते 
रहो | यह नहीं कि एक दफा तो कह दो या अल्लाह मुझे माफू कर 
दो और उसके बाद छुटूटी। अक्सर नौजवान बैठे हैं। यह तुम्हारी 
उम्र है तौबा करने की और ऐसे रहो कि तुम्हारे दामन पर गुनाहों 
की स्याही का एक छींटा बाकी न रहे। एक धब्बा न रहे और 
अल्लाह खुश होकर अर्श पर ऐज़ान कर दें कि मेरे बन्दे मे तौबा 
कर ज़ी और मैंने उसे माफ कर दिया। 


र Creole ~} a RC Fr bp Fan. 


9 (9 (» 





बयानातः मौलाना तारिंक्र जमील साहब. . 


पॉप खिंगरों से ख़ितान 


RF #। ०० sl oT PT Crea] TE Ri od 
ariel rant 4१७७.०१4। dss 


तोबा करो 


यह सारे महल मिट्टी के खंडर हैं और राइलें लगी हुई हैं। 
संगमरमर के ऊपर ग्रेनाइट लगा हुआ है। वह भी तो मिट्टी है । 
पिटूटी पालिश करके नाईट बनाया और फिर कुछ साल बाद 
जनाज़ा उठा और ख़ुद जाकर कब्र के देस में, अंधेरे की काल 
कोठरी में, शहरे ख्रामोशां का शहरी बनकर मिटूटी की चादर 
ओढ़कर हमेशा के लिए सो गया और वह घर वालों के लिए छोड़ 
गया और पीछे औलादों में लड़ाईयाँ शुरू हो गयीं। यह हिस्सा मेरा, 
यह हिस्सा मेरा | 

0 peg hs nr ch} 

कोई घर कितना सलामत रहे। एक दिन ऐसा आता है कि 
मकड़ियों के जालों के सिवा कुछ नहीं बचता और हवाओं की 
संसनाहट के सिवा कुछ नहीं बचता और अल्लाह के घर में एक 
ईट सोने की एक ईट चाँदी की, एक ईंट ज॒मुरद की, एक ईंट 
याक्रूत की, एक मोती की, मुश्क का गारा, जाफरान की घास और 


378 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 
त लाता तासि जाला सादन 


अल्लाह तआला ने कुछ महल ऐसे बनाए हैं जो हवाओं में उडते 
रहते हैं। पूरा महल हवा में उड़ रहा है जैसे बादल । 


जन्नत में मछली और बैल का मुकाबला 


मेरा एक दफा बयान हुआ पहलवानों में। उमकी अकल वैसे 
ही कमजोर हो जाती है। दवाएं और गिजाएं खा खाकर। मैंने 
सोचा कया बयान करूं? बड़ा परेशान हुआ। अल्लाह मैं इनको 
क्या सुनाऊं। जैसे ही मैं मिम्बर पर बैठा अल्लाह अचानक एक 
हदीस याद दिला दी कि जन्नत में जब अल्लाह पाक दाखिल 
करेगा उससे पहले सारे जन्नत वालों को बैल और मछली की 
कुश्ती दिखाएगा। यह बैल यहाँ का नहीं। यह वह मछली नहीं जो 
दुनिया के बाज़ार में पड़ी है और बदबू फैल रही है। यह वह नहीं । 
सिफ नाम अल्लाह तआला ने इस्तेमाल किए हैं वरना हकीकतें 
उनकी कुछ और ही हैं। फिर उनकी कुश्ती होगी फिर अल्लाह 
उनके कबाब बनाकर तमाम जन्नत वालों को नाश्‍ता करवाएगा | 
फिर उसके बाद कहेगा कि अपनी-अपनी जन्नत में चले जाओ। 
मुझे वह हदीस याद आ गई। मैंने कहा भाई जन्नत में जाने का 
सबसे ज्यादा मज़ा तुमको आएगा। वे सारे मुझे देखने लगे जैसे 
आँखों से सवाल कर रहे हों कि बह कैसे? मैंने कहा जो सबसे 
पहला काम जन्नत में होगा वह कुश्ती है। 

वह तुम जानते हो हम तो जानते नहीं दाँव क्या है? पेच क्या 
है? पटख़ा क्या है? जब कोई मछली दाव लगाएगी तो सबसे 
ज्यादा तुम कुर्सियों से उछल उछलकर दाद दोगे वाह! वाह! तुमने 


बयानातः मौलाना तारिक्र: जमील: साहब 379 


लाहौर के सारे अखाड़े याद आ जाएंगे और जो कोई बैल. दाव. 
लगाएगा तो सबसे ज्यादा जन्नत का मज़ा तुम्हें आएगा और 
सबसे ज्यादा लुत्फ कुश्ती का तुम उठाओगे। हमें इसक्रा कुछ पता 
नहीं तो अल्लाह जन्नत के दाखिले पर उनके कबाब खिलाकर 
कहेगा जाओ और आज के बाद भूख भी ख़त्म, प्यास भी ख़त्म। 
हजारों साल हों कोई हर्ज नहीं। खाओ तो लाखों साल खाओ। 
कोई परवाह नहीं खाओ । 


बन्दों के हक अदा करने में कोताही से बचो . 


आज इस मज्लिस से तीवा करके उठो जैसे भाई अकबर ने 
की। तुम भी तीवा करो। यह दर व दीवार को गवाह बनाओ कि 
या अल्लाह आज से यह होगा जो तू कहेगा। या अल्लाह मेरी 
तौवा। नियत करते हो सब इसको | एक बार सब कहो या 
अल्लाह मेरी तौबा। एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी 
तीबा। यह दर व दीवार गवाह वन गए, यह माहौल गवाह वन 
गया और अगर यह तौवा सच्ची है तो आपको मुबारक हो । 
अल्लाह की कसम! आप अव ऐस बैठे हो जैसे माँ के पेर से 
निकलें । सारे गुनाह मार्फ हो गए। हक बाकी रहं गया । हक 
तलफी माफ हो गई। नमाज छोड़ी तो गुनाह माफ हो गया मगर 
कज़ा बाकी है। किसी का हक मारा वीं गुनाह माफ हो गया मगर 


हक्‌ की अदाएगी बाकी रह गई । 
भाईयो! जिस तरह इस फिंजा ने गुनाह देखे इसी तरह इस 
फिजा को तीवा दिखाओ। फरिशतों को खुश कर दो। या अल्लाह! 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 











हम तेरे दरबार में तौबा करते हैं। हाँ मिलादुन्नबी का चश्न 
मनाएं 


तौबा के साथ हम मिलादुन्नबी को जिन्दा करें। तौबा के साथ 
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढलने के साथ 
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिन्दा करने 
के साथ और आप सिर्फ स्टेज पर बयान करने के लिए तश्रीफु 
नहीं लाए थे, आप सिर्फ किताबों में लिखे जाने के लिए तश्रीफ 
नहीं लाए थे, आप सिर्फ मौज़ू सुख़न बनने के लिए तश्रीफ नहीं 
लाए थे बल्कि आप इन्सानियत के धारे को अल्लाह की तरफ 
मोड़ने के लिए आए हैं। 


हम आज के बाद वह करेंगे जो अल्लाह का महबूब चाहता 
है। तबलीग़ इसको सीखने की “मेहनत है। यह वह मुबारक मेहनत 
है जिसको अल्लाह ने सदियों के बाद जिन्दा किया और अल्लाह ने 
आहिस्ता आहिस्ता इसे फैलाकर उम्मत के जितने तब्के हैं दुनिया 
के छः बर्रे आजम के मुसलानों को मुतवज्जेह किया और इस 
उम्मत को शान दी तो इसी काम का वजह से दी। देखो! हमारी 
उम्र थोड़ी मगर सवाब ज्यादा है। 

एक आदमी काम ज्यादा करे उसे तंख़्वाह कम मिले, एक 
आदमी काम कम करे उसे तंख़्वाह ज्यादा मिले। काम भी वही हो 
तो हमारी डयूटी घटा दी, उम्र घटा दी, इबादत को उनसे कम कर 
दिया । पहले वालों को कहा तुम तीन सौ साल इबादत करो फिर 
तुम्हारा फैसला करूंगा, चार सौ साल करो, दो सौ साल करो फिर 
उनको मौत आई। फिर फैसला करूंगा। हमारे लिए फैसला जल्दी 
कर देते हैं। पचास साल, साठ साल, बीस साल । 







कौमे आद की बुढ़िया का शिकवा 
कौमे आद में एक बूढ़ी अम्मा थी। उसका बेटा मर गया। 
उसकी उम्र तीन सौ साल थी। सिरहाने बैठे हाय बच्चा! हाय 
बच्चा! न खाया न पिया न तूने जहान देखा न तूने दुनिया देखी। 
हाय! हाय! तू ऐसे ही दुनिया छोड़ गया। एक ने कहा अम्मा एक 
उम्मत आने वाली है। जिसकी कूल उम्र साठ सत्तर साल होगी। 
वह हैरान होकर बोली कथा वे घर बनाएंगे? कहा हाँ वे घर 
बनाएंगे बल्कि कालोनियाँ बनाएंगे। वह कहने लगी अगर मेरी उम्र 
इतनी होती तो मैं एक सज्दे में गुज़ार देती। अब बन्दगी उनकी 
ज्यादा हमारी थोड़ी सी, इयुरी उनकी ज़्यादा हमारी थोड़ी सी, अज 
हमारा ज्यादा मर्तबा हमारा, मकाम जन्नत में हम पहले जाएंगे । 
दरवाजे से हम पहले गुजरेगें, हमारे बगैर कोई उम्मत जन्नत में 
नहीं जा सकती | इस बुलन्दी की वजह यह तबलीग का काम है। 
यह काम किसी उम्मत को नहीं मिला। हमें मिला! किसी 
कौम को नहीं मिला हमें मिल्ला । 

६०१५-४5} तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। शाब्बाश 
अल्लाह दे रहा है। किस बात पर? ६७०८०१ ८८००१ तुमे निकाले 
गए हो। क्यों? ६...» लोगों को नफा पहुँचाने के लिए । कीन 
सा नफा? ई. by भलाईयों को फैलाते हैं ७ Uy 
६,६, ॥ और बुराईयों को रोकते हो ई७२ ५% और उसका 
सिला सिर्फ अल्लाह से लेते हो। इसका सिला किसी और से नहीं 
लेते। 

इस काम पर अल्लाह ने इसी उम्मत के कई वर्जे बुलन्द किए। 


` द्वानातः मौलाना तारिक -जमील साहब 58] 


382 ' बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


एक तो यह कि. हमको सबसे आख़िर में और जन्नत तक इन्तेजार 
थोड़ा होगा और दूसरे हमें थोड़ा वक़्त दिया उनको ज़्यादा वकत 
दिया और (हमारा) बदला ज़्यादा कर दिया और तीसरा एंहसान 
यह किया कि दूसरी उम्मतों की कमियाँ हमें बतायीं। 

फिरऔन ने यह किया, शदूदाद, कारून, हामान, नमरूद ने, 
कौमे सबा ने, कौमे शुऐब ने, कौमे लूत ने, कौमे सालेह ने, कौमे 


आद ने और कौमे समूद ने, कौमे नूह ने! उन्होंने यह यह किया 
और मैंने उन्हें ऐसे मास । 


उन्नको मर्दों की बुराईयाँ बतायीं उनकी औरतों की। लेकिन 
जब हमारा नम्बर आया तो हमारे ऊपर चादर डाल दी कि हमारे 
गुनाह बताए कोई नहीं । हमारे बाद कोई नहीं है और कयामत के 
दिन हमारे नवी कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब मुझे दे दे । 

तो अल्लाह. फरमाएगा क्यों? आप लेंगे तो आपको उनके 
गुनाहों की वजह से शर्म आएगी। मैं आपको भी नहीं देता। मैं . 
चादर के अन्दर इनका हिसाब लेता: हूँ। कमाल है भाई! कमजोरियाँ 
और दरगुज़र क्यों? किस वजह से? जब जो नौकर अच्छा काम 
करता है तो हम उसकी जाती बुराईयों से दरगुज़र कर जाते हैं। 
जब नौकर मालिक के साथ वफादार होता है तो -मालिक उसकी 
जाती कमियाँ दरगुज़र कर देता है। 

इस उम्मत पर अल्लाह तआला ने काम नबियों वाला झल 
दिया। बोझ नबियों वाला, जाओ मेरे पैगाम को दुनिया में फैलाओ 
तो उनकी जाती गलतियों से अल्लाह तआला ने ऐसे दरगुजर 
किया कि अल्लाह तआला ने कयामत के दिन भी उनके गुनाहों 


बयानातेः मौलाना तारिक्र जमील साहब... 888 





पर पर्दा डाल दिया और इस उम्मत के नख़रें उठाएं। दूंसरी उम्मतों 
का मुजरिम तौबां करता है तो अल्लाह कहता है कृत्त करो अंगर 
पकड़ा जाए तो कृत्त करो। इस उम्मत का मुजरिम कहता है या 
अल्लाह मेरी तीबा। अल्लाह कहता है जाओ माफ कर दिया। 


पहली उम्मतों के लिए कपड़े गंदे हो जाते तो काट दो, खाल 
पर लग जाए तो खुर्चो-खुर्चो पानी से पाक नहीं होगा। इस उम्मत 
को पानी भी नहीं मिला तो फुरमाया मिट्टी मुँह पर मलकर पाक 
हो जावे। तैय्यमुम क्या है? मिट्टी पर हाथ मारो फिर हाथ मारो 
और चल भाई यह किसी उम्मत को अल्लाह ने नहीं दिया। 

हजरत अम्मार रजियल्लाहु अन्छु को गुस्ल की हाजत हो गई। 
सोच में पड़ गए कि वुज़ू तो यूँ होता है मगर तैय्यमुम का मालूम 
नहीं था। उन्होंने ग़ुस्त्र के तैय्यमुम॒ के लिए यह किया है कि 
कपड़े उतारकर रेत में लोट-पोट होते रहे। जब मदीने पहुँचे तो 
फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम मुझे गुस्ल की 
हाजत हो गई तो मैंने यह किया तो आप सस्लल्लाइ अलैहि 
वसल्लम ने फुरमाया कि गुस्ल के लिए भी दो जुर्बे ही काफी थीं। 
एक मुँह पर और एक हाथ पर। तो तू पाक था। कभी कोई मुँह 
पर मिटटी मलकर पाक हुआ? तुम मुँह पर मिट्टी मलो मैं तुम्हे 
पाक करता हूँ। 


दुनिया की तारीख़ का अनोखा वाकिआ 
एक बदूदू आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 
हलाक हो गया। आपने फुरमाया क्या हुआ? उसने कहा रोजे की 


584 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 
हालत में बीची के करीब चला गया, मेरा क्या बनेगा? आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसतल्लम ने फुरमाया तू गुलाम आजाद कर कफ्फारा 
दे। अर्ज किया मैं सिर्फ इस गर्दन का मालिक हुँ आजाद कैसे 
करूं? मेरे पास कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अतीहि वसल्लम ने 
फरमाया साठ गरीबों को खाना खिला। उसने कहा मुझसे ज्यादा 
गरीब मदीने में है कोई नहीं मैं कहाँ से लाऊँ? फिर आप 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया साठ रोजे रख। उसने कहा 
एक रोजे में चाँद चढ़ाया है साठ रोजों को मै कैसे रखूँगा? कहा 
बैठ जा तेरा इन्तेजाम करता हूँ। वह बैठ गया। इतने में एक 
अन्सारी आया। वह थैला लेकरं आया कि या रसूलुल्लाह! खजूरें 
सदके की हैं। हाँ भाई तुम बैठे हो? फ्रमाया जी हाँ। फरमाया ले 
जाओ और मीने के साठ फुकीरों में बॉट दो। सह मुजरिम है यह 
जुर्माना है और यह तरीका । वह कहता है या रसूल़ुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम खुदा की कसम मदीने में मुझसे ज्यादा 
गरीब कोई नहीं है। यह जुर्माना मुझे ही दे दो। तो हमारे नबी | 
मुस्कराकर फुरमाते हैं जा तू ही ले जा लेकिन यह रिआयत तेरे 

लिए है किसी और के लिए नहां। 


सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम की 


दीन के लिए झुर्बानी 


दुनिया की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि मुजरिम को जुर्माना 
मिल गया हो। यह इस उम्मत के अल्लाह ने लाइ उठाए हैं। इस 
` उम्मत के नख़रे उठाए हैं! क्यों? इसलिए कि यह उम्मत वह काम 


. 


द्यानांतः मौलाना तारिक्र जमील साहब a 
cass 
करेगी जो किसी नहीं किया। यह उम्मत अल्लाह के पैगाम को 
मेकर दुनिया के आख़िर किनारे तक पहुँचाएगी। बयास्सी साल की 
मुदूदत में यह पैगाम मदीने से मुलतान तक पहुँच गया। नेपाल 
और कश्मीर तक पहुँच गया। इस रास्ते में असफेहान में हज़रत 
उमामा रजियल्लाहु अन्हु का इन्तिकाल हुआ। यह हुआ है। कितने 
ऐसे सहाबी रजियल्लाहु अन्हुम हैं जिनके हम नाम नहीं जानते। 
जिन्हें गुजरे जमाने के अंधेरे निगल गए। अल्लाह ही बेहतर जानते 
हैं कि वे कितने थे? | 
यह ऐसा नक्शा बनता है इससे इस्लाम के पौधे निकलते चले 
गए और हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के महबूब सहांबा में 
चन्द हज़ार सहाबा अरब की मुकृद्दस जमीन में दफन हुए बाको 
सब बिखरते चले गए जैसे फूल की पत्तियाँ बिखरती चली जाती हैं 
तो हवा के झोके महकते हैं तो इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसंल्लम के महबूब सझ्ाबा की कुन्रें फूल की पत्तियों की तरह 
बिखरी सारी काएनात के फूल में पौहीद का रस घुल गया। तौहीद 
की ख़ूबसूरत फिजा कायम हुई और महकती, हुई हवा चली और 
अंधेरों में उजाला हुआ। गुमराही में हिदायत का निजाम चला। 
यह इस उम्मत की ख़ासः शान है कि यह अल्लाह के पैगामे हक्‌ 
को लेकर चलते हैं। आपने मिना की वादी में कहा था- 


< rd abs] fi 
मेरा पैगाम आगे पहुँचा दी। 


भईयो! भलाईयों का फैलाना बुराईयों से रोकना, मुहब्बत से 
चलना। एक जमाना था जिसमें लोगों को सख्ती से रोकते थे। 


सरी से रोकने वाले को बुजुदिल कहते है। किसी को करीब 


386 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
मनन न न ननन पल: 8 लय नन-_-_-+4+०7 22272 लय वव20 2255: _ _ 333 कस 


करने के लिए पहले दिल तो दो। 


जुनैद जमशैद का ढाई करोड़ रुपया 


टकरा देने का वाकिआ 


जुनेद जमशैद किस स्टेज का आदमी है? छः साल सिर्फ 
उसको सलाम करते रहे हैं। वह हराम कर रहा है, हमारे सामने गा 
रहा है लेकिन ताकत, हज़म की ताकृत नहीं, छः साल चलते-चलते 
उसने चार महीने लगाए। चार महीने के बाद क्या हुआ? पेप्सी 
वालों ने ढाई करोड़ की पेशकश कर दी। दाढ़ी मुंढा दी, लबनान 
पहुँच गया। लबनान में एक लड़की थी नवाल। उसने कहा था मैं 
गाना गाऊँगी सिर्फ जमशैद के साथ। पेप्सी वालों ने दाना झाला 
और इन्सान कमजोर है फिसल गया। जरा माथे पर शिकन नहीं 
आने दिया औरतों की तरह। 

भाई बात सुनो! बात सुनो! पता चला वड़ गया है। मैंने हाजत 
की नमाज़ पढ़ी, मैंने पचास नफूल पढ़े कि या अल्लाह उसे बचा 
ले! या अल्लाह उसे बचा ले! उसे बचा दे। पता नहीं उसके अन्दर 
क्या आग लगी? लबनान होते हुए फिर उसने बैग उठाया और 
` कराची वापस। फिर टेलीफोन करके राएविन्ड बुलाया तो कहा मैंने 
दाढ़ी मुंडा दी. है। तो मैंने कह्म तो क्या हुआ? तुम आ जाओ 
इन्सान ही त्तो है। बहादुर ही तो गिरते हैं मैदान में। 


दीन डंडे से नहीं फैला 
हमारे पास जादू की पुडिया तो नहीं है कि सब को खिला दी 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 387 





प 


जाए अगर मैं आप सबको कहूँ कि कल तक आप सब आतिम 
बन जाओ वरना सबको लटका दूँगा तो चया यह मुमकिन है? 
अगर आप सबको कहूँ कल तक आप सब डाक्टर बन जाओ 
वरना मैं सबको लटका दूँगा क्या यह मुमकिन है? मुमकिन नहीं । 
क्योंकि डाक्टरी एक लेबल नहीं एक मेहनत है। इसी तरह मैं कहूँ 
कि कल तक तमाम फैसलाबाद वाले ठीक हो जाएं वरना मैं 
सबको लटका दूँगा। यह नामुमकिन है। तक्वा इतना सस्ता नहीं 
है, दीन इतना सस्ता नहीं कि डंडे से आ जाएगा। | 


यह चलने से आता है। रुकने से नहीं जान-माल को खपाने से 
अल्लाह दिल में ईमान की शमा रौशन करता है। फिर दिल में 
ईमान को शमा रौशन होती है तो उसे दुनिया के तेज़ व तंद 
तूफान भी बुझा नहीं सकता। अन्दर रौशन न हुआ तो उसे बाहर 
की कोई ताकत रौशन नहीं कर सकती तो जब कोई कुछ करता 
है तो बहुत से बेदीन लोग दीनदारों से नफरत करते हैं। 


लोगों के ऐबों को छिमाओ जाहिर न करो 


एक सहाबी आकर कहता है या रसूलुल्लाह सल्लस्लाहु अलैहि 
वसल्लम मैंने ज़िना किया है। मुँह से इक्सार करता है लेकिन 
आपने दूसरी तरफ्‌ मुँह इधर फेर लिया तूने जिमा नहीं किया। वह 
इक्रारी मुजरिम पर आप चादर डालमे' वाले और हम दूसरों के 
ऐबों को तलाश करें। यह तबलीगी क्या करते है? ये मौलवी कया 
करते हैं? ये मदरसे वाले क्या करते हैं? भाईयों तुम बर्बाद हो 
जाओगे अगर तुम किसी जानी, शराबी को भी हकीर समझकर मर 


388 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
i नस 5 क5«+स रथ तरस क+५ «परम तन पक 


गए तो सारी नेकियाँ बर्बाद हो जाएंगी। इस स्टेज पर नाचने वाली 
लड़की को भी हकोर समझा तो तुम अल्लाह की निगाह में गिर 
जाओगे। हिकारत कबीरा गुनाह है। यह नेक लोगों के गुनाह बता 
रहा हूँ। हिकारत तकब्बुर को साथ लाती है। हिकारत और 
तकब्बुर बहन भाई हैं अगर मैं किसी को हकीर समझूंगा तो 
_भरकोनन मैं तकब्बुर में मुब्तिला हो जाऊँगा। 

एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे। उनके दो 
साथी भी थे। इतने में उनमें से एक ने हिकारत से पीछे देखा।तो 
इसने मुँह यूँ फेरा और बोला बड़े आए नेक लोग नेक पाक बड़े 
लोगों का इस्तिकृबाल्‌ करते हैं। तूने सिर्फ यह कहा था तो 
अल्लाह ने फौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और “वही” 
आ गई। तेरे भेजे दो आदमी आ रहे हैं एक साथी है तेरा और 
एक दुश्मन मुजरिम है। इस मुजरिम से कहो मैंने सारे गुनाह माफ 
` कर दिए अमल कर और तेरे साथी को कह कि मैंने तेरी सारी 
नेकियाँ खत्म कर दीं तु देखता है मए सिरे से आमाल कर तू क्या 
ठेकेदार है? मेरे बन्दों को हकीर नज़रों से मत देखो, मुहब्बत दो । 


मौलवियों की कुर्बानी 


माईयो!' धक्के देना आसान है लेकिन इन्सानियत नहीं है। 
धक्का देना कौन सा मुश्किल काम है? कोई थोड़ा फुके चाहे 
तबलीगी हौ या मौलवी अगर यह इलम वाले न होते तो तुम न तो 
आज मुसलमान होते और न कुरआन सीनों में होता तो क्या हम 
मुसलमान हैं? तो दुआ कारियों को जिनकी वंख्ाह तीन हज़ार 


| मौलाना तारिक जमील साहब 589 





होती है। दवाई ले सकता है? बेटी | तीन 
हज़ार में शादी हो सकती है। इतनी मामूली तंख़्याह होने पर 
जिल्लत अलग, रगड़े अलग। मौलवी आप तो बड़े लालची हो। 
तंख़ाह बढ़ाने को कहो तो कहा जाता है आपको अल्लाह पर 
तवक्कुल नहीं | 


एक डाक्टर का मौलवी पर ऐतिराज 


यह आज पन्द्रह साल पहले की बात है। हम एक दायत भें 
थे। हमारे साथ एक डाक्टर साहब थे। उन्होंने कहा कोई इमाम 
साहब को समझाए। हमने उनकी तंख़्वाह पन्द्रह सौ की है। वह 
कहते हैं कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। मेरी तंख्ाह बढ़ा दें। बह 
कहने लगे एक साथी करीब ही थे कि डाक्टर साहब आपके एक 
दिन के नाशते का खर्च पन्द्रह सौ है। वह डाक्टर साहब इस 
हकीकत के पर्दा उठने पर ऐसे चुप हो गए कि फिर चूँ भी न 
की। अगर ये लोग न होते तो दीन भी मुश्किल से मिलता। 
समाज में कोई मकाम देने को तैयार नहीं । 


इंजीनियर का इश्काल 


एक दफा मैं अपने डेरे में बैठा था। एक इंजीनियर आ गया 
और कहने लगा तबलीग वाले ऐसे और तबलीग वाले वैसे। जब 
सारी बात पूरी हो गई तो मैंने कहा भाई बात सुनो। यह हुकूमते 
पाकिस्तान बडी जालिम है लेकिन फिर भी वह इतनी रहम दिल है 
अपने बच्चों के लिए कि अगर कोई बच्य सौ में से तैंतीस नम्बर 


390 ` बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 


लेकर आए और सरसठ नम्बर जाए कर दे ती उसको भी पास 
: कर देते हैं। मैंने कहा मेरा मामला अल्लाह के साथ है अगर दस 
बारह नम्बर ले गया तो, में अल्लाह से कहुँगा ऐ अल्लाह मेरी 
जालिम हुकूमत पाकिस्तान भी अपने बच्चों को पास कर देती है 
और मेरा मामला तो रहमान व रहीम अल्लाह के साथ है। 

कयामत के दिन एक आदमी की एक नेकी कम पड़ जाएगी । 
अल्लाह कहेगा कि तेरी एक नेकी कम पड़ गई है। वह कहेगा 
मुबारक है तुझे मेरे पास एक ही नेकी है, दोजख़ में वैसे ही जाना 
है यह नेकी भी तुम ले लो। वह लेकर अल्लह के पास जाएगा 
` ख़ुशी-खुशी कि या अल्लाह मेरा काम बन गया । अल्लाह कहेगा 
किस तरह? वह कहेंगा फलां ने मुझे एक नेकी दे दी। - 


हुस्ने अख्लाक्‌ की करामत 
एक आदमी इस्लामाबाद में मेरे पास आया। दाढ़ी मुंदी हुई, 
आँखें झुकी हुई, उठाए न। मैंने कहा क्यों घबरा रहे हो? मैंने कहा 
खाना लाओ भाई, चाय लाओ भाई । अल्लाह तआला ने कुछ महीनों 
के बाद ऐसा जमाया कि अल्लाह के फुज़ल व करम से हज की 
जमात में दो महीने लगाए। चिल्ला लगाया, मुझ से बड़ी दाढ़ी है; : 
मुझ से बड़ी पगड़ी है, पहले नहीं थी। 


में फाहिशा से सहाबिया कैसे बनी? 


एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे। 


' बरयानातः मौलाना तारिक जभील साहब 89] 
SS रत पकनछ 


एक फाहिशा औरत गुज़ार रही थी। उसने देखा तो कहा औरों को 
पूछता नहीं कैसी बदतमीज़ी है। आपने कहा आ जा तू भी खा 
ले। वह आकर बैठ गई। उसने कहा नहीं-नहीं जो तेरे मुँह में है 
वह मुझे खिला । उसका नसीब ख़ूब है कि आपके मुँह से निकलवाकर 
खाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह का निवाला यूँ 
मुंह में डाल दिया। उसके साथ ईमान भी उसके अन्दर चला गया। 
एकदम ईमान की दौलत मिल गई और इस तरह कहते कि ओ 
बदतमीज औरत तू मुझसे इस तरह बात करती है तो उसकी 
किस्मत में दोजख़ थी। निवाला मुँह में गया और वह सहाबिया 
बन गई। फाहिशा से सहाबिया बन मई। एक और शख्स आप 
कह रहे हैं कलिमा पढ़ लो, कहते हैं महीं पढ़ता, कहा कलिमा पढ़ 
लो, कहते हैं नहीं पढ़ता | सहाबा फरमाते हैं छोड़ो गर्दन उड़ा दों 
और आप सल्लल्लाहु अलैहि बरसल्लम ने फुरमाया नहीं इसको छोड़ 
दो। फिर वहाँ से भागे-भागे गए। गुस्ल़ करके आए और कहा “ला 
इलाहा इलल्चाह मुहम्मदुर॑सूलुल्लाह |” 

हाँ जहाँ तलवार नहीं चलती वहाँ अझ्लाक चलते हैं। में 
तलवार के डर से मुसलमान नहीं हूँ। यह बताना चाहता था कि 
मेरे कत्ल का हुक्म हो रह्म था मैं मुसलमान नहीं हुआ। मैं बताना 
चाहता था कि मुझे तलवार ने नहीं जीता इस कमली वाले के 
अख्ाक ने जीता है। तो यह शफकत और सोहबत, इस तरह 
मेहनत हुई तो उनके दिल खिचे चले आए। करीब आ, करीब आ 
तो मेरे भाईयो! अल्लाह ने हमें यह मुबारक मेहनत दी है। पूरी 
दुनिया में इसको फैला दी। 


892 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
व मल्याला 


सत्ताईस साल से अल्लाह को नाफ्रमानी 
करने वाले की तौबा का वाकिआ 


हम इंगलैंड गए एक आदमी से मिलने। अन्दर आकर बैठे 
उसकी बीवी अंग्रेज थी। उसने कहो हैलो! तो हमने हाथ यूँ कर 
लिए (पीछे कर लिए) तो चह आदमी हमसे इतना नाराज़ हुआ 
कि उसने हमें इतनी गालियाँ दीं कि अल्लाह की पनाह कि मेरी 
बीची की तौहीन कर दी कि तुमने उससे हाथ नहीं मिलाया |- हम 
उसे कैसे समझाएं कि पागल हमने तेरी बीवी की इज्जती की है 
यह तौहीन नहीं थी। उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। सिर्फ 
रगड़ा देता रहा। कौन हो कहाँ से आए हो? ज्यादा पैसा है इधर 
बरतानिया में बेरोजगारी है मैं लोगों को बाँट दूँ कि किसी का 
भला हो जाए। मुँह उठाकर चले आते हैं। एक घंटे ततक बातें 
सुनाता रहा । हम चुप करके सुनते रहे । 

एक बुजुर्ग हमारे साथ थे। मैंने कहा एक मुश्किल मुलाकात 
के लिए जा रहा हूँ क्या करूं? फरमाया रउफुर्ररहीम पढ़ते रहें । 
एक घंटे बाद उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने कहा मस्जिद की 
तरफ चलते हैं तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं आज 
नहीं तो कल । फिर टेलीफोन किया पूछा क्या ख़्याल है आएंगे? 
आ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा आकर ले जाओ 
तो आजाऊंगा। में जब उसको मस्जिद लेकर आया तो उसने कहा 
आज सत्ताईस साल के बाद मस्जिद में आया हूँ। बह लाहौर का 
था। जुमा कोई नहीं, ईद कोई नहीं, सत्तास साल तक कोई 
नमाज नहीं पढ़ी। अगर हम उसकी बदत्तमीजी पर कि हमें गालियाँ 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब... 998 
9 व :--पक--_>_ 





दे रहा है छोड़ कर आ जाते तो वह जहन्नम में जाता। तीन चार 
मुलाकातों में तीन दिन दिए तो रो रोकर मेरे कदमों पर गिरा कि 
मेरी माँ मरी मैं न रोया, मेरा बाप मरा मैं न रोया। मेरी जिन्दगी 
के सारे आँसू निकल गए हैं और आज इस बात को बाईस बरस 
हो गए हैं उसकी तहनज्जुद कृज़ा नहीं होती। मालदार आदमी थां । 
उसका अजीब शीक्‌ था। पन्द्रह लाख की सिर्फ अंगूठी पहनता 
था, सोने की जंजीर पहनता था। सत्ताईस लाख रुपए की जकात 
एक हफ्ते में पाकिस्तान आकर रिश्तेदारों. में बाँटकर चला गया। 
वह दिन है आज का दिन है न नमाज़ कृज़ा नहीं हुई, न रोजा 
कशा हुआ, न तहज्जुद कजा हुई तो मेरे भाईयों यह मुहब्बत से 
लोगों को करीब करना है। जिन्दगी में बदलाव लाना है, तबलीग 
में मुहब्बत है, हिकमत है, बुज़दिली नहीं है जिससे ये नक्शे चजूद 
में आ रहे हैं। 


तबलीग की मेहनत के नतीजे 


मेरे भाईयो! जिन्दगी में पलटा खा रही तो भाईयो! मुबारक 
मेहनत को गनीमत समझो । अल्लाह तआला ने इसको हमारे देस 
में शुद्ध कर दिया । 


हम कुवैत से वापस आ रहे थे। फैसलाबाद के साथियों की 
जमात थी। फलाईट एक घंटा लेट हो गई। हमने कहा फलाईट 
क्यों लेट हो गई? तो उन्होने कहा कनाडा से कुछ पाकिस्तानी आ 
रहे है उनकी वजह से लेट हो गई। हम अगली सीटों पर बैठे हुए 
थे तो कुछ लोग आए नौजवान बीस-पच्चीस साल की उम्र के एक | 


394 | बयानातः मौलाना तारिक्रे जमील साहब 
स 


दो महीं तीस नीजवान। 


टोपियाँ पहनी हुई थीं कहा कि यह सब कहाँ से आ रहे हैं? 
कनाडी की वजह से हमारे जहन में सूट-बूट, पैंट, कोट टाईयाँ। 
ये सब कहाँ से आए? तो हमने कहा जान-पहचान हो जाए। मैंने 
कहा पत्ता करो लगता है ये सब राइविन्ड जा रहे हैं। फिर मालूम 
किया तो मालूम हुआ कि यह सब राइविन्ड जा रहे हैं। छुट्टियाँ 
थीं और जमात में वक्त लगाने जा रहे हैं। 


तो मेरे भाईयो! अल्लाह तआला मे एक माहौल बना दिया है। 
सारी दुनिया के पलटने का रुख़ बन गया है। 


तो मेरे भाईयो! आज हम सब यह नियत करें कि अल्लाह 
तआला की राहों में निकलकर वक्त फारिग करें। ये तबलीगी 
जमात को वकत नहीं दे रहे हैं और हम अल्लाह और उसके रसूल 
को वकत दे रहे हैं। अल्लाह तआता ने इस उम्मत की तबल़ीग में 
इसी के मकसद को रखा है। 


तबलीग में ख़ामोश इन्किलाब आ रहा हैं दिल पलट रहे हैं। 
इस स्टेज में काम हो रहा है। लाहौर में छः स्टेज हैं, पहले तालीम 
होती है फिर इन्टरवल में तालीम होती है। पाँच स्टेज ऐसे हैं जहाँ 
लड़के लड़कियों का हल्का तालीम अलग-अलग लगता है। जमात 
के साथ नमाज होती है। यह ख़ालिद डार जो है ना वह मेरा स्कूल 
फैला है। उस वकत जान पहचान नहीं थी लेकिन तंबलीग की 
वजह से मुलाकात हो गई | एक वक्त वह था की ड्रामा से फारिग़ 
होकर शराब और लड़की की तलाश होती थी और अब यह दौर 
आ गया हे कि लोटे मुसल्ले की तलाश होती है, नमाज़ पढ़नी है। 


बयानातः सौलाना तारिक जमील साहब ह 
लाला पाडा म्या 


उनकी जमात निकलती है तीन रोज़ की बाकायदा कसूर, शेख़ोपूरा, 
गुजरात के बीच में चलते हैं। रात तक तबलीग करते हैं फिर इशा 
करते हैं फिर इशा के बाद ड्रामें करते हैं फिर आकर मस्जिद में 
सो जाते हैं। 


फुनकारा की तोबा का वाकिआ 


एक लड़की के बारे में बताया हमारे साथी ने फैसलाबाद से 
थे। ड्रामे के लिए उसे लाहौर लाते। ड्रामा करके वापस ले जाते 
तो दो दिन तो गाने लगाए चौथे दिन तुम्हारे बयान को कैसेट 
लगाई तो उसने कहा यह क्या लगाया है? तो मैंने कहा अगर 
अच्छा न लगे तो बंद कर दूँ? दस मिनट के बाद मैंने बंद कर 
दिया तो कहा सुनाओ। फैसलाबाद तुम्हारा बयान चलता रहा! 
वापस जाने लगे तो अपनी माँ से कहने लभी माँ मैं ड्रामा नहीं 
करूंगी आज के बांद! माँ ने कहा तो खाएगी की कहाँ से? 

उसने कहा में भूखी मर जाऊँगी लेकिन आज क॑ बाद ड्रामा 
नहीं करूंगी । हमारे साथी ने बताया कि वह लड़की कभी स्टेज पर 
नहीं आई। एक को ऐसे ही करीब किंया। वह आहिस्ता-आहिस्ता 
पीछे हटना शुरू हुई । पहले असमत फंरोशी को छोड़ा फिर बेपर्दगी 
को छोड़ा, फिर सिर्फ ड्रामें पर रह गई, पर्दा शुरू कर दिया, नमाज 
शुरू कर दी और फिर ड्रामा भी छोड़ दिया। फिर एक दिन उसका 
फोन आया कि आज मेरे घर में फाका है लेकिन मैंने कसम खाई है। 

मैं आज भूखी मर जाऊँगी लेकिन दरवाजे से बाहर मरे कदम 
नहीं जाएंगे। यह ख़ामोश इन्किलाब दिल को पलट रहा है तो मेरे 


39 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब _ 


भाईयो! यह मुबारक काम करते रहो। दुनिया भी बनेगी और 
. आख़िरत भी। | 


जुनेद जमशेद की तोबा को वाकिआ 


जुनेद जमशेद खानेवाल में मेरे साथ था जो मेरा जिला है तो 

एक जगह उसे बयान के लिए भेजा । वहाँ उसने गाने-बजाने के 
दौर में गाने गाए थे। आज वह दाढ़ी लकड़ी के साथ। तो उनको 
कहने लगा आप कहते हैं कि संगीत गाना रूह की गिजा है अगर 
गाना बजाना रूह को गिजा होती है तो मैं कभी न छोड़ा, यह 
रूह की गिजा नहीं है, यह रूह को जख्मी कर देता है. यह रूह का 
टुकड़े-टुकड़े कर देता है। यह दूधारी तेज ख़न्जर है जो रूह को 
जख्मी कर देता है अगर गाना बजाना रूही की गिजा होती तो . 
जुनेद कभी न छोड़ता, नहीं यह शैतान का जादू है। जिस पर वह 
जादू करता है और इन्सानियत को बेहयाई की आग में धकेल 
देता है और बेहयाई के हौज में नंगा कर देता है। फिर नंगापन . 
तहजीब बन जाता है। चादर से बाहर आना तहज़ीब बन जाता है 
और घुंघरुओं की छन-छन और पायल की झंकार कानों की मौत 
का सामान बन जाता है। 


शैतानी जिन्दगी. को छोड़ दो 


मेरे भाईयो! इन पर बैठकर रोना चाहिए। वह हमारी बेटियाँ 
हैं, हमारी बहनें हैं। वह गलत हाथों में परवान चढ़ीं, गलत हाथों 
में परवरिश पाई है। उनको किसी ने बताया ही नहीं कि यह न 
कर। फातिमा बेटी थी, जैनब बेटी थी। आएशा एक माँ थी। 





बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब . 3897 


ख़दीजा भी माँ थी। | 
उन्हें बताया ही किसी ने नहीं अगर इनको पता चल जाता है 
तो उनके सिर के बाल कोई न देखता बजाए इसके कि मंजरे 
आम पर अपने जिस्म को सरेआम नचाकर इसकी दावत दें। 
अगर इनको. पता चल जाता फातिमा कौन थी? रुकैय्या कौन 
थी? जैनब कौन थी? सुमैय्या कौन थी? ख़दीजा कौन थी? तो 
तुम उनके बाल भी नहीं देख सकते थे। कैसा जुल्म है अपनी 
बेटियों को नचाकर लज्जत हासिल करना फिर कोई मुसीबत आए 
तो अमरीका को गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं। कोई मुसीबत 
आए बरतानियाँ को गालियाँ शुरू हो जातीं हैं। कोई दुख आए 
यहूदियाँ को गालियाँ, इसाईयों को गालियाँ। ठीक हे वह हमारे 
दुश्मन हैं, शुरू से दुश्मन हैं, साँप का काम इसना है। यह कोई 
नई बात नहीं है। तुम अपना बचाओ करो ।' बिच्छू का काम डंक 
मारना है। 
मेरे भाईयो कोई हमारी नस्ल नाचने में लग जाए क्यों? 
हमारे कारोबार सूद पर होने लगे क्यों? 
हमारी बेटी के सिर का दुपटूटा उतर गया क्यों? 
नौजवानों के हाथों में गिटार आ गए, कुरआन क्यों नहीं 
आया? 
ताजिर पैसे के पुजारी बन गए, सट्टा, झूठ, कारोबार बन गए 
क्यों? दयानतदार अफसर को लान-तान पड़ने लगी। जो 
दयानतादार है उस अफसर का तबादला होने लगा। कभी बच्चे 


को दवाई दिलानी है। पैसा कोई नहीं, हराम खाने वाले के एकाउंट 
भरे पड़े हैं। अल्लाह नहीं है? क्या सी गया है? कया फैसला नहीं 


898 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
[क्क] 


करेगा? कयामत नहीं आएगी? हश्च कायम नहीं होगा? क्या 
जन्नत महीं रही? क्या जहन्नम नहीं भड़क रही? तोबा करो। 


तन्हाइयों में जहन्नम का मुराकृबा करो 


मेरे भाईयो! एक गर्म निवाले ने मुझे चार दिन से तड़पाया 
हुआ है। जहन्नम में ऐसा पानी पीने के लिए दिया जाएगा कि 
जिसका एक लोटा समुद्र में डाला जाए तो सात समुंद्र उवलने लग 
जाएं । हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसा खाना खाने को दिया जाएगा जो 
हलक में फंस जाएया। अरे मैं कैसे समझाऊँ और कैसे बताऊँ कि 
हम किधर जा रहे हैं? 

मेरे भाईयो साल शुरू हो चुका है, महीना ख़तम होने वाला है। 
आज सत्ताइस तारीख़ हो गई तीन दिन बाकी हैं नया साले शुरू 
होने में। तौबा करें। अल्लाह पर क्रुर्बान होना सीखो, अल्लाह पर 
मिटना सीखो। अल्लाह की इताअत में जिन्दगी गुज़ारो और जो 
पीछे गुजरी है अल्लाह से माफी मांग लो। मेरे नबी ने फरमाया 
सबसे थोड़ा अज़ाब किसको होगा जिसके पाँव में जूता होगा, 
टख़ने उसके अन्दर होंगे, आग का जूता होगा जिसकी वजह से 
उसका दिमाग आग की तरह से खौलेगा तो वह कहेगा कि मुझे 
दोजख़ में सबसे ज्यादा अज़ाब हो रहा है हालाकि उसे सबसे थोड़ा 
अज़ाब हो रहा होगा तो दर्दनाक अज़ाब वाले तो खून के आँसू 
रोएंगे। मर्व-औरत सूद खाते हैं, माँ-बाप को तड़पाते, शराबें पीते, 
जिना करते, कतूल करते, नाच-गाने के रसिया होकर, गाली-गलौच 
करके जहम्नम में गए। आखिरी ठिकाना है। 


बयानातः मौलाना तारिक जील साइ `. | 399 हे 
_ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 


उम्मत के गुम में रोना 


इसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा या रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम “हाविया” में मुनाफिक, “हमा” में इसाई 
और “जहन्नमं” कहकर चुप हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम ने फुरमाया बोलते नहीं हो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 
फूरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि. बसल्लम! जहन्नम में 
आपकी उम्मत के गुनाहगार होंगे! वे गुनाहगार जो तौबा के बगैर 
मर गए। हमारे नबी सल्लल्लाह अलैंहि वसल्लम गश खाकर गिर 
गए। यह जहन्नम आँसू शुरू, रोना शुरू, खाना छोड़ दिया, बोलना 
छोड़ दिया और नमाज़ पढ़ाने आते तो रोते हुए आते और रोते हुए 
जाते। तीन दिन गुज़र गए न बात करें न कलाम । 

हजरत अबूबक्र सिदूदीक रजियल्लाहु अन्हु ने ख़िदमत अकृदस 
में हाजिर होकर दस्तक दी। इजाजत चाही। इजाज़त नहीं दी। 
सलमान रजियल्लाहु अन्हु गए इजाजत मांगी। इजाज़त नहीं दी। 
हजरत सलमान रजियल्लाहु अन्हु हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा 
के पास गए। बेटी अल्लाह के नबी का यह हाल है तू जा तुझे 
जरूर इजाज़त मिल जाएगी! 

पूछ तो सही हुआ क्या है? हणरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा 
दौड़ी हुई गयीं। दरवाज़े पर दस्तक दी। पूछा कौन है? कहा 
फातिमा । कहा अन्दर आ जाओ | जब अन्दर दाखिल हुए तो देखा 
कि हमारे नबी जार व कृतार रो रहे हैं। क्या हुआ या रसूलुल्लाह 


- 400 | बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





` सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! मेरी जान आप पर कुर्बान क्या हुआ 
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! क्‍यों रो रहे हैं? आपने 
कहा फातिमा मुझे जिब्राईल ने बताया कि मेरी उम्मत के मर्द व 
औरत जो बगैर तौबा के मर गए उनको जहन्नम में फेंका जाएगा 
कितने नौ नौजवान होंगे जिनको फरिश्ते पकड़ेंगे। वह कहेंगे हाय ! 


अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी 


हाय! मेरी जवानी पर रहम करो। कितने बूढ़े होंगे जिनको 
फरिश्ते पकड़ेंगे तो वह कहेंगे हाय हमारे बुढ़ापे पर रहम करो। 
कितनी औरतें होंगी जिनको नंगा करके जब फरिश्ते घसीटेगें तो 
कहेंगे हाय हमारी देपर्दगी पर रहम करो लेकिन उनसे कहा जाएगा 
जब रहमान ने रहम नहीं किया तो हम कहाँ से करें। 


साल का शुरू है। या अल्लाह! सारे जहान के मालिक हजरत 
हुसैन रजियल्लाहु अन्हु का सिर कट गया और इब्ने जियाद का 
तख्त जम गया। शिमर ने झंडे लहराए और रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्लम के नवासे के टुकड़े-टुकड़े हुए। पलीद शिमर 
कामयाब हो गया देखिए,-पलीद इब्ने जियाद कामयाब हो गया 
और हज़रत हुसैन रजियल्लाह अन्हु अपनी आल-औलाद समेत 
कुन हो गए। जरा इधर देखो। इधर रसूलुल्लाह इस्तिकबाल में 
है, अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस्तिकबाल में हैं, हजरत हसन 
रजियल्लाहु अन्हु इस्तिकबाल के लिए आए हैं, माँ फातिमा 
रजियल्लाहु अन्हा बाहें फैलाए खड़ी हैं, जन्नत सजी हुई है। जन्नत 
के सरदार तो आज आए हैं। सरदार के साथ तो महफिल सजती 


बयानातः मौलाना तारिक जमील-साहब 40] 
है। आज जन्नत इन्तिज़ार' कर. रही है। एक दूल्हा तो आ चुका 
है। आज दूसरा दूल्हा भी आं रहा है। देखने वालों को नजर आ 
रहा है। Os Es 

हुसैन रजियल्लाहु अन्हु का सिर बुलन्द हुआं। उसका झंडा 
लहराया । वह तो ख़ुद आज शिमर से सिर ऊँचा है। उसका सिरं 
झंडे पर नहीं है। उसका सिर तो नेज़े पर है। उसका सिर खुद 
ऐलान कर रहा है। | | 

ख़ौला जब हुसैन रजियल्लाहु अन्हु का सिर लेकरं आया और 
रात को अपने तख़्त के नीचे रखकर बीवी को कहा, 

“आज एक बड़ी चीज़ लेकर आया हूँ।” 

बीवी ने कहा, “क्या लेकर आए हो?” 

हुसैन का सिर लेकर आया हूँ। कहा तेरा बेड़ा गरक हो जाए। 
लोग तो सोना-चाँदी लेकर घर आते हैं। 


करबला के किस्से को या गाकर मत सुनाया करो 

तू आले रसूल में हुसैन का सिर लकर मेरे घर आया है। मेरे 
और तेरे बीच हमेशा के लिए जुदाई है। अब यह छत मुझे कभी 
तेरे बगल में लेटे हुए नहीं देखेगी। रूठकर निकल गई और पड़ौसः 
की औरत को बुलाया कि तू मेरे साथ सो। उसने कहा मैंने देखा 
आसमान से एक नूर आया था जो उसके कमरे में दाखिल ही रहा 
धा और सफेद परिन्दे उस कमरे का, तवाफ' कर रहे थे। चारों 
तरफ वे परिन्दे घूम. रहे थे।. कभी-कभी. अल्लाह तआला गैब से 
पर्दे हरा देता है। - . . ट के 


402 __ बयानातः मौलाना तारिक 'जमीलं साहब 








"फिर कुछ दिनों के बाद अबी ज़ियाद, का भी -सिर कटकर 
आया था तो देखने वालों ने देखा कि नूर नहीं आया था। एक 
सॉप आया जो इन्ने जियाद के मुँह में दाखिल हुआ और नाक से 
निकल गया। तीन बार मुँह में घुसा और नाक से निकल गया । 
अभी कब्र में जाने से पहले देखा गया। अभी वह मरदूद कब्र में 
नहीं गया तो उसके साथ कब्र में क्या हुआ होगा? 
आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से दामन रंगीन 
करने वालों को अल्लाह तआला ऐसे तो नहीं छोड़ देगा। काएनात 
का मुकद्दसतरीन ख़ून बहाया गया। 
और एक कहानी लिखी गई। इसलिए करबला का किस्सा नहीं 

सुनाता । पैगाम सुनाता हूँ पैगाम। मुझ से किस्सा वैसे भी नहीं 
सुनाया जाता। न मेरी हिम्मत है न मेरे पास अलफाज हैं न मेरे 
तीस सब्र का इतना मज़बूत बंद है कि इसको संभाल कर मैं उसे 
सारा किस्सा सुनाऊँ? इससे बड़ा इबरत का किस्सा कोई नहीं है। 
इस किस्से को दसे बार भी सुनकर किसी ने सूद छोड़ा? किसी ने 
गाना छोड़ा? किसी ने दाढ़ी मुढंवानी छोड़ी? किसी बेपर्दा ने पर्दा 
किया? किसी नाफरमान ने माँ के कदम चूमे, किसी ने बाप के 
सामने हाथ जोड़े हों? किसी ने भाई से सुलह कर ली हो? किसी 
हराम खाने वाले ने हराम खाना छोड़ा हो कि कोई तो तौबा 
करता । कहानी बन गया," किस्सा बने गया, अफसाना बन गया 
और गा गाकर सुना दिया और रोने वालों ने कुछ दिन रो लिया 
लेकिन फिर वही रविश, वही सुबह वही शाम | 

` मैं किस्सा नहीं कहता 'हूँ। मैं पैगाम कहता हूँ। किस्सा नहीं 
सुनाता। यह जन्नत का राही है। जन्नत मुन्तजिर थी, जन्नत का 


E बयानात मौलाना तारिक्रे जमील सोहँबं 0 





दूल्हा था। जन्नत में गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के सामने, अली के साथ, हसन के साथ, फातिमा के साथ, जाफर 
के साथ और हमजा शहीदों के सरदार के साथ (रजियल्लाहु 
अन्हुम अजइमईन) । ऊपर इस्तिक्‌बाल हो रहें हैं नीचे मातम हो 
रहे हैं। नीचे नाकामी की दास्तान, ऊपर कामयाबी की दास्तान । 
पैगाम यह है कि. अल्लाह पर मर मिटो। पैसे के गुलाम न बनो 
बीवी-बच्चों के गुलाम न बनो, दरहम और. दीनार के गुलाम न 
बनो, हुकूमत नौकरी चाकरी के गुलाम न बनो। वह करो जो 
अल्लाह चाहता है। वह न करो जो अल्लाह नापसन्द करता है। 


ई pio १ RT hod ON Ulsss >is 


० ०० 





बयानातः मौलाना तारिक्र-जमील साहब 


पत्थर दिल इन्सान ` 


sd gly dy ४१००० ego उरी doh 
नया 5 SU ऊ 3280 ७3०४० 
Di Opp hy Yor YAY Sg 
CFS | 2०४४३ ed ode bay ५ ७.० ५॥ ००५४ ०० ७४ yoy 
0 ५६ बक+ (बीएड थी (०७ Ol ०३०३५ alt | /। 
हल US Lod pis yb ols 
No RT el eT HOU Ce au 3 ॥#ह hn Lal 
mF cre chs ७ ६4 bles Alor yp 05 "० ‘3 
pia le pos ६-०: wg 4 Lae 
मेरे मोहतरम भाईयो और दोस्तो! हम सबसे एक इज्तिमाई 
जुर्म हुआ है, कुसूर हुआ है। इस जुर्म का एहसास भी मिटा। 
अल्लाह तआला ने इस उम्मत को पैगामे हक्‌ पहुँचाने की जिम्मेदारी 
अता फरमाई धी। जितने यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है। 
सब नौजवान नजर आ रहे हैं। एक दिन भी किसी का तबलीग में 
नहीं लगा। तलबीग तो छोड़ो नमाज का एक सज्दा भी कभी नहीं 
किया ¦ | 
अल्लाह करे ऐसा कोई न हो? मगर कया करें। हकाएक ऐसे 
हैं कि नज़र चुराना भी चाहें तो नहीं चुरा सकते। जब मस्जिदों को 
वीरान देखते हैं। बाजारों को आवाद देखते हैं और जवानों के 


बवानातः मौलानां तारिक्र ज॑मील सांहब ः कल 


कदमों की नाच-गाने की महफिलों- की तरफ उठता हुआ देखते हैं 
तो अपनी आँखों को झुठलाना चाहते हैं लेकिन वे मानती नहीं। 
कितने ही जिना कर लिए लेकिन सज्दा जिन्दगी भर नहीं किया। 
मोमिन माँओं ने जना, मुसलमान माँओं की छातियों सें दूध पिया, 
मुसलमान बापों की पुश्त से निकले। एक सज्दा भी जिन्दगी में 


नहीं किया । कितने हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं जो सिर्फ ईद पढ़ते 
हैं, सारा साल छुट्टी । 


अहकमुल हाकिमीन अल्लाह, रब्बुल आलंमीन अल्लाह दिन में 
पाँच बार कहता है। इसमें दो बार कहता है €६/-०॥ ८८ ०3 आ 
जाओ ईट ५ ५० > पाँच अजानें दीं और हम तो अल्लाह को 
नहीं देख रहे। वह करीब है देख रहा है। हमारे इतने करीब है 
६53 ८ ७० ५ ० $ जिन्दगी की रग से ज़्यादा करीब है। 

लोगो! मेरे सामने मुझे कहता है आओ ना मेरे पास और बन्दा 
ऐसा बैठा हुआ है। कोई कैरम खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा 
है, कोई टीवी देख रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई नाप-तोल 
कर रहा है, कोई फाईल लिख रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई 
चाय पी रहा है। 

आओ ना मेरे बन्दे! जो दस बार बुलाने पर भी न आए तो 
उससे बड़ा घमंडी और कौन होगा? नहीं भाई हम तो मिसकीन हैं । 
कहाँ मिसकीन हो? तुमने रब की पुकार पर लब्बैक न कहा। तुम 
से बड़ा घमंडी कौन है? तो मैंने यह कह दिया था कि चाहे उसने 
जिन्दगी भर एक सज्दा भी न किया उसको भी अल्लाह तआला ने 
चुना है और छांटा है। कभी अपने बारे में भी सोचा करो। 





406. | बअयानातः मौलाना. तारिक: जमील साहब 


मैने तुम्हें नबियों वाले काम के लिए चुना है 


ये जो इलैक्शन में जीत जाते हैं उसे लोग वोट देते हैं। वह 
अपने को बड़ा महसूस करता है कि मुझे लोगों ने मेरा चुनाव 
'किया है तो जिसको अल्लाह चुने वह कैसा होगा? लोगों का 
चुनना तो गलत भी हो सकता है मगर अल्लाह का चुनाव गलत 
नहीं हो सकता। तो अल्लाह मेरे बारे में आपके बारे. में, सारी 
उम्मते मुहम्मदिया के बारे में, फरमाबरदार, नाफरमान, किरदार '. 
वाले, आवारा सब मर्दों और औरतों के बारे में अल्लाह तंआला कह 
रहा है €> , मैंने तुम्हें बिना मुकाबले चुना है और €. 
"अजतबा” का मतलब वाजेह होगा एक मिसाल से। आप फल 
की दुकान में जाते हैं। सेब का एक-एक दाना उठाकर देखते हैं 
जो पसन्द आता है उसे इलवाते हैं जो पसन्द नहीं आता उसे 
वापस टोकरी में डालं देते हैं। जो अच्छा लगा उसे डाल लिया। 
जो बुरा लगा उसे वापस कर दिया। मुमकिन है मेरी नज़र ख़ता 
खा जाए। मेरी छांट ग्रलत हो जाए कि मुमकिन है कि मैं सही की 
बजाए कोई ख़राब दाना डाल. दूँ। सो यह सबकी टोकरी से दाना 
दाना देखता है, परखता है, छांटता है फिर उसे तराज़ू में डालता 
है। वह दुकानदार कहता है कि आपने तो :मेरी क्रेट की जान 
निकाल .दी। तो आप कहते -हैं कि अपनी मर्जी का रेट लगा लो 
मगर चीज़ अपनी पसन्द की लूँगा। यह एक मिसाल है। 

अबं अल्लाह इस से पाक है मगर हम समझने समझाने के 
लिए;-बात वाजेह करने के लिए मिसाले लाते हैं। मैं यह कहता हूँ 
कि अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के 





बयानातः 'मौलाता तारिक जमील साहब 407 : 


हाकारा 
सारें: दाने . अपने सामने खड़े कर दिए। फिर ' एक-एक रूह को 
उठाया। उसे सिर से लेकर पाँव, तक देखा, नर की भी, मादा की 
भी; मर्द की भी, औरत की भी सिर से लेकर पाँव तक जो उसकी 
नजरों में जचा. उसे अपने भहबूब की उम्मत में डाल दिया जो 
नज़र में नहीं जचा उसे दूसरी उम्मतों में डाल दिया। 

मूसा अलेहिस्सलाम को दे, ईसा अलैहिस्सलाम को दे, इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम को दे, दाऊद अलैहिस्सलाम को दे, यूशा अतैहिस्सलाम 
को दे दो, हारून अलैहिस्सलाम को दे' दां । | 

जो धसन्द आया उसी के बारे में कहा इसे मेरे महबूब की 
उम्मत में डाल दो। माशाजल्लाह हज़ारों हज़ारों का मजमा है। 
कभी हमने अल्लाह से कहा था कि हमें अपने महबूब का उम्मती 
बना दे। तो हम चुने हुए हैं। हुकूमत के नुमाइन्दे की बेइज्जती की 
जाए तो हुकूमत उसे पकड़ती है, गिरफ़्तार करती है कि यह 
हुकूमत की तौहीन है। मेरे भाईयो इसीलिए जब मुसलमान किसी 
मुसलमान की सौहीन करता है, जलील करता है, मॉ-बहन की 
गाली देता है, गीबत करता है, चुगली करता है तो अल्लाह अपनी 
तौहीन समझता है कि मेरे इन्तिख़ाब में नुक्ताचीनी करता है, ऐब 
लगाता है, मेरे इन्तिख़ाब में कमी निकालता है। 

चाहे. वह. नाचने वाला हो; नाचने वाली हो। चुना उसे अल्लाह 
ही ने है। उसकी ताकत में न था कि वह “ला इलाहा इलल्लाह 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह” का बोल लेकर पैदा होता या होती। इसलिए 
गीबत का गुनाह ज़िना से भी ज़्यादा शदीद है कि शिना इन्सान 
शहतत से मजबूर होकर करता हे और गीबत जल्ला ह. की छाट पर 
ऐतिराज करना है। 


. 408. बयानातः मौलाना तारिक जमील. साहब 
घायला ककण मारात्मक 


तो मेरे भाईयो! हमें अल्लाह 'ने चुना है, छांरा' है, ' मुन्तख 

किया है। ६४५० »«$ तुम्हें चुन लिया है। क्यों चुना है? कि. एक 
नबुव्वत का सिलसिला आ रहा: था। उसे लाकर हजुरत मुहम्मद 
` सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़तम कर दिया और पूरी दुनिया 
के इन्सानों को बता दिया कि इनके बाद कोई नबी नहीं है। यह 
आख़िरी नबी हैं तो सारी. दुनिया के इन्सानों को गुमराही की राहों 
सै निकालकर जन्नत की राहों पर डालना इसके लिए ऐसी उम्मत 
चाहिए थी जिसमें नबियों जैसी सिफात हों। नबी तो न हों, नबियों 
जैसी सिफात हों। . 

वह इस जिम्मेदारी को. उठाए तो इस बुनियाद पर अल्लाह 
तआला ने इस उम्मतः का चुनाव फरमाया। 

सारी उम्मतों में नबी आए ६०» #»5.|४-/» हर कबीले में नबी 
आए। हर कोम में नबी आए। जब हमारे नबी आए तो अल्लाह 
तआला ने कानून बदला। 

LL soll OS oe ls Oi ip esi 5} 
कि यह मेरा नबी आ रहा है। इस पर कुरआन को उतारा है। 


अल्लाह के बन्दों को अल्लाह से मिला दो 


“यह सारी काएनात नज़र आने वाली और पोशीदा सब उसी 
के लिएं है। अब रसूल बनकर आया है। इस कानून का तकांज़ा 
था कि आप आज मौजूद होते। कम से कम नूह अलैहिस्सलाम 
की. उम्र तो मिल ही जाती तो हम भी सहाबी हो जाते मगर अभी 
सवा चौदह सौ सालं शुरू हो रहे हैं। पच्चीसवाँ साल'अब शुरू हो 
रहा है और नूह अलैहिस्सलाम जिन्दा रहे साढ़े चौदह सौ बरस तो 


हे हा = 


` पूरब से पच्छिम और उत्तर से दखिन जितने मर्द वं औरंतं हैं 





हम में: से बहुत से.'सहाबी ही जांते। अल्लाह 'तंआलां ने 'ईतंनी 


थोड़ी उम्र दी सारी) नंबियों :में और काम इंतनां लैम्बां दिया कि 


उनमें तुझे पैगाम पहुँचाना है, जितने जिन्नात. हैं उनको तुझे पैग़ाम 
पहुँचाना है. 


कृयामत के नक़कारे पर चोट पड़ने तक़ जितनी. इन्सानियत. है 
तू ही उनका रसूल है तो, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र, सुलेमान 
अलैहिस्सलाम का. तख्त और ज़ुलक्रमेन का लश्कर देता। आंप 
ख़ुद अपने लश्करों के साथ सुलेमान अजैहिस्सलाम के तख्त के 
साथ, तख्ते. सुलेमान के साथ ज़ुलक्रनैनी लश्करों के साथ. नूह 
अलैहिस्सलाम की उम्र के साथ अमरीका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया में 
खुद फिरते फिराते लेकिन कितनी थोड़ी उम्र मिली । तिरेसठ साल 


पाँच दिन और यह उम्र चाँद के हिसाब से है और अंग्रेजी महीनों 


के हिसाब से इकसठ साल दो महीने और तेईस दिन। और घट 


गए। अँग्रेजी में दस दिन घट जाते हैं। और इकसठ साल दो 
महीने और तेईसं दिन इसको दिनों में तकसीम करें तो बाईस 


अवानातः मौलानां तारिक्रे'जमील' साहब" के 


हजार तीन सौ तीस दिन और छः घंटे दुनिया में आपकी बका का. 


वक्तं है। इसमें जो आपको हुक्म मिला किं उठो। नबी तो नबी 


पेदाईशी होता है। उसका णहूर बाप 


= | ~ [ य ~ 


आपको नबुवात कब मिली ? 
अबूहुरैरंह रजियल्ताह अनह ने पूछा छि क नाल 


३ 


में होता है और हमारे नंबी | 


का मामला तो और भी अलग है।,.. ५. कया ये ३५ ३ 5 


डे 





. नबुव्वत -कब मिली -थी?:तो: जवाब :यह थाः कि चालीस साल की 
उम्र-में; गारे हिरा में, रमजान: केः:महीने में: मिली .थी लेकिन -आपने 
यह जवाब दिया-कि कह 


रू ey ESN om Oo ५४ 5} 


अभी आदम अलैहिस्सलाम की कहानी शुरू भी नहीं. हुई थी 
और मेरा रब मुझे नबी बना चुका थां। - - 


तो इसलिए पता नहीं कब कि कब बनाया था? शुरूआत तो | 
है क्योंकि मख्लूक लामहदूद नहीं होती वरना ख़ालिक और मख्नूक 
में फर्क मिट जाता। फिर वह शुरूआत है कहाँ से? इसे अल्लाह 
के अलावा कोई नहीं जानता। तो नबुव्यत का जहूर हुआ चालीस 
` साल को उम्र में। इक्तालिसवें साल में दाखिल हो चुके थे और 
रमजान का. महीना था और गारे हिरा में हैं और पीर का दिन है। 


जब नामूस-ए-आजम जाहिर हुए जिब्राईल अलेहिस्सलाम तो 
उस दिन से लेकर दुनिया से जाने तक हुए तेईस बरस वह बनते 
हैं आठ हजार और एक सी छप्पन दिन। आठ हजार एक सौ 
` छप्पन दिनों. में सात बरें आजमों को कवर करना है। सातों बर्रे 
आजम के उस वकत के लोग और कयामत तक आने वाले लोगों 
के, लिए ईमान और हक्‌. और दीन के पहुँचाने का निज़ाम बनाया 
है। इतना लम्बा चौड़ा काम देकर ऐसे फूकर की हालत में पैदा 
किया कि दूध पिलाने वालियाँ मुँह फेरकर गुजर गयीं कि गरीब है 
यतीम है, कया मिलेगा? हमें नहीं चाहिए। वह तो हलीमा का 
नसीबं जागा कि उंसकी ऊँटनी भी कमजोर थी, उसकी गधी भी 
कमज़ोर: थी; कि. पहुँचते-पहुँचते देर. हो गई और उसकी ख़ानदान 


_ बयानातःमौलाना:त्तारिक़,जमील साहब 4; 
प्लम यायला 2073332723220.33320923333 220 3 27% .3805 3325: 300:33532205 0 


की और औरतें तेज सवारियों पर पहले ःपहुँची,और सारे. (बच्चे)-ले 


मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


का नूरानी बचपन . . 


दसः बच्चे थे उस वक्त। ग्यारहवें हमारे :नबी। सब चले गए, 
हलीमा भी छोड़कर चली गयीं कि क्या करू लेकर यह यत्तीम, 
गरीब, कुछ नहीं मिलेगा। फिर खाली झोली फिरी और मक्के में 
कोई बच्चा नहीं। उनके ख़ाविन्द ने कहा ख़ाली क्यों जाती हो? 
चलो इसको ले लो। थतीम का ले लो तो फिर दोबारा लौटकर 
आयां । जिसको दाया दूध पिल्लाने को तैयार न उसके सिर पर दो 
जहानों की सरदारी का ताज सजाया जा रहा है। जब आप पैदा 
हए वह शान जो सबसे निराली है। पूरे हमल के दौरान ' हज़रत 
आमना ने आपका वज़न महसूस नहीं किया। कोई हमल की: 
. तकलीफ महसूस नहीं की और हर रात नूर ही नूर आसमान से 
` उतरते हुए नज़र. आते थे और बारह रबिउल अव्बल आम-उल- 
फील पीर के दिन बाइस अप्रैल सन्‌ 57! ई० सुबह चार बजकर 
पैतालीस मिनट पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम: पैदा .हुए 


. की 


मौजिजात ही मौजिजात ४ :- Po कि 


बच्चा जब पैदा: होता हैः तो उसकी ' नाफू माँ की "ऑत से जुड़ी 
होती है। उसकों काटा जाता है। हमारें नबी'जबं पैदा हुए तो 


oh बंयॉनातः मौलाना तारिक जमील: साहवे 
कि नकल « ० OR मम 


आपकी नाफ'माँ'की आँत से जुंदां थी। बच्चे का ख़तूना' बाहर 
किया जाता है। हमारे नबी माँ के पेट से ही ख़तनां करवाकर 
आए। आपका ख़तूना नहीं हुआ। ख़त्ना के साथ पैदा हुए। बच्चे 
को नहलाया:'जाता है। आपे -सल्लल्लाहु अततैहि' वसल्लम पैदा हुए 
तो आपके जिस्म मुबारक पर माँ के पेट की गंदगी का एक जर्रा 
न था। धुले धुलाए पाकं और जैसे ही आपको रखा गया आप 
सल्लल्लाहु अणैहि बसल्लम ने फौरन सज्दे में सिर रखा और फिर 
यूँ सिर उठाया तो सासा कमरा रौशन हो गया और हजरत आमना 
ने सारा जहाँ अपंनी आँखों से देखा। दुनिया सिमटकर सामने आ 
गई । गोदः में लिया परेशान हो गयीं कैस बच्चा है? माँ है, औरत 
है कितने बच्चों को पैदा होते देखा, अपना पैदा हुआ तो हैरान 
परेशान कि यह कैसे है? गोद में लिया, छत ऐसे लगा कि जैसे 
फट गयी है और उसमें एक अबर, धुआँ, बादल कमरे में आत्ता 
गया। सारा कमरा भर गया और एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस 
हुआ कि बच्चा गोद से निकल चुका है और बादल के अन्दर से 
आवाज़ आई: 
AF 2०3 wy deol Lh oe hey 0 Ny db} 

इस बच्चे को पूरब से पच्छिम और उत्तर से दख्खिन तक 
फिरा ताकि पूरी दुनिया देख ले कि यह वह सरदार है, यह वह 
दुल्हा है, जिसका बारात को इन्तिजार था। यह वह जिसके लिए 
यह बिसात बिछाई गयी थी । 

Mp टू कं फल मिनी ८० #०॥ pT (9७४4 ghey 
ings py el ५० )) by २०५०) ho oad} 


_ अयानातः मौलाना. तारिक्र जमील साहब 43. 
झाररम्यामलरससछसापालान्याक्ल्ाार््सकाा्ा दार रा्््यााडा््ाराारा 


LIMO rag shyt ky ०६-०४ drs 
Ls As eae rd 6 I 
“ees BN 

यह एक दूसरी निदा है। इस बच्चे को आदम अहीहिस्सलाम 
के अख्लाक, शीश अलैहिस्सलाम की मारिफत, इब्राहीम व 
इस्माईल : अलेहास्सलाम की कुर्बानी दो, सालेह अलैहिस्सलाम की 
फुसाहत दो, लूत अलेहिस्सलाम की हिकमत दो, इसहाक अलैहिस्सलाम 
की रजा दो, याकूब 'अलैहिस्सलाम की बशारत दो, यूसुफ 
अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल दो, मूसा अलैहिस्सलाम की 
शिदूदत -दो, यूशा अलैहिस्सलाम की जिहाद दो, दानियात्र 
अलैहिस्सलाम की. मुहब्बत दो, इलयास अलैहिस्सलाम का विकार 
दो, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल दो, दाऊद अलैहिस्सलाम की 
शीरीं मीठी सुरीली ज़बान दो, यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़ुहद और 
तमाम सवा लाख अलैहिमुस्तलाम के अख्लाक के सांचे के अन्दर 
उतार दो। . 

चेदा होते ही इतना कुछ मिला तो तिरेसठ साल चार दिन में 
जो परवाज, बुलन्दियाँ रहीं तो उसका मकाम कीन बयान करे? 
कैसे बयान करे, कहाँ से इलम आए, कहाँ से अलफाज आएं। 

अठ्ठाइस हरुफ मिलने से जुमला बनता है। इससे इब्रारत 
बनती है। उससे मज़मून बनता है। मेरे पास अठ्ठाइस हजार हरुफ 
होते-तो. भी अल्लाह -की कसम आपका. मकाम बयान नहीं किया 
जा-सकता था.तो. अल्लाह तआला ने आपको सब से निराला ताज 
पहनाया. नबुन्रत 'का। सारे आलम का नबी बनाया, सारे ज़मानों 
का नबी बनाया. और फिर आख़िरी बनाया। पहले ,मुकम्मिल नहीं. 


पर बयानांतः मौलाना तारिक़  जमीले सांहब 
था हज में मुकम्मिल-'फ्रमाथा। फिर इस उम्मत को जिम्मेदारी 
सोंपी गई। हमने इस जिम्मेदारी को भुला दिया है। 


ख़जर लगे किसी को तड़पते हैं हम अमीर 


यह एक बड़ा जुर्म है। अगर हम इस जिम्मेदारी को निभाने 
वाले होते जुनैद जैसे सब तौबा कर चुके होते और उन राहों पर 
चलते ही न। मैंने आते-आते उसकी कारगुज़ारी सुनी। मैं बहुत 
थका हुआ था। 

रात से बहुत ज्यादा बोझ था। मैंने कहा चलो तुम थोड़ा मेरा 
हाथ बराओ। फिर थोड़ी मैं बात कर लूँगा। मिल जुलकर काम हो 
जाए। न मुझ से बैठा जा रहा है न बोला जा रहा है। तो मुझे 
रास्ते में यह ख्याल आया कि अगर यह उम्मत यह काम करती तो 
सिर्फ यह नहीं कि अपनी हिदायत पर, बाकी रहती बल्कि सारे 
आलम के इन्सानों के लिएं हिदायत के दरवाजे खुल जाते। और 
हम तो भाईयो भूलना भी भूल. गए। एक होता है भूलना कि 
आदमी कहता है एक बात भूल गया पता नहीं कया थी। तो एक 
ववत्त आता है कि वह यहं भी भूल जाता है कि मैं भूला हुआ हूँ। 
_दुनियाः के लिए रहबर बनकर चलना इस उम्मत के लिए इज्जत 
और अजमत है। 

उन्हें नापाकियों से निकालना । उन्हें जिनाकारियों सै चिकालर्कर 
पाकदामंनी का चोला पहनानाः हैं, उन्हें गाने बजाने की महफिलों 
से निकालकर कुरआन के नगमाते से आशना करना उन्हें तबले 
की थाप पर नाचने के बजाए मुसल्ले पर बैठ कर माही दे। 


` अयानातः मौलाना तारिक्रः जमील साहब 45 





आपकी -तरह तड़पना, मुर्गे बिस्मिल की तरहः'तड़पना इस 
उम्मत का. काम था।.यह -इस उभ्मत का -क्राम--धा।:उनको 
सिखाना उन्हें हा-हा,- हो-हो, ही-ही के बजाए'.रातों. को उठकर 
रोना और तड़पना और उसके लिए उन्हे बेक्रारियाँ सिखाना, यह 
इस उम्मत का काम था| | 


मुसलमान जाग जाओ वरना! 


लेकिन भाईयो! हम ऐसा. सोए, हम ऐसा सोए, हम ऐसा भूले 
कि फिर भूलना भी भूल गए। अव क्या कह रहे हैं कि यहूदियों ने 
हमारे साथ यह कर दिया, अमरीका ने यह कर दिया, सारी 
साजिश यहूदियों की हैं, यह सारी साजिश अमरीका की है, यह 
सब साजिश हिन्दुओं की है, सब साजिश फलों की है। 

भाईयो! में उनका कोई वकीले सफाई नहीं हूँ अगर दीवार 
खडी-खड़ी गिर जाए तो मिस्तरी से भी पूछा जाएगा कि यह दीवार 
कैसे गिर गई? बनाई तूने थी। जब बाग़ सूखता है तो मालिक 
नौकरों से नहीं पूछता वह मैनेजर से नहीं पूछता कि यह बीमारी 
क्यों है? क्या इस पर स्प्रे नहीं किया था। वह कहे सन्डी खा गई। 
अरे सन्डी का तो काम ही खाना है, उसका काम ही हमला करना 
है तू कहाँ सो गया था! अमरीका ने यह कर दिया, यहूदी ने यह 
कर दिया, इसाईयों ने यह कर दिया, हिन्दुओं ने यह कर दिया तो 
क्या पहले से नहीं कर रहे? क्या पहले से हमारे बड़े दोस्त थे। वह 
तो पहले से ही यही कुछ कर रहे थे। 

आज क्यों वार चल गए, आज क्यों डाके डले गए, आज क्‍यों 


6. बयानातः मौलाता तारिक जमील -साहव 
न आय <स 3 रन हाहा्याकलर नाताल ह्न 


इज्ज॒तेंलुटः गयीं । ९ च ह जी 
मैं. यह कहतों हूँ कि पहंलें भी नुकसान हुए पर वें बड़े थोड़े 
थे। पहले जाने कुर्बान: होती थीं और जान की कुर्बानी तों मतलूब है। 


मौत से मुहब्बत करने वाले. 


कूफे वालों ने कहां ना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाह अन्ह से कहा 
जब वे आख़िरी खुल्या दे रहे थे। लोग कहने लगे कि हम अभी 
तुझें, तेरे सारे ख्ानदानें को तलवार के नीचे कर देंगे। तो उन्होंने 
मुंस्कराते हुए फुरंमाया 

अरे पागलो! मुझे मौत से डराते हो। मुझे तुम मौत से डरा रहे हो? 

उन्हीं के बहत्तर साथियों में एक का नाम है युसैब बिन ख़ुबैब 
वह कहने लगे कि अल्लाह की कसम! हमारे और हूरों के बीच 
सिर्फ इतना फांसला बाकीं रह गयां कि ये आएं और हमें कृतूल 
कर दें तो उनको मारने से क्या होगा वह मरने के लिए तैयार 
रहते 'हैं। क्या कहा लोगों तुम गवाह रहो न कभी जवानी में मेरा 
दामन दागदार हुआ और अब तो मैं बुढ़ापे में दाखिल हो चुका 
हूँ।न कभी बुढ़ापे में मैने अपने रब को नाराज़ किया। मैं आज 
तुम सबकों गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने हमेशा 'अल्लाह को 
चाहा और उसकी नाफरमानी' से बंचा। गम न करो हमारे औरं 
जन्नते "की हूरों के बीच सिर्फ इतना फासला बाकी रह गथा है 
कि ये बदबंख्त आकर हमें कृतूल कर दें तो उनका मारना कौन 
सी नाकामी है उनकी। वे तो मरने को तैयार बैठे हैं। यह हंमारी 
कोई नाक़ामी. नहीं हमारे मुल्कों पर कब्जे हो गए और हमारी 


बवानातः मौलाना तारिक्रं जमील साहेब है 





नस्ते तबाह 'हों गयीं। अरे इधर तबाह हुए उधर जन्नत में चले 
मए। हमारी नाकामी यह है कि हमारे ईमान पर हमले हुएं और 
हमलावर होने में पहले हम हैं। पहले मुसलमान ने मुसलमान की 
बेटी से जिना किया फिर हिन्दू ने, यहूदी ने, फिर इसाई ने 
किया। पहले मुसलमान ने मुसलमान को कृतूल करके उसकी 
जान को बेकीमत किया फिर काफिर का ख़न्जर धारदार होकर 
चलना शुरू हुंआ। पहले मुसलमान ने मुसलमान के माल को 
लूटा। यह जंग और नवाऐ वकत में पढ़ो ख़बरें, ये जो लूटमार 
कृतूल व गारत के किस्से हैं क्या हिन्दू कर रहे हैं? पहले 
मुसलमान ने मुसलमान को बेकीमत किया है फिर औरों ने भी 
कर दिया। मुसलमान ने गाने बजाने की महफिलों को सजाया, 
मुसलमानों ने शराबों के ठेके लिए। 


शरीफ की बाते 


मैं तुम्हें क्या बताऊँ? मैं बंगलादेश से आ रहा था तो एक 
गोरा मेरे पास बैठा था तो मैंने उसको दावत देना शुरू की। तो 
पह गोरा ऐसे बैठकर मेरी बातें सुनता रहा कोई आधा पौना घंरा 
हो गया बात करते-करते तो पत्ता नहीं मेरे मुँह से कैसे निकल 
गया अभी मुझे न याद है कि मजमून का सियाक व सबाक क्या 
था? शराब का किस्सा छिड़ गया। मैंने कहा हमारा मज़हब बहुत 
पाकीज़ा है। उसमें शराब हराम है। यह इन्सान को बेअक्ल कर 
देती है। वह ऐसे बैठा सुन रहा था। जब मैंने कहा शराब हराम है 
तो वह कहने लगा यह उसका अन्दाज थां। मैंने कहा क्या हुआ। 
षह गार्मेन्टस का ताजिर था। सारी दुनिया में फिरतां था। कहने 


~ 8  __. ययूनातः मौलाना.तारिक्र जमील. साहब 


लगा मैं,सारी दुनिया में फिरता, हूँ अपनी तिजारत में | सबसे अच्छी.. 
शराब मैं कराची में आकर पीता हूँ। हाय अरे भाईयो! उनको दोष 
न दो अपने अन्दर ढूंडो। काफिले के जिम्मेदार से पूछा जाता हैः- 
तू. इधर उधर की न बात कर यह बता काफिला क्यों लुरा 
मुझे रहजनों से यिल्ला नहीँ तेरी रहबरी. का सवाला है 
तू “ला इलाह इलल्लाह” का झंडा लेकर उठा था तो क्यों 
इज्ञतें नीलमा हो गयीं? क्यों मुसलमान के बच्चे गिटार लेकर 
उछलने लगे, कूदने लगे? क्यों मुसलमान बेटियाँ सरेआम नाचने 
लगीं? क्यों सरे बाजार बाजों की सरतान नै दिल की दुनिया .को 
बर्बाद कर दिया । 


मेरे अजीजो! दुनिया में कोई ऐसा है जो दिल के तारों को छेड़ 
सके । दुनिया की कोई आवाज़, कोई साज, कोई सुर ऐसा नहीं है 
जो दिल के तारों को छेड़ ले, जो रूह का बेकरार करे। यह एक 
अल्लाह के पहरे में है। 


यहाँ न गाना-बजाना आ सकता है न औरत आ सकती है न 
शराब आ सकती है। पैसे की खनक सिर्फ कानों तक है। मौसिकी 
की धमक कानां तक है, नजर का चस्का सिफ नज़र के थोड़े से 
कटोरे तक है। मेरे रब की कसम! इनमें कोई चीज़ भी नहीं है जो 
दिल की दुनिया में जाकर आराईश पैदा करे, बेकरारी पैदा करे | 
सिफ कुरआन का नग॒मा है, “ला इलाहा इलल्लाह” कितना बढ़िया 
गीत है जो दिल के तारों में जाकर बजत्ता है। यह वह है जब तारों 
पर जाकर गिरता है तो सारी रूह सिर से लेकर पाँव तक सरापा. 
आवाज़ बन जाती है, सरापा सोज़ व साज़ बन जाती है और 
उसके अन्दर .वह तासीर हैं कि. सात समुंद्रों की मौजें भी उनके . 


ब्रयानातः मौलाना तारिक जमील साहब भ 
म अ निननरपप>9 9 न क न ८ : पर ना -प्रयान+++- मनन 


सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाती और उसमें वह परवाज है कि 
बड़े-बड़े राकेट भी उसके सामने आजिज़ हो जाते हैं। यह सीधा 
जाता है और अपने रब के दरबार में जा पहुँचता है। यह वह 
नगमा है, यह चह कलाम है जो दिल के तारों को छेड़ता है। 
दीवानी दुनिया, पागल दानिशवर जो कहते हैं कि संगीत रूह की 
गिजा है। उनका दिमाग ख़राब है। वह अल्लाह का चैलेंज है। 
सुनो! सुनो! सुनो! ऐ धरती के इन्सानों सुनो। चैन-सकून के लिए 
दौड़ो जितना दौड़ सकते हो। वर्फूपोश, स्याहपोश, सब्जपो श, 
फूलकपोश चोटियों पर दैठकर नज़ारों को दावत दो कि तुम्हारे 
दिल लुभाएं, नगमाँ को दावत दो कि तुम्हारे सीने की वेक्रारी को 
सुकून में बदलें। तुम्हारे दिल को चैन मिला तो मुझे रव मानना । 
मेरा ऐलान है ई +१. ७.५८७१ „£. / 9% दिलों को सुकून सिर्फ 
और सिर्फ तुम्हारे रय की याद में है। 'भाईयो! बड़ा जुर्म हुआ 
अल्लाह की कसम: 
भुद्दत हुई सैय्याद ने छोड़ा मी तो क्या 
तावे परवाज नहीं राहे चमन याद नहीं 

हम भूलना भी भूल। परिन्दे का मासूम वच्चा, शिकारी की 
नजर पड़ी, घासले से उठाकर लाया। पिंजरे में लाकर चन्द किया । 
उसने आँख खोली तो पिंजरा देखा। सुवह की तो पिंजरा देखा, 
शाम हुई तो पिंजरा देखा । 

सुवहें आयीं, रुत वदली, मौसम वदले। उसी में परवान चढ़ा, 
उप्ती कों उसने जहान समझा, 'सी को उसने आशियाँ समझा, 
उत्ती को उसने बुलन्दियाँ समझा, उसके दर व दीवार से वह मानूस 
हुआ, एक दिन आया उड़ना भी भूला, परवाज़ भी भूला, चमन भी 


420 बयानातेः मौलाना तारिक़ जमील साहब - 


भूला, आशियाँ भी भूला। शिकारी को रहम आया। उसने आकर 
खोला. कि जा अपने चमन को उड़ जा तो आगे यह बड़ी सादगी 
से कहता है मुझे उड़ना भी नहीं आता, -अगर मैं उड़ा तो मुझे तो 
पता नहीं कि किस चमन से पकड़कर लाए थे? मुझे याद नहीं 
किस्‌ डाली पर मेरा आशियाना था? मुझे याद नहीं मेरे घर को 
कौन सी राहें जाती हैं? मुझे नहीं पता कौन सी शाख्र पर किस 
पेड़ पर मैं पैदा हुआ था? मुझे बताओ तो सही, भुझे बताओ तो 
सही। आज मेरा और ख़ानेवाल के मुसलमानों का हाल और पूरी 
उम्मत के मुसलमानों का हाल इसी पिंजरे में कैँद पंछी का है जिसे 
कुछ याद नहीं। ऐसे ही मुझे और आपको कुछ याद नहीं है। हमें 
सिर्फ कमाने का पता है, खाने का पता है, पहनने का पता है, घर 
का पता है, दुनिया की चमक नज़र आती है, पैसे की खनक 
सुनाई देती है। इसके सिवा हमें न कुछ पता रहा न होश रहा। 
अब एक आवाज़ आती है लोगों इसलिए नहीं आए हो। तुम 
अल्लाह के पैगाम को दुनिया में पहुँचाने आए हो, तुम रहबर हो 
तुम राही नहीं हो। तुम रहबर हो तुम पीछे चलने वाले नहीं हो 
तुम कायद होः 
हम ख़ुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील 
हम वह नहीं जिनको ज़माना बना गया 

तो आगे कहते हैं उड़ने की ताब नहीं, चमन को रास्ता याद 
नहीं। हमें तो सिर्फ दफ्तर का रास्ता आता है, हमें तो सिर्फ दुकान 
का रास्ता पता है, हमें सिर्फ आम के बाग, कपास के खेत तक 
पता है। आगे हमें कुछ पता नहीं। हम इसीलिए आए हैं। नहीं 
नहीं भाईयो! 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहद 42I 
दुानतिकरमारपाण्््य्डर्नतस्प्ाकारख्ययानासामामायलासाारसाााााााा 


एक दर्द है, एक गम है कि हमने एक इज्तिमाई कुसूर किया 
है कि दुनियाए इन्सानियतं को पैगामे हक सुनाना छोड़ दिया। 
उनको जन्नत की राहें बताना छोड़ दिया । 


वह उलझ गए छोट-छोटे माबूदों में, बन्दों में उलझ गए, पत्थरों 
में उलझं गए, गाने में उलझ- गए, मूर्तियों में उलझ गए, सूरतों के 
सामने गिर पड़े, कृब्रों पर जा गिरे। कूब्रों पर जाकर ख़ाक चाटने 


लगे। हमने कितना बड़ा जुल्म किया कि अल्लाह जैसी हसीन 
हस्ती का उन्हें पता नहीं बताया । 


दुनिया को हुस्न देने वाला खुद कैसा होगा? 
gS 255 (७ 23४3 pod yg a के 

उसका नूर तो चप्पे-चप्पे में फैला हुआ है। पत्ता-पत्ता नूरानी 
उसके नूर से, जर्रा-जर्रा नूरानी उसके नूर से, सूरज का नूर उसके 
नूर से, तारों की झिलमिलाहट उसके नूर से, चाँद की चाँदनी 
उसके. नूर से और पेड़ों की हरियाली उसके चूर से, पानी की 
रवानी उसके नूर से, हवाओं का नसीम बनना उसके नूर से, सबा 
बनना उसके नूर से । | 

मेरे भाईयो! जो इतना साफ हो कि मेरे बन्दे मैं तुम्हें चप्पे-चप्पे 
अपने आपको दिखा दूँगा। आसमान को छूंती हुई चोटियाँ बताती 
हैं कि अल्लाह है, ऊँचाइयों पर उड़ता हुआ उकाब, बे ख़ता लपकता 
उकाब, बल खाता हुआ साँप यह बताता है कि अल्लाह है, रोज़ 
जगह बदलते. टीले और खड़े हुए पहाड़, कभी न जगह. बदलने 


22 बयानातः मौलाना तारिक्र-जमील साहब 
चाले चोटियाँ की झालरों से उछलता हुआ गाता हुआ पानी और 
खिलती हुई कलियाँ और महकते हुए फूल, ख़ुद सुबह-सुबह 
मशरिक जब सफेद जोड़ा पहन कर दुलहा बनता है और शाम को 
जब मग॒रिब सुर्ख़ जोड़ा पहनकर दुल्हन बनती है ऊपर आफताब 
चमकता है और तारों की बारात लेकर चलता है। ये सब कुछ 
बताता है कि अल्लाह है जिसने दुनिया को इतना हसीन बनाया है 
वह मेहमानख़ाना कैसा हसीन होगा? इन्सान कमज़ोर है। उसे कुवी 
का सहारा चाहिए। इन्सान कमजोर है उसे ताकृतवर का सहारा 
चाहिए । यह इसके बगैर रह ही नहीं सकता। तो अल्लाह से कोई 
ताकतवर है नहीं । 
र CPV POT ui} 

अल्लाह तआला के सिवा कवी बादशाह कोई नहीं । 

७-० 4/3 ७% हुकूमत में कोई शरीक नहीं, . 

ई! ५5 „३० हुकूमत की शुरूआत व आख़िर कोई नहीं। 


अल्लाह की तएलीक के शाहकार 


उसकी हुकूमत में जो शुरू नहीं हुई। बगैर शुरू के शुरू। बिला 
इब्तिदा हुकूमत बिला इन्तिहा हुकूमत पानी और खुश्की, अर्श व 
फुर्श में हर एक बिला शराकत वाहदहु ला शरीक हुवमुरान, 
‘a A tog oS bg els lls ol lod 
मख्लूक उसकी, अम्र उसका, रात उसकी, दिन उसका, राही, 
मुंसाफिरि, मुकीम उसके, सदफ़ में पानी' मोती की -शक्ल में बदलने 
में उसके हुक्म का मोहताज, -शहद.-की' मक्खी में फूल का रस 


' अंयांतातः मौलानां तारिक्र जमील साहब... 3 








शहद की शंक्ल में बदलने में, साँप के मुँह में पानी जहर में . 
बदलने में उसी के अग्र का मुन्तज़िर है, शेर के पंजे उसी के हुक्म 
से बने, उसके बड़े-बड़े दाँत उसी रब की तख्तीक्‌ का शाहकार हैं, 
उसका फाइना उसी की 'त्लीक-का शाहकार है, हिरन का छलांगे 
मारते चले जाना मेरे रब की तख़्तीकु का शाहकार हैं, बुलबलु का 
खूबसूरत नगमे सुनाना मेरे रब की तं्लीक्‌ का शाहकार है, 
कोयल. की सुबह की “को-को” मेरे रब की तरख्लीक का शाहकार 
है, बुगलों का कतार बनाकर चलना उसी की तख्लीक का. 
शाहकार है, फूलों का लाल होकर महकना, सफेद होकर महकना 
और कई रंगों का होकर महकना और मोर का फख् से नाचना 
और लाखों किस्म के रंग लेकर माँ के अंडे से निकलना और सिर 
पर ताज सजाना ये सब मेरे रब की कुदरत का शाहकार है। 
किसने मोर को नाचना सिखाया? कौन सी फैक्टरी में मोर का | 
पिरहन बना? किस रंगसाज ने यह रंग लगाया? किस रंगरेज ने 
यह पेंट किया और किस पेन्टर ने इसको यह पेंट अता फरमाया? 


अजाएबात ही अजाएबात 


` यह मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है जो एक ही वक्त में एक 
अंडे से बदसूरत कव्ये को निकाल रह है और दूसरे अंडे से हसीन 
मोर को निकाल रहा है और तीसरे अंडे से झपटने वाले उकाब को 
निकाल रहा है और चौथे अंडे से मासूम कबूतर को निकाल रहा है 
और पाँचवे अंड से वह कछवे को निकाले रहा है और छठे अंडे से 
पह मगरमछ को निकाल रहा है और सातवें अंडे से वह. मुर्गी को 
निकाल रहा क्‍ है और आठवे अंडे से वह चिड़िया को निकाँल रहो है 


424 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
व्यय कफ नल न जय, 


और नवे अंडे से वह फाछ्ता को निकाल रहा है। छोटे-छोट नजर 
न आने वाले अंडो से मच्छर को निकाल रहा है, मक्खी को 
निकाल रहा है, च्युंटियों को निकाल रहा है, पतंगे निकाल रहा है, 
परवाने निकाल रहा है और ये बेशुमार निज़ाम एक वक्त में खरबों 


चीज़ें बना रहा है, खरबों चीज़ें मिटा रहा है, खरबों चीजों को वजूद 
दे रहा है। 


इस सारे निज़ाम में कभी तो मेरा रब ख़ता करता तो फिर वह 
रब कहाँ रहता तो उसने चैलेंज किया ४५,५५)६]- ४५... ८,५७४ “के 
€~ मैं वह रब हूँ जो न कभी भूलता हूँ, न थकता हूँ न चूकता 
हूं। एक पल में, एक वक़्त में एक फैक्टरी में, एक मील में बन 
रहा है उसमें भी यह गलत हो गया, इसे चापस करो। यह ख़राब 
हो गया उसे दोबारा लाओ, यह कन्डम हो गया चलो इसे कचरे में 
डालो। हाय! ऊपर निगाहें, दांए बांए मजदूर, इन्जीनियर फिर भी 
गलतियाँ और हर वकत नियाहें फिर भी यह गलत, वह गलत और 
एक चीज़ बन रही है, एक कपड़ा बन रहा है, एक पेंट हो रहा है 
और एक सेकंड में मेरा रब, “मेरा आका, मेरा मालिक, मेरा मौजा 
इन सब कामों का, बहर व बर, अर्श व फर्श, पूरब व पत्छिम, 
उत्तर व दख्खिन का वाहदहु बिला शरीक अल्लाह बिला शिरकत 
गैर मालिक है। 


ला शरीक अल्लाह, अहद व समद अल्लाह, वाजिद व माजिद 
अल्लाह, हय्यु कृय्यूम अल्लाह, क़ुददूस व सलाम अल्लाह, रहमान 
व रहीम अल्लाह, कहर व जब्बार अल्लाह, मालिक व मुल्क 
अल्लाह, जुल जलाल वल इकराम अल्लाह, गनी व मुगनी अल्लाह 
बकील अल्लाह । 


_बयानातः मौलाना तारिक्र जमील: साहब 425 
आ स चा 
तबलीग भूला हुआ सबक 

सारी दुनिया के इन्सानों को अल्लाह से जोड़ना यह सिर्फ 
तबलीगी जमात का काम नहीं। अगर यह तबलीग जमात होती, 
फिरका होता तो ऐसा मजमा बगैर इश्तिहार के न आता। ऐसे 
लाउइस्पीकरों में यह इश्तिहार हों, इश्तिहार छपे, मस्जिदों में ऐलान 
हों, पता नहीं क्या-क्या हो फिर भी आने वाले न आएं। यहाँ 
बुलाया भी न जाए फिर भी खिंचे चले आएं, दौड़े, भागे चले 
आएं। यह कोई तहरीक नहीं है, यह कोई जमात नहीं, यह तो 
भूला हुआ सबक है जो दिल के पर्दो में था, सीने के अन्दर था, 
रग-रग में था, ख़ून में था, रूह में था, बोटी-बोटी में था, रेश-रेशे 
में था, खाल व बाल में था, रोंए-रोंए में था। यूँ लगा जैसे मेरा 
अपना सबक है जो मुझे याद आ रहा है। खिंचती चली गई 
इन्सानियत, कितने नौजवान बैठे नज़र आ रहे हैं। एक जमाना था 
मस्जिद में बूढ़ों के सिवा कोई नज़र न आता था। बात सुनने के 
लिए दाँत टूटे हुए लोगों के सिवा कोई आने वाला न था। मुझे 
बीस-पच्चीस साल के बीच के लोग 98वें फीसद नज़र आ रहे हैं। 
यह वह हैः-- 

लौट पीछे की तरफ ऐ गर्दिशे अय्याम तू. 


अल्लाह का तार्सफ्‌ कराना हमारा काम है 
यह हमारा सबक है भाईयों! हमने अपने अल्लाह का तार्ूफ्‌ 


करवाना है। अपने मालिक से लोगों को मिलाना है, उनको पैगाम 


ुनाना है कि पूरी दुनिया के .इन्सानों के मसाइत. का हल अल्लाह 


थक ... भ्बयानातः मौलाना तारिक़ जमील॑-साहक 





` के हाथ में हैं। अल्लाह जैसा करीमं कोई नहीं। उस जैसा मेहरबान... 
` .कोई नहीं। आओ भाई उससे सुलह कर लें, आओ. भाई. उसको 
- मना लें। इस पर कोई सौदा नहीं, हर चीज़ उस पर कुर्बान की जा 
'सक्रती है, अल्लाह को नहीं छोड़ सकते, जान . कुर्बान: हो सकती 
है। अल्लाह को नहीं छोड़ सकते। अल्लाह मेरा है तो सब कुछ 
` मेरा है। मेरा अल्लाह मुझे न मिला मुझे कुछ न. मिला! धरती 

गवाह, जमीन गवाह, तारीख़ का पन्ना-पन्ना गवाह, लाईन-लाईन 

लफ़्ज-लफ़्ज, हरुफू-हरुफ गवाह अल्लाह को पाने वाले कभी 


नाकाम नहीं हुए. और अल्लाह को खो देने वाले कभी. कामयाब _ E 


नहीं हुए 


हमारा -तो साल देखो साल शुरू हुआ है! मुहर्रम शुरू हुआ. 
सन्‌ 4425 हिजूरी हमारा साल मुहर्रम से शुरू होता है। जनवरी भी . 
अल्लाह का, मुहरम भी अल्लाह का क्योंकि सूरज भी अल्लाह का 
चाद. भी अल्लाह क्रा तो जो सूरज से निजाम चला वह भी अल्लाह 
का, चाँद से निजाम चला वह भी अल्लाह ही का है। 


उम्मते मुहम्मदिया की फूजीलत | 


और एंक चीज़ जो अल्लाह को पसन्द है वह हमें दे दी है जो . 
ज्यादा पसन्द .है। वह औरों को दे दी। अल्लाह तआला ने सारी 
उम्मतों को कहा कि मुझे एक दिन पसन्द है। तुम ढूंढ लो तो. 
यहूदियों.ने कहा हमें हफ्ता चाहिए, ले लो। इसाईयों से कहा मुझे 
एक. दिन पसन्द है यह बतौर हदीस नहीं बल्कि बज़बाने हाल है। 
` एक, दिन तेरे. रब को पसन्द .है.।.एक दिन. तेरे रब को पसन्द है; . 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 8 । 


ढूंड लो। इसाईयों ने इतवार ले लिया।. 


अब हमारी बारी आई तो अल्लाह तआला ने कहां कलं ये 
ढूंढते-दूंढते गाफिल न हो जाएं, ढूंढते हुए ख़ता न खा जाएं तो 
अल्लाह तआला ने ढूंढने से पहले ही कहा मेरे महबूब मैंने तुझे 
और तेरी उम्मत के लिए जुमा दे दिया। मुझे यही पसन्द है अपनी 
पसन्द मैंने खुद ही बता दी है कि मुझे यह दिन पसन्द है। यह 
तुम्हारे लिए हो गया। आओ ईद मनाओ.। हमारी हर हफ्ते ईद 
होती है । कोई ऐसी नमाज़ है? फरमाया कि जो तीन जुमे जानबूझकर 
छोड़ दे मेरी मिल्लत़ से बाहर होकर काफिर हो जाता है। 





शहादते हुसैन मुहर्रम में क्यों? 


खानेवाल भरा हुआ है ऐसे लोगों से जिन्होंने तीन नहीं 
तीन-तीन सौ जुमे छोड़े हुए हैं। देहात भरे पड़े हैं। 

तो हफ्ता भी अल्लाह का, इतवार भी अल्लाह का, जुमा भी 
अल्लाह का तो जुमा था जुमा हमें दे दिया। 

जनवरी भी अल्लाह का, मुहर्रम भी अल्लाह का। पसन्द मुहरम 
है तो कहा साल यहाँ से शुरू करो। यह साल एक अहद व भैमान 
की याद दिलाता है कि हम अल्लाह के लिए हर चीज छोड़ सकते 
हैं और अल्लाह को नहीं छोड़ सकते | 

हजरत हुसैन रणियल्लाहु अनह की शहादत जिकादा में भी हो 
सकता थी, सफर में भी हो सकती थी और रजब में भी हो सकती 
थी, रमजान में भी हो सकती थी। नहीं-महीं यह मुहर्रम को चुना 
गया, जुमा का चुनाव किया गया कि जैसे ही नया साल शुरू हो 


"428 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 


सारी उम्मत के कान खड़े हों जाएं। हाँ-हाँ अल्लाहः पर सब चीज़ 
-क्रर्बान हो सकती है'पर अल्लाह कों नहीं छोड़ सकते | 

अरे जाएं कहाँ? कुर्बान करोगे? मैं कहता हूँ हराम छोड़ दो। 
अपनी फैक्टी सूद पर मत चलाओ तो कहता है फिर मेरी फैक्टरी 
कैसे चलेगी तो क्या अल्लाह पाक की बात इतनी सस्ती है कि 
एक फैक्टरी पर बेच दें। अरे तुम रिश्वत मत लो तो कहता है 
बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाऊँ? अरे तराजू में सही तोल, वकील 
साहब किसी जानी को बचाने के लिए कलम को मत चलाना, 
किसी कातिल को बचाने के लिए कुलम मत चलाना। बहुत से 
लोगों ने झूठे केस दर्ज करवाए हुए हैं। पुलिस भी शामिल, वकील 
भी शामिल, अरे यह काम न करना । कहता है तो फिर बच्चों को 
रोटी कहाँ से खिलाऊँ, बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊँ? उनकी 
फोस कहाँ से भरु? उनके स्कूल आने-जाने का खर्चा, बिजली का 
बिल कहाँ से भर? बैंकों के चक्कर में सूद में न फँस जाना, 
अशूर अदा करो, ओ जी गुजारा ही नहीं होत्रा। इन सारे सवालों 
का जवाब है दस मुहरम, इन सारे सवालों का जवाब करबला है। 

इन सारे सवालों का जवाव है हुसैन रजियल्लाहु अन्हु जैसी 
हस्ती का सिर कट जाना। दुनिया में उस वक्त उनसे अफजल 
कोई इन्सान नहीं था और सोलह अफुराद आले रसूल में से शहीद 
हुए। उनसे अफज़ल फर्द न था। बाकी तो साथी थे। अब्बास, 
अद्दुल्लाह, मुहम्मद, उस्मान और जाफर ये तो हजरत अली 
रजियज्लाहु अन्हु के बेटे हैं। हज़रत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु के 
भाई दूसरी माँ से थे। 


ब्रयानातः मौलाना. तारिक जमील साहब - | 429. ; 


तो सीधे-सीधे हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु की नस्ल पर 
सीधी तलवार चल रही है। फिर हज़रत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु थे. 
अबूबक्र और अली और अब्ुल्लाह और हसन रजियल्लाहु अन्ह के. 
कासिम और अब्ुल्लाह और मुहम्मद और अब्दुल्लाह बिन जाफर 
थे और मुहम्मद, मुस्लिम बिन अकील, अब्दुर्रहमान और . अब्दुल्लाह . 
और मुहम्मद यह वह चिराग थे जिनके बुझने पर दुनिया अंधेरी हो |. 
गई। सबसे छोटा बच्चा अब्दुल्लाह गोद में है। आख़िर में बाप. 
और बेटा रह गए। कहानी ख़त्म हो रही है। शमा बुझने को है. 
और यह वह शमा है जो बुझकर सूरज की तरह चमकने लगेगी । 
अल्लाह के नाम पर मरने वाला मरा नहीं करते! यह यज़ीद मर 
गया। इब्ने ज़ियाद मर गया। शिमर पलीद मर गया। आखिरी. 

बच्चा अब्दुल्लाह है गोद में है। 

हज़रत हुसैन रज्ियल्लाहु अन्हु की सबसे ज्यादा महबूब बीवी | 
थीं और सबसे ज्यादा उनसे प्यार था। जब कभी वह मैके चली | 
जातीं तो कहते आज तो रात लम्बी हो गई। हज़रत अली ने दो 
बहनों एक सलमा एक रुबाबा एक का निकाह हसन रज़ियल्लाहु 
अन्हु से किया और एक हुसैन रजियल्लाहु अन्हु से किया । दो 
बरस का बच्चा अगर काफिर का भी हो तो प्यारा लगता. है। 
हिन्दू व सिख का भी हो प्यारा लगता है। यंह तो आलै रसूल है 
प्यास से लबे दम है मुर्ग बिस्मिल है। उसको लेकर ऐसे दिलासा. दे 
रहे हैं और उसको चूम रहे हैं और उसे तसल्ली दे रहे हैं। इतने में | 
एक तीर आया और तीन मारने वाला था. इब्ने अल-मौकफ और 





क १3 थयानातः मौलाना तारिक़ जमील सांव 

गासत््््कललह = 
आकर गले के पार हो गयाः। यहाँ: आकर. जाम छलक पड़ा। आँसू 
तो फिर भी नहीं बहे लेकिन उसके खून को हाथों में लिया लप 
भर लिए. और सूँ आसमान की तरंफ उठा दिया कि ऐ मौला! 
अगर तूने अपनी मदद को रोक लिया है तो फिर भी मैं तुझसे 
राज़ी हूँ। तू उनसे इन्तिकाम लेना। | 

-इन सोलह में कासिम सबसे हसीन थे। हज़रत हसन के बेटे 
कासिम सबसे इसीन। जब वह कतूल हुए तो कातिल की आँखों 
'में भी आँसू आ गए। मारने वाले रो रहे हैं। हजरत हुसैन 
रणियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं मेरे बेटे आज तेरे चचा के दुश्मन 
ज़्यादा हो गए और दोस्त थोड़े हैं। आज तेरा चचा बड़ा आजिज है 
कि तेरी. आवाज पर लब्बैक न कह सका। वह क्या दिन होगा जब 
तेरा मुद्दई बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा? 
में वाकिआ नहीं सुना रहा हूँ। वाकिआ मुझसे सुनाया भी नहीं 
जाता । पता नहीं लोग कैसे गा-गाकर सुना देते हैं, अल्लाह ही 
जाने। पैगाम सुना रहा हूँ। पैगाम साल की शुरूआत है भाई। 
आओ. इस पैगाम को सीने से लगाएं कि अल्लाह को राजी करते 
हुए हर चीज कुर्बान की जा सकती है। अल्लाह को कुर्बान नहीं 
कर सकते । 


तेरा रब बड़ा ही मेहरबान है 


मेरा अल्लाह मेरी माँ से ज्यादा मुझ पर मेहरबान है, मेरे बाप 
से ज्यादा मुझ पर शफीक है। मेरे लिए जमीन का फर्श विछाया 
(५-४ ,७ ४} मैं चलता कहाँ? मेरे ऊपर आसमान की छत को 


'# 
+ 
eer न 


` ्यादातः मौलाना -तारिक्रं जमील साहब - | EO 








:: मेरे रब ने ताना € ५५.०५५५ 2५ ५.५५४. ४८.9 सूरज का तन्दूर 
` मेरे अल्लाह ने मुझ -परं धहकाया घरना मेरे. गेहूँ कौन पकाता? 
€ ५०० 7०००» आसमान से पानी मेरे रब ने बरसाया छे ` 
€ *-+]| ~= यरना मेरी ज़मीन उपजाऊ कहाँ से होती? मेरे है 
मा-बाप के .दिल में मुहब्बत डाली वरनाः मेरा पेशाब कौन धोता? : 
मेरा पाख्ाना कौन धोता? मुझे: डाक्टरों के पास कौन लिए. 
फिरता? मेरी एक मुस्कराहट देखने के लिए मेरा बाप सारा दिन - 
रेढ़ी चला रहा है, बूट पालिश कर रहा है, लोगों की गालियाँ सुन : 
है, लोगों की गाड़ियों को धो रहा है और पेसे जेब में डाल 
रहा है। शाम के लिए. बच्चों की रोटी बन गई शुक्र है। यह सब : 
` कौन कर रहा है? क्या बाप अपनी ताकृत से माँ अपनी ताकृत ` 
से? नहीं, नहीं मेरा अल्लाह कर रहा है। मेरे बन्दे मैं तेरा रब हूँ ` 
जिसने तेरी माँ के दिल में तेरा प्यार डाला, तेरे बाप के दिल में 
तेरी शफूकृत को डाला। अगर मैं यह काम न करता तो न माँ तेरे: 
लिए तड़पती, न बाप तेरे लिए ख़ानेवाल के बाजारों में धक्के . 
खाता, रेढ़िया लगाता, बूट पालिश करता । यह मैं तेरा रब हूँ जो 
उन्हें ऐसा बेकरार कर देता हूँ कि तू खाए नहीं तो वे खा नहीं : 
सकते, तू सोए नहीं तो वे सो नहीं सकते। ऐसे रब का बागी 
बनता है, ऐसे हसीन रब का बागी बन जाना, ऐसे मेहरबान: 
अल्लाह को सज्दा न करना, ऐसे प्यारे अल्लाह की रोकी हुई चीज़ों : 
पर 'दिलेर हो जाना। वह कहता है. गाना न सुनना, यह कहता है. 
इसमें क्या हर्ज है, वह कहता सूद म. लेना, यह केहंता है फिर: 
आरोबार कैसे होगाः ` `.  _ ` ¬ 


ह | _ बयानातः मौलाना: तारिक: जमील साहेब” 

- सा तमा >> चल 235 3327-22 
. ऐममेरे: प्यारे नबी की-उम्मत- की. बेटियों? पर्दे में. आ जांओ। 
कहती .हैं लोग क्या कहेंगे पर्दे में हो गए, पिछड़ापन' पसन्द करने ' 
लगे? अरे ताजिर ख्यानत न करना धोका न देना। बच्चों को रोटी: 


कैसे खिलाएं? मेरे ऐसे .शफीक अल्लाह की बगावत, मेरे ऐसे 


मेहरबान अल्लाह की बगावत.जब मैं नुत्फा था तो उसकी मुझ प॑र 
नजर थी, मैं अलका था तो वह मुझे देख रहा था और सिर्फ मैं ही | 
नहीं था बल्कि करोड़ों माँओं के पेट में उस वक्त नुत्फा ठहरा हुआ 


था, करोड़ों अंडों में तख़्लीकु का अमल. चल रहा था, करोड़ों 
मादा जानवरों के पेटों में तख़लीक का अमल जारी था, घोड़ियाँ, 
बकरियाँ, कया शेरनियाँ, क्या बिल्लियाँ, क्या फाख्ताएं तसव्बुर 
करो परिन्दों की मादा, चौपायों की मादा, दोपायों की मादा, तैरने 
वालों की मादाएं, रेंगने वालों की मादाएं, पेड़ों में नर व. मादा, 
फूलों में नर व मादा और ज़मीन य पानी में कितनी मादाएं हैं 

जिनके अन्दर तख्ीक का अमल जारी था। उसमें मैं भी बन रहा 
. था। मेरा रब अगर एक सैकेंड के करोड़वें हिस्से मेरी तख्लीक से 
गाफिल होता तो मेरी आँखें माधे से निकलकर मेरे पाँव में. जा 
लगतीं। में कुन जाऊं उस रब के जिसने माँ कें तीन अंधेरों मैं 


मुझे देखा, मुझे चाहा, मुझे परवान चढ़ाया, मुझे नुत्फे से अलका. 

- बनाया, अलका से मुज॒गा बनाया, मुजंगा से इज़ामा बनाया, इजाम : 
पर लहम लगाया, लहम पर खाल को चढ़ाया, मेरी आँखें बनाई,: 

हि मेरी पलके बनाई, मेरे होंट बनाए, मेरी जुबान बनाई, मेरे: बाल 

. बनाए, मेरे कान बनाए, मेरे हाथ बनाए, “मेरी उंगलियाँ बनायीं;. 

हथेली को बगैर बालों के बनाया, हथेली के ऊपर बालों को पैदा -.. 


`° फुरमाया, मेरे पाँव के तलवों को कैसा बनाया। यहाँ बाल न होने 


है I 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 433 





दिये वरना मेरा बन्दा चल न सकेगा, ऊपर वाल बनाएं नीचे खाली 
रखी और अल्लाह तआला ने घुटनों के वीच में जोड़ बनाए जो 
मेरे रब की तख्लीक की खुली निशानी है। ये आपस में फंसी हुई 
दो हड्डियों नहीं यूँ दो हड्डियों कै ऊपर दो हड्डियाँ खड़ी हुई हैं। 
यह कौन है जो दोनों को आपस में मिलन नहीं देता, टकराने भी 
नहीं देता, मोड़ता है और चलाता भी है, पीछे भी चलाता है आगे 
भी चलाता है, सिकुइने की ताकृत भी देता है, फैलाने की ताकृत 
भी देता है। यह मेरा अल्लाह है। में वना तो वह गाफिल न हुआ, 
मेरी आँख बनी तो उसने ख़्याल किया कि उसकी आँखों का रंग 
किसी और का न बन जाए, कहीं हमशक्ल होने की वजह सा 
शुव्हा न हो जाए, मेरी शक्ल बनने लगी तो उसने ख्याल रखा कि 
मेरी शक्ल किसी और से न मिल जाए कि माँओं को धोका न 
लग जाए। मेरी आवाज बनाने लगा तो उसने ख्याल रखा कि मेरी 
आवाज किसी और के मुशावेह न हो जाए, मेरे फिंगर प्रिन्ट बनाने 
लगा तो उसने ख्याल रखा कि उंगली का निशान और उस पर 
बना हुआ प्रिन्ट और उस पर छफा हुआ छापा किसी और का न 
हो वह उसी का हो। मेरी नाक का नथना बनाया तो सबसे जुदा 
किया, मेरे छोटे से कान बनाए तो सबसे जुदा बनाए तो धरती में 
ऐसे होंट किसी के न बनने दिए, मेरे दाँत बनाए तो धरती में 
किसी के दाँत ऐसे न बनने दिए, मेरी पलकें बमायीं तो किसी 
और को ऐसी पलकें नहीं दीं, मेरी उंगलियाँ बनायीं तो काएमात में 
किसी को ऐसी उंगली नहीं दीं, मेरे माखून बनाए तो किसी के ऐसे 
नाखून नहीं बनाए, मेरा मिजाज बनाया तो किसी का ऐसा मिजाज 
नहीं बनाया, अंधेरे में चलता हुआ आ रहा है तो तारिक जमील 


434 अयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 
BR 5] 


आं रहा हे । अंधेरे में कैसे पता चला? चाल से पता चला वह आ 
रहा है। 


मेस रब और हम उससे बागी हो गए। अरे बगावत करनी थी 
तो अपने आप से करते, अपने खिलाफ बगावत करते, अरे जुलूस 
निकालना था त्तो हुकूमत के खिलाफ .क्यों निकालते हो जैसे हम 
वैसे वे, हम छोटे चोर वे बड़े चोर । 

अपने लिए भी दुआ करो, उनके लिए भी दुआ करो। उनको 
गालियाँ न दो। यह सही नहीं है कि हुक्मुरानों को गालियाँ देनी 
शुरू कर दो। फीज वालों को गालियाँ देनी शुरू कर दो। नहीं-नहीं 
इस किश्ती के डूबने में मैं भी जिम्मेदार हूँ। 


दुनिया इम्तिहान की जगह है सज़ा की जगह नहीं 


आप भी जिम्मेदार हैं। चपरासी भी जिम्मेदार है बादशाह भी 
जिम्मेदार है। कोई भी ज़िम्मेदारी से बरी नहीं है। माँ को गालियां 
देने याले, बाप का गिरेबान पकड़ने वाले, बाजार में बैठकर जुआ 
खेलने वाले, केबिल डिश चलाने वाले हम सब इसके जिम्मेदार हैं। 
ब्याज पर फैक्टरियाँ चलाने वाले, नौकरों को, ड्राइवरों को मॉ-बहन 
की गालियाँ देने वाले क्या ये जिम्मेदारी से बरी हैं? अरे मेरे 
भाईयो! अल्लाह की कसम! बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है 
और मुसलमान को माँ-बहन की गालियाँ देना बड़ा गुनाह है। 

तंख्वाह कम देते हो। तीन हजार | तीन हजार कौन देता है? 
हमारे देहातों में पन्द्रह सौ, बारह सी, एक हजार और जरा सी 
उसने कमी की तो तेरी माँ, तेरी बहन्‌। हाय! हाय! आसमान क्यों 


mm 
व 


ब्रवानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 





टूट पड़ा? जमीन क्यों न फट गई? समुंद्र क्यों न बिखर गया? T? 


 इवाएं पागल होकर बेलगाम क्यों न हों गयीं? कि अल्लाह तआला . ` 


ने दुनिया को जज़ा सज़ा की जगह नहीं बनाया। अगर यह जज़ा 
सजा की जगह होती तो माँ-बहन की गालिंयाँ देने वाले वहीं मसछ 
होकर ख़तम हो जातै। माँ-बहन इतने बड़े तकृदूदुस को पामाल 
कर दिया कि तू पानी वकत पर क्यों नहीं लाया। इतनी सी बात 
पर इतना सस्ता है यह तकदूदुस? | 


| आज अल्लाह कोमनालो 
तो मेरे भाईयो! ऐसे मजमे कम मिलते हैं। अहबाब जमा हैं।: 
में हाथ जोड़ता हूँ साल की शुरूआत है आओ. हम तौबा करें। 
आओ आज हम अपने अल्लाह को मनाएं। पता नहीं कहाँ-कहाँ से 
आए हो? मुझे यह राहत तो हो रही है कि इनमें अक्सर नौजवान 
नजर आ रहे हैं.। नई नस्ल नजर आ रही है। यंह बहुत बड़े हौसले. 
की बात है कि बातिल जितनी मर्जी चालें चल जाए मगर .सुबह हो 
रही हे! रात के आखिरे हिस्से में चाँद भी थककर डूब जाता है। 
तारे भी जाग-जाग कर आँखें मूंद लेते हैं और यूँ लगता है कि 
अब कभी अंधेरों में से रौशनी नहीं निलकेगी। अचानक पूरब से 
रैशनियाँ फूटती हैं और सारी काएनात उजाले का लिबास पहनती 
है। रात भागती हैं. फन सिकोइते हुए, बाल . संमेटती हुई दीवोनों 
की तरह उसे जगह नहीं मिलती, भांगती है। ॒ 
आज रात काली है, तारीक है मुसलमान बच्चे भी नाच रहे 

हैं मुसलमान बेरी भी सरे बाज़ार घुघर की छन-छन और पायल 


'बूड6 ` बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब . 


की झंकार से सरेबाजार नज़ारे की दावत दे रही है मगर इसके 
. साथ-साथ सुबहं भी हो रही है। 


तो मेरे अजीज़ो! मेरे भाईयो! आज हम तबा करें। अपने 
अल्लाह को मनाएं। हमसे अल्लाह हुसैन रज़ियल्लाह अन्हु जैसी 
कुर्बानी नहीं लेगा। वह उन्हीं के लिए थीं। वह बड़े थे और बड़ों 
के साथ तो बड़े इम्तिहान होते हैं। मुझे पता है हम कमजोर हैं। 
अरे हम हराम छोड़ दें हमारे लिए यही करबला है। 


हम झूठ छोड़ दें, माँओं के गिरेबान पकड़ना छोड़ दें, बाप पर 
गुर्राना छोड़ दें, बहनों से लड़ना छोड़ दें, पड़ौसी को सताना छोड़ 
दें, तराजू की नाप-तोल में कमी करना छोड़ दें, सूद के सेविंग 
एकाउन्ट से पैसा निकालकर करंट एकाउन्ट में रख दें, अपनी 
फैक्टरी के कारोबार को सूद से निकालो, नजरें झुकाना सीखो और 
गानों की कैसिटें तोड़ दो, कुरआन सुनो। उसी में जियो उसी में 
मरो । हमारी यही करबला बन जाएगी। अल्लाह जानता है कि ये 
वे लोग नहीं हैं जिन्हें में आजमारऊँ। ये वे लोग नहीं हैं जिन्हें उस 
तरह आजमाया जाए जैसे पहलों को आजमाया गया था। 


मेरे शेर की मुहब्बत को न बसाओ 


याक्रुब अलैहिस्सलाम चालीस साल तक रोए्‌। अल्लाह तआला 
ने मिलाया फिर फरमाया बताओ याकूब क्यों जुदा किया था? 
कहा बताओ क्यों जुदा किया था?. कहा तुम नमाज़ पढ़ रहे थे 
बूसुफ बराबर में सो रहा था। एकदम तइपकर रोया तो नमाज के 
दर्मियान तेरी नज़र यूसुफ पर चली गई क्योंकि मुहब्बत थी याकूब 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 487 





अतैहिस्सलाम बैक्‌रारी की मुहब्बत थी। तो तेरी नजर यूँ गई कि 
यूसुफू क्यों रोया? यूसुफ क्यों रोया? तो बस यहीं पर मैंने कह 
दिया कि मेरा रसूल हो, मेरा नबी हो और नमाज में मेरे गैर को 
सोचे जिन आँखों से देखा है वे आँखें वापस ले लूँगा और जिसको 
देखा है उसको जुदा कर दूँगा। चालीस बरस तक। हम तो बगैर 
किसी वजह के नमाज में इधर-उधर देख रहे होते हैं। हमारे साथ 
तो यह नहीं करेगा, उसे पता है कि ये छोटे लोग हैं। कम अमल 
पर शबाश, ज्यादा बजारी लोग हैं। 






अमल कम शबाश ज्यादा 


मेरा छोटा बच्चा तीन चार साल का है। वह कापी पर ऐसे 
उल्टी सीधी लकीरें मारकर मुझे दिखाता है बाबा कैसा लिखा है? 
मैं कहता हूँ माशाअल्लाह बेटा आपने बहुत जबर्दस्त लिखा है। 
कुछ किया तो शाबाश मिली। अल्लाह की कसम हम इस बच्चे 
की तरह हैं। हमारे पास कोई अमल भी अल्लाह के लायक नहीं 

है। है ही नहीं जिसका दावा कर सके। 
अरे कुछ करो तो सही, (चाहे) मलत करो | करो तो सही। 
मस्जिद को आओ तो सही, सिर झुकाओ तो सही, आँसू बहाओ 
तो सही, अपनी माँ के कदमों में. बैठे तो सही, उनकी दुआएं लेना 

शुरू करो तो सही, अपने तराज़ू तो ठीक करो। 

हम कितने ही बुलन्द हो जाएं फिर मी उस बच्चे की उल्टी 


नहीं है। में जब बाप 
सीधी लकीरों के सिवा हमारे पास फुछ ने 
होकर अपने बेरे की उल्टी लकीरों को कहता हूँ. शबाश बेटा तूने 


हा अयानातः मौलाना तारिक्रं जमील साहब 


पिन VV ™™\ न सन नमन न न न भिन्न पसम्प्प््न्न्स्न्न्स्न्नन्न्चधराचिच्टि = 


बहुत अच्छा लिखा है तो मेरा रब तो ऐसा है कि काएनात में उस 
जैसा कोई मुहब्बत करने वाला नहीं। मैं कहूँगा अल्लाह बस यही 
किया तो अल्लाह कहेगा शबाश! शाबाश! घल जा। 





नाचने वाला और मुसल्ले पर खड़ा 
होने वाला बराबर नहीं हो सकते . |. 

` देखो भाईयो! अगर मुजरिम और आविद बराबर हो जाएं, रात 
का शराबी और नमाजी अगर एक बराबर हो जाए, रात का नाचने 
वाला और रात का मुसल्ले पर तड़पने वाला एक जैसा हो जाए, 
रात का गाने वाला और तहन्जुद में कुरआन पढ़ने वाला अगर 
दोनों के लिए कानून एक जैसा हो जाए तो पागल था हुसैन 
रजियल्लहु अन्हु का काफिला जो ऐसे ही अपनी जानें लुटा गया । 
अगर हुसैन रजियल्लाहु अन्हु और इब्ने ज़ियाद को एक तराजू मं 
रखना था, अगर शिमर लईन, इन्ने जियाद और हुसैन व अब्दुल्लाह 
बिन जाफर रज़ियल्लाहु अन्हुमा और कासिम को एक ही तराजू में 
रखना था तो इतनी दर्दनाक कहानी वजूद में लाने की जरूरत क्या 
शी? अगर रिश्वत वाला और सिर्फ तंख्याह पर गुजारा करने वाला 
पैसे ख़तम हैं बच्चा बीमार है, दवाई चाहिए, पैसा कोइ नहीं, बच्चा 
तड़प रहा है, आँसू छलक रहें हैं और दवा क पैसे नहीं! वह सत्र 
कर रहा है कि बच्चे को हराम नहीं खिलाऊँगा चाहे तू भी मर 
जाए और मैं भी मर जाऊँ अगर इसको और रिश्वत लेनें वाले को. 
अल्लाह ने एक ही तराज़ू में तोलना है तो मेरा रब ऐसा नहीं है। 


किस किताब में लिखा हुआ है? 


ब्यानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब Fe 


` ख़ानदाने नबुब्बत के बहत्तर शहीद 


मेरे बन्दो! बताओ, अल्लाह कह रहा है किस किताब में लिखा 
हुआ है कि रात के मुजरिम और महरम को मैं एक जैसा कर 
दूँगा? अल्लाह बहुत गफ़रुरहीम है। 

जब काफिला चला। बच्चियों का, बेटियों का और हज़रत 
जैनब रजियल्लाहु अन्हा ने प्रीछे मुड़कर देखा तो बहत्तर धड़ पड़े 
थे। सिर कटे हुए थे और उसमें मासूम अब्दुल्लाह -का सिर भी 
करा पड़ा था। अरे जालिमों इसका सिर काट कर क्या लेना था। 
तो उनके मुँह से निकला था। 

जितना रोई उतना दुश्मन भी रोए कि आजा ऐ मुहम्मद मुस्तफा 
तुझ पर अल्लाह का दरूद व सलाम हो। तुझ पर आसमान के 
फ्रिश्तों का दरूद सलाम हो। आ! हुसैन को देख तो सही। आज 
बारात का दूल्हा बना हुआ है। उसने जोड़ा पहना है। बड़ा हसीन 
जो उसके अपने खून से तैयार हुआ है। उसका .ताना-बाना उसके 
ख़ून के क॒तरों से है। 

आज सेहरा बांधकर और दूल्हा बनकर नेज़े के ऊपर चल 
चुका है। आज उसे आजा कट चुके हैं। जिस्म फट चुका है। घोड़ों 
की टापों तले रौंदा जा चुका है। आज तेरी बेटियाँ कैद हैं, तेरी 
औलाद कृतूल हो चुकी है। उनको किसी ने कफन न दिया तो 
हवाओं ने आगे बढ़कर गुबार की चादर में कफन दे दिया। 

इस कहानी को क्यों वजूद मिला? अगर सूद पर कारोबार 
करने वाले और हलाल कारोबार करने वाला एक ही तरह तोल 
दिए जाएंगे तो ये किस्से क्यों वजूद में आए? 


440 बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 





अल्लाह बड़ा ही कृद्रदान है 


मेरे भाईयो! अल्लाह हमारा कृद्रदान है। हमारी एक नेकी को 
दस गुना लिखता है। फिर उसको सात सौ गुना करता है फिर 
उसको बगैर हिसाब कर देता है तो आ जाओ भाईयों हम अल्लाह 
से सुलह कर लें और तौबा कर लें। इस पैग़ाम का नग़मा सीखो । 
इस पैगाम को फैलाने वाली धुन सीखा। कुरआन की धुन हो, 
रहमान का नग॒मा हो फिर इसको लेकर फिरो। महबूबे ख़ुदा की 
जिन्दगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सीखो 
और नबुव्यत वाले अख्लाक की थाली में उसे सजाकर जरा बाजार 
में आओ तो सही। इतने ख़रीदार मिलेंगे कि सिर न खुजा सकोगे। 
धोखा खा गए हम कागज के फूलों को गुलाब बताया गया। 
प्लास्टिक के पेड़ों को चमन बताया गया, रबड़ के फलों को हमें 
असली फल बताया गया। धोखा खा गएं हम। कोई बाजार में 
असली तो फल लाए, कोई बाजार में असली फूल तो लाए, कोई 
बाज़ार में सही आवाज़ तो लगाए, कोई तौहीद का नग़मा तो 
सुनाए, कोइ रिसालत का गीत तो गाए। 


दास्ताने गम 


मेरे रब की कसम गामे वालों को सुनने वाले नहीं मिलेंगे । 
नाचने वालियों को देखने वाले नहीं मिलेंगे पर कोई बाजार में तो 
आए- 
बड़े शौक से सुन रहा था जमाना 
हम ही सो गए दास्तां कहते कहते 


'बयानातः-मौलाना तारिक़ जमील साहब 44] 
जय >> «44444 कमल नम 


हजुरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीजा 
मुबारक, अतहर, मुतहर, अनवर, आजम, अशरफ, अकमल्, आला 


और मुबारक प्यारी जिन्दगी को लेकर सारी दुनिया में फिरना यह 
हमारा काम है। 


ऑसुओं की करामात 


आओ तीबा करें, अकेले भी सब मिलकर भी। साल की 
शुरूआत है। पिछला साल गया । बड़ी काली-काली स्याहियाँ हमारे 
दामन पर लगीं। देखता रहा, धब्बे देखता रहा फिर चुप करके 
अपनी बिसात को लपेरा पिटारी को उठाया और चल दिया। तो 
आओ आज ऐसी तौबा करें सिर्फ पिछला साल नहीं बल्कि पिछली 
जिन्दगी के जितने गुनाह हैं सबको अल्लाह से माफ करवा लें कि 
उसके नजदीक तो एक हाय एक आसू सत्तर बरस के गुनाहों, 
सत्तर हजार बरस के हों आँसू के कतरे पर माफ कर देता है। तो 
आज भाईयो! तौबा करो । 


तबलीग तबलीगी जमात का काम नहीं है। तबलीग़ उम्मते 
मुहम्मदिया का काम है। नमाज़ बूढ़ों का काम नहीँ हर कलिमा 
पढ्ने वाले के माथे का झूमर है। संज्दे का मेहराब हमारे माथे का 
झूमर है। सज्दे की मेहराब हमारे पाँ की पाज़ेब है। अत्तहिय्यात में 
बैठने से जो पाँ में निशान पड़ते हैं। 
रौशन पेशानियां 
यह हमारी पाजेब है। देखना कयामत के दिन कैसा रौशन 


449 बयानातः मौलाना =. बयानातः मौलाना तारिक जमीलं साहेंब जभील साहेब 


होगा? माथां और वहं जगहें जिन पर सज्दों और नमाज पढने में 
निशान पंड़े। कयामत के दिन सूरज की तरह रौशनी उनसे खिल 
रही होगी। तो भाईयो तौबा करते हो? अल्लाह बड़ा करीम है। 


हमारा काम तो बड़ा आसान है। ऊपर अल्लाह बड़ा मेहरबान 
नीचे रसूल बड़ा मेहरबान है। वह ऊपर रऊफ़ुररहीम है, यह नीचे 
रऊणुररहीम है। हम दो रऊफुररहीम हस्तियों के बीच हैं। काम 
बड़ा आसान है कि बस तौबा कर लें। 


अल्लामा असफेहानी रह० फुरमाते हैं कि मैं कब्र मुबारक पर 
बैठा पढ़ रहा था। यह वह दौर था जब गुंबद न था, रौज़ा न था। 
दूसरी सदी या तीसरी सदी का दीर है। कहीं जमाना देखा न ही 
किसी किताब में पढ़ा। अन्दाजा बता रहा हूँ । 


देहाती के दर्द भरे अशआर 


एक बदूदू आया और आकर कहने लगा ५५०) ५५५५.४ ७५... } 
ई॥ सलाम पेश किया फिर कहने लगा आपके रब का फरमान है 
3३ ...- ४-४ +} तक कि मेरे महबूब अगर सेरी उम्मत्त 
गुनाह करके तेरे पास आ जाए और मुझ से माफी मांगे और तौबा 
करे और साथ में तू भी सिफारिश करे तो मैं उनको माफ कर 
दूँगा । यह कुरआन की आयत है। तो कहने लगा मैं आपके पास 
आया हूँ गुनाहों का इक्रार करके तौबा करके माफी मांग के और 
आपको सिफारिशी बनाता हूँ। आप अपने रब के दरबार में 
सिफारिश करें कि मेरे गुनाह माफ कर दे। इसके बाद उसने चार 
शे'र'पढ़े। इनमें दो शे'र आज भी जाली मुबारक के जो दो सतून 





तारिंक्र जमील साहब 





हैं दांए बाएं इन पर आज भी लिखे हुएं हैं। और अल्लामा नुव्वी 
की किताब मजमुआ में लिखे हुए हैं। ये दोनों बड़ी मजबूत 
किताबें हैं। उनमें यह वाकिया लिंखा हुआ है तो उसने शे'र पढ़ा- 

ऐ वह हस्ती! ऐ वह मुबारक जात! जिसके कब्र में जाने की 
बरकत से जमीन का अन्दर भी मौत्तर हो गया और जमीन का 
बाहर भी मौत्तर हो गया। वादियाँ भी ख़ुशगवार हो गयीं, चोटियाँ 
भी खुशगवार हो गयीं। मेरी जान कुर्बान हो इस कब्र पर जिस पर 
आप आराम फुरमा रहे हैं कि आपके साथ आपकी सख़ावत भी 
मौजूद है, आपकी बरकत भी मौजूद है, आपका दरगुजर करना भी 
मौजूद है, आपका आला जरफ़ भी मौजूद । 

ये दो शे'र और भी लिखे हुए हैं। 

जब पुलसिरात पर कृदम इगमगा रहे होंगे और पत्ते पानी हो 
रहे होंगे। उस वक़्त आपकी शफाअत का आसरा है कि हम पार 
हो सकेगें। हमारे पास कोई अमल नहीं जिस पर भरोसा करके 
उसको पार भेज सके । जब उम्मते मुहम्मदिया पुलसिरात पर 
आएगी तो मेरा नबी कहेगाः- | 

i lusts एके 

ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत को पार लगा दे। अरे मेरे भाईयो जो 
पुलसिरात पर न भूला, जो दुनिया से जाने के बाद न भूला, जो 
दुनिया से जाते वकत न भूला उसकी सुन्नतों को [ जिब्ह कर दिया 
इमने। कौन सी शादी है जिसमें ढोल नहीं बजता, नाच नहीं होता। 
अरे भाई क्या कर हो? अरे बच्चें हैं जरा खुशी कर रहे हैं। हाय 
तुमने रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु असैहि वसल्तम को भी खुश करने का 
सोच लिया होता। तुमने अपने बच्चों को तो खुश किया मगर उसं 


444 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 





महबूब को नाराज़ कर. लिया जो क्‍ तुम्हारे लिए आँसू बहाता गया । 


आपकी नसीहत मुलाजिमों से अच्छा सुलूक करना 

हमारी मुहब्बत मतलब की है। बीवी बात न माने तो सारी 
मुहब्बत नफरत में बदल जाती है। औलादें नफरत करतीं हैं और 
जिन ओलादों को पाला है वे भुरनि लगीं तो माँ-बाप नफरत करने 
लग जाते हैं। हमारी सारी मुहब्बतें मतलब की हैं। मेरे महबूब को 
मेरे प्यारे नबी को उम्मत से प्यार बगैर लालच के था। सिर्फ 
सहाबा से नहीं थाः।. जाने से एक हफ्ता पहले अद्दुल्लाह बिन 
मसऊद राभियल्लाहु अन्हु हाजिरे ख़िदमत हुए । आँखों में आसू आ 
गए । आपने फुरमाया वक्त आ चुका है। मेरा तुम्हें आखिरी सलाम 
हो। मेरे बाद मेरी उम्मत आए उन्हें भी कहना कि तुम्हारा नवी 
तुम्हें सलाम कह गया था। क्‍ 

गुलाम, मुसलमान, ड्राइवर, बावची, घर के काम करने वालों से 
अच्छा सुलूक करना। कितने हैं जो नौकरों का एहतिराम करते हैं? 
कितने हैं जो गुस्से में अपने को गाली से बचाते हैं? आख़िरी 
दसीयत्त भी पारा-पारा कर दी। 


दोजूख़ की चीख ` 
और पुलसिरात आ चुका है। जहन्नम आ चुकी है, जन्नत आ 
चुकी है और काएनात थर-धर काँप रही है, अर्श सिर पर आ 
चुका है, फरिश्ते तराजू थाम चुके हैं। वह हिल रहा है और सबके 
दम घुर रहे हैं। एकदम दोजख़ एक चीख मारेगी। इस चीख़ पर 
बड़े-बड़े इन्सान मुँह के बल गिरेंगे, फुरिश्ते गिरेंगे और सालेह 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 445 
प्क आ 


अमल रखने वाला इन्सान भी एक वकत यूँ कहेगा कि आज मेरी 
निजात नहीं। बेसाख्ता नबी पुकार उठेंगे 


अबिया और जहन्नम का ख़ौफ्‌ 
आदम अलैहिस्सलाम पुकारेंगे नफ़्सी-नफ़्सी, 
शीश अलेहिस्सलाम पुकारेंगे नफ़्सी-नफ्सी, 
नूह अलेहिस्सलाम पुकारेंगे नफ्सी-नफ्सी, 
इदरीस अलैहिस्सलाम पुकारेंगे नफ्सी-नफ्सी, 
सालेह अलैहिस्सलाम पुकारेंगे नफ़्सी-नफ़्सी, 
हूद अलैहिस्सलाम पुकारेंगे नफसी-नफ्सी, 
शुऐब अलैहिस्सलाम पुकारेंगे नफ्सी-नफ़्सी, 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोलेंगे नफ़्सी-नफ़्सी, 
लूत अलैहिस्सलाम बोलेंगे नफ्सी-नफ्सी, 
हारून, मूसा, यूशा अलैहिमुस्सलाम बोलेंगे नफ़्सी-नफ़्सी; 
याह्या जकरिया अलैहास्सलाम बोलेंगे नफ़्सी-नफ्सी, 
दाऊद, सुलेमान अलैहास्सलाम बीलेंगे नफ़्सी-नफ़्सी, 
दानियाल अलैहिस्सल्ताम बोलेंगे नफ्सी-नफ्सी, 
ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे नफ़्सी-नफ़्सी या अल्लाह मैं अपनी 


माँ मरयम का भी सवाल नहीं करता। मेरी जान बचा। मैं और 
आप किसको याद करेंगे? 


446 बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 





और इधर देखो, इसकी सुनो जो इस सारे मजमे में, सारे 
महश्र में, इन सारे मर्दों में, इन सारी औरतों में, नबियों में, रसूल 
में, फरिशतों में एक हस्ती है जिसकी धुन निराली है, जिसकी आहे 
निराली हैं, जिसकी सोज़ और है, जिसकी दुआ और है, जिसकी 
पुकार और है, उसके हाथ' अर्श की तरफ उठे हुए हैं और 
नफसी-नफसी नहीं कह रहा है। वह कह: रहा है! 

“या रब्बी उम्मती-उम्मती”, “या रब्बी उम्मती-उम्मती” 

मेरे मौला मेरी उम्मत बचा, मेरे मौला मेरी उम्मत बचा | 

नहीं बचाना फिर भी बचा ले। मेरी उम्मत को माफ कर दे! 
नहीं करना है फिर भी माफ कर दे। मैंने क्या बदला दिया? मैंने 
तेज़ धार का ख़ंजर उठाया और उसकी सीरत पर भी वार किया 
और उसकी सूरत पर भी वार किया। उसे हुकड़े-टुकड़े करके बखेर 
दिया । 

हाय ऐसे वफा करने वाले से जफ़ा कर गए। पुलसिरात पर से 
गुजर रहें हैं और कह रहे हैं &......... ८०) ॐ अल्लाह मेरी उम्मत 
को पार जगा दे! तो वह बद्दू कह रहा है आपके तुफैल ही से तो 
पुलसिरात्त पार होगा। | 

या रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलेहि वसल्लम मैं अबूबक्र, उमर 
. रजियल्लाहु अन्हुमा को भी नहीं भूल सकता। उनका भी उम्मत 
पर एहसान है। मेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबूबक्र 
रजियल्लाइ अन्हु और उमर रजियल्लाहु अन्हु पर सलाम हो और 
होता रहे और पहुँचता रहे और चलता रहे जब तक लिखने वाले 
का कुलम लिखता रहे, अदीब का अदब शहपारे बखेरता रहे, जब 


बयानातः मौलाना तारिक जमील .साहब 447 
FS पासकलम पंप कक ८959८ ८+क«८०++नममारमम इस नह-०» -- आकर "रात २-८८ पर :८परर पल 
तक कागज कलम चलते रहें, कापियाँ दफ्तर स्थाह- होते रहें या 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! मेरा आपको सलाम 
पुँचता रहे। आज भी उस बदूदू का सलाम हुजूर को जा रहा है 
कि कलम चल रहे हैं, कापियाँ ख़तूम हो रही हैं और रजिस्टर 
काले हो रहे हैं। 


शराब के जाम 


अल्लाह तआला ने ऐसा हुस्न व जमाल उनको बख्शा है कि 
एक हाथ में जाम दूसरे हाथ में सुराही होगी। कहेंगी कि यह ले 
तूने अपने आपको हराम से बचाया। आज इम पिला रहे हैं। एक 
इससे ऊपर का दर्जा है वह तो साकी भी निराला है और महफिल 
भी निराली है और आलम भी दोबाला वाह! वाह! क्या होगा? 

gb US pty png} 

वहाँ अल्लाह ख़ुद डाल कर पिला रहा होगा। आ जाओ मैं 
पिलाता हूँ। वाह! वाह! साकी अल्लाह जाम तसनीम हो। तसनीम 
जन्नतुलफिरदौस की शराब है जो दूसरे जन्नतियों को नहीं 
मिलेगी। सिर्फ जन्नतुलफिरदौस वाले पिएंगे। थोड़ी सी मिलावट 
करके बाकी जन्नतियों को दी जाएगी लेकिन फिरदौस वालों को 
ख़ालिस पिलाई जाएगी ! 


ई _ Uys] UH prs CaF PI २ RE 


नीचे वालों को मिलावट करके ऊपर वालों का ख़ालेस दी 
जाएगी । 


448  _______ चनाः भौलाना तारिक जपील साहँवं . 





` “हाँ शराब तंसनींम है, जाम फिरिंदौसी है, साकी अल्लाह है। 
अब' मैं इसको कैसे बयान करूं? और आप कैसे समझें? तो जब 
अल्लाह कंहता है यह न करो तो मुफ्त में नहीं कह रहा है बहुत 
कुछ दे. रहा है। कहा जिना न करो मुफ़्त में नहीं कह रहा है मैं 
तेरी शादी करूंगा 


जन्नत की हूर “लाएबा” का हुस्न 


०-४ + ५७७= 73 में तेरी शादी करूंगा जन्नत की हसीन 
लड़कियों के साथ। जन्नत में. एक हूर है जिसका नाम “लाएबा” 
है। वह ऐसी हसीन है जिस पर ख़ुद जन्नत की हूरें आशिक हैं। 
मुश्क जाफरान, अंबर, काफ़ूर से बनी है। और जन्नत .की हूरें 
अगर हमें उसका हुस्न -पता चल. जाए तो कुछ तेरे लिए कूर्बान 
कर दें। पर मुश्किल यह है कि वह नज़र नहीं आ सकतीं अगर 
नज़र आ जाएं तो हम सह नहीं सकते, मर जाएं। लाएबा खेलने 
- वाली अपने ख़ाविन्द से लाड करने वाली । उसके माथे पर लिखा 
हुआह। | 

som onl (4४०० ०४२७०] 3 | 
` जो मुझ से शादी करना चाहता है। मेरे रब को राज़ी करे। 
मुझे राजी करे। जो मेरे रब को राज़ी करे में उसकी हूँगी। जन्नत 
की औरतें पैदा नहीं होतीं जैसे दुनिया की औरत का बच्चा, बच्ची 
पैदा होती है। वह ढकी हुई है। उसके अन्दर मुश्क, अंबर 
५ जाफ्रान, काफ़ूर मिलता है जैसे आटा गूंधा जाता है मशीन में यूँ 
. चलता है। एकदम से अल्लाह का नूर आकर उसमें पड़ता है तो 


दवानातः मौलाना तारिक जमील साहब ठ 
Fr 


उसमे से जन्नत की हूर तैयार होकर बाहर निकलकर आती है। 
अल्लाह तआला ने उसे सी-सी जोड़े पहनाण, उत्तके चेहरे पर अपने 
मूर की तजल्ली डाली। अब अरवा खरवॉ साल भी उसका हुस्न 
मांद नहीं पड़ेगा, दमकता जाएगा, चमकता जाएगा, महकती 
जाएगी न हुस्न म॑ कमी न नाज़ च अन्दाज में कमी आएगी और 
हर नजर में पहले से बहतर गुना हसीन हो जाएगी। जव यह 
निकलकर बाहर आती ह तो उनको ख़ेमा में विठाया जाता है। 
फिर ये मिलकर गाने लगती हैं। 


सत्तर साल तक गाना सुनने वाले कौन? 


एक दफा जुनैट जमद कहने लगा कि हमारा गाना होता है 
साढ़े तीन मिनट का । लोग ख़ुश होते हैं तो हम एक गाना गाते हैं 
तो दस मिनट आखिरी इद हैं। मैंने कहा तुम्हारा- लम्वें से लम्बा 
गाना दसत मिनट का और जन्नत का छोटे से छोटा गाना सत्तर 
साल और कीन सुनेगा? अल्लाह पाक ऐलान करेगा मेरे वह बन्दे 
कहाँ हैं जो ख़ानेवाल में गाना नहीं सुनते जो दुनिया में गाना नहीं 
मुनत्र थै? 

कहँ हैं घह बन्दे जो दुनिया में गाना नहीं सुनते थे। आओ 
आओ आज सुनो! अपने रहमान की जन्नत में और एक आदमी 
ऐसा बैठा होगा, यूँ लेटा होगा, यह उसका हाथ होगा! दो 
लड़कियाँ ऐसे चैठी होंगी और दो सिरहाने में फिर उनसे कहेगा मैं 
खानेवाल में गाना नहीं सुनता था अल्लाह ने हराम किया हुआ 
था। वे कहँँगी तुम ने किस गंदी चीज का नाम लिया आओ हम 


450 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





तुम्हें जन्नत के गीत सुनाते हैं। वह ऐसे ही बैठा होगा और दूसरी 
` तरफ दो पाँव की तरफ बैठी होंगी। वह एकदम सिर उठाएंगी 
` उसके साथ पेड़ सांज बन जाएगा, हवा मौसिकार होगी, पेड़ सांज 
होगा, हूर की आवाज़ होगी। ये तीन मिलकर शुरू होंगे तो सत्तर 
बरस तक गाएंगी । 


जन्नत के खूबसूरत परिन्दे 
और वह आदमी यहाँ से न सो सकेगा। इसी में मस्त पड़ा 
हुआ है। वह जब चुप होंगी, यह नहीं कहेगा चुप हो। जिस चीज . 


से अल्लाह ने रोका है आगे उसकी कीमत लगाई है। मुफ्त में नहीं 
रोका । करो तो सही, हराम न खाना, क्यों खाने तैयार हैं तेरे लिए 
CRs sb ७०% 
फल आ रहे हैं, झुके हुए, पके हुए, लटके हुए, सजाए हुए 
छिलका कोई नहीं। खाओ पाख़ाना नहीं, पियो पेशाब नहीं। परिन्दे 
उडते हुए आ रहे हैं, जानवर भागे हुए आ रहे हैं। हमें आप 
खाएंगे? परिन्दे आ रहे हैं, हमें आप खाएंगे? परिन्दों में मुकाबला 
हो रहा है। यह कहेगा मुझे खाओ, वह कहेगा मुझे खाओ, तीसरा 
कहेगा मुझे खाओ, चौथा कहेया मुझे खाओ। एक कहेगा मुझे 


.. खाओ मैं जन्नतुलफिरदौस की घास खाकर आया हूँ, सलसबील के 


चश्मे से पानी पीकर आया हुँ। एक तरफ से कबाब खिलाऊँगा । 
मुझे खाओ। अपने फ॒ज़ाईल खुद बता रहा है। मुझे खाओ क्योंकि 
उन्हें पता है कि मरना कोई नहीं। यहाँ तो अपने घर में मुर्गी 
` उसके अंडे से बच्चा निकला, उसको दाना खिलाकर परवान 


बयानातः मौलाना तोरिक़ जमील साहब... जी 





-चढ़ाया। अब उसे जिब्ह करने के लिए ले गए। 


जन्नत के लजीज खाने 


और यहाँ बड़े मजे हैं। वह खुद आर रहे हैं। आप हमें खाएं, 
आप हमें खाएं। उन्हें पता है कि खाने के बाद हम ख़ुद जिन्दा हो. 
जाएंगे। मौत नहीं है। फिर जब कहेंगा खिलाओ तो अपने पर | 
'फैला देगा। सत्तर हजार होंगे फिर उनको ऐसे-ऐसे करेगा तो हर 
पर से खाने की एक. किस्म गिरेंगी। सत्तर हजार किसमें खाने की . 
एक परिन्दे की खाएगा। खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। हर. 
लुकमे की लज्जत पहले से बढ़ जाएगी। अब वह जमाना नहीं कि . 
दाँत टूट गए। बनावटी दाँत अब वह ज़माना गया। खाओ अब. 
हर लुकूमा को सज्जत पहले से बढ़ रही है। मुँह' में रोटी रखी, : 
ख्याल आया चावल का तो चावल मंगाने नहीं पड़ेंगे। वही .लुकमा 
चावल ..बन. गया। 
` ख्याल बोटी का आया तो बोटी की तरफ हाथ बढ़ाने की 
जुरूरत नहीं। वही लुकमा बोटी बन जाएगा। उसे खाते-खाते 
ख्याल आया मछली के कबाब का. तो वही लुकमा मछली का 
कबाब बन जाएगा। उसी के खाते-खाते ख्याल आया केले का तो : 
वह केला बन जाएगा, आम का तो आम बन जाएगा, अमरूद का 
तो अमरूद बन जाएगा, अनार का तो अनार बन जाएगा, पिस्ते 
का तो पिस्ता बन जाएगा। एक सु$में में नियतें बदलता जाए वह 
वह होता जाएगा। मिठाई का ख्याल आया तो मिठाई हलवे का 
ख्याल आया तो हलवा बना, खीर का तो खीर बना, आलू का 


452 बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 





ख्याल आया तो आलू बना, कबाब का ख्याल आया तो कबाब 
बना । 


०४७ ७७५ ५५0 | sil tb Lg RST 
जो चाहोगे अल्लाह से तो मुफ़्त कोई चीज़ नहीं है। बड़ी 
कीमत लगेगी, बड़ी कीमत लगेगी । मेरे भाई दुनिया को गुज़रगाह 
बनाओ । 


आखिरत की तैयारी कर लो 


जन्नत के आमाल को जखीरा बनाओ आख़िरत के लिए। 
एक दिन यकीनन ऐसा आएगा कि हम में से एक भी धरती पर 
जिन्दा न होगा और एक दिन यकीनन ऐसा आएगा कि हमारे 
नाम क जानने वाले भी मर जाएंगे और फिर हमारे तज्किरे भी 
मिट जाएंगे और हमारी कब्रें भी मिट जाएंगी और वेनिशान हो 
जाएंगे । एक अकेला वह रह जाएगा। तन्हे तन्हा वाहिद अल्लाह । 
तो जन्नत का शीक रखो । दोजख़ का ख़ौफ रखो तो इस जहान 
में भी मजे हैं। 

आखिरत में भी मजे। अल्लाह हिम्मत दे तो चार-चार महीने 
जल्दी लगा लें। हिम्मत करो चार महीने जल्दी लगाओ और अपने 
अख्लाक अच्छे कर लो। नुस्खा बताता हूँ जन्नतुलफिरदौस में घर 
बनाने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने कहा मैं 
जामिन हूँ तुम अख्लाक अच्छे करो, मैं जन्नतुलफिरदौस में घर 
लेकर दूँगा । 


बयानात+ मौलाना तारिक़ जमील साहब 455 चर 
DS OR हि 


अच्छे अख़्लाक्‌ पैदा करो 


अच्छे अख्जाक्‌ किसे कहते हैं? जो तोड़े उससे जोड़ी, जो गाली 
दे उसे दुआ दो, जो तुम्हारे ऐब उछाले तुम उसके ऐब छिपाओ, 
जो तुम्हारा हक छीने तुम उसका हक्‌ अदा करो तो इन अख्लाक 
पर अल्लाह जन्नतुलफिरदौस में घर देगा। 

बड़े-बड़े तहज्जुदगुजार इबादतगुज़ार, नीचे होंगे और अच्छे 
अख्लाक्‌ वाले ऊपर होंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया कि जो अपनी 
सारी जिन्दगी सारी रात तहज्जुद पढ़े, सारीं जिन्दगी सारे दिन रोजा 
रखे इतना बड़ा अमल लेकर आए मगर अच्छे अख्लाक्‌ वाला 
उससे भी ऊँचे मकाम पर होंगा। भाई गुस्सा पीना सीखो, 
निकालना न सीखो, पीना सीखो। मुहब्बतें परवान चढ़ जाएंगी, 
अदावतें वीरान हो जाएंगी। इन्साफ जिन्दा हो जाएगा। और 
बेटियों को जाएदाद में से हिस्सा दों। अरे हम यहाँ जमींदार लोग 
अपनी बच्चियों का जमीन में से हिस्सा नहीं देते। यह ज़ुल्मे 
अजीम है, जुर्में अजीम है। जिस पुश्त के पानी से बच्चा बना उसी 
से बच्ची बनी और बेटियों का हक खा जाना, बहनों का हक न 
देना हर साल हज नहीं रोजाना अगर अरफात बन जाए और तुम 
रोजाना हज करो, रोज़ाना रमजान बन जाए तुम सारी जिन्दगी 
रोजे रखो फिर भी अल्लाह की पकड़ सै महीं बच सकोगे। अगर 
बेटियों और बहनों का हक खा लिया तो हम ही जर्मीदारों में कोई 
दस्तूर नहीं, बेटियों को ज़मीन नहीं दैते कि हमारी जमीन पराई न 
हो जाए मगर बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। इसका पत्रा नहीं 
ताजिर कया करते हैं? ज़मींदार तो नहीं देते। सबसे पहले इस 


454 - बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 





इलाके में मेरे बाप ने बेटियों को हिस्सा दिया था। 

मेरा ताया लड़ पड़ा था। बजाए शाबा देने के सबने लान- 
तान किया मेरे बाप को। यह हिन्दू धर्म में बेटियों का कोई हिस्सा 
नहीं। अपनी बेटियों को हिस्सा दो। विरासत मौंत के बाद है मगर 
अपने बाद ऐसा इन्तिजाम करके जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद 
तुम्हारे बेटे बहनों का हक्‌ न खाएं वरना आप भी पकड़े जाएंगे । 
अल्लाह पाक ने अपने नवी को बेटियाँ दीं! बेरे दिए तो उठा 5 
लिए। अल्लाह तआला जिसको दो बेटियाँ दें या दो बहनें दे और | 
वह उन पर ख़र्च करता रहा, पालता रहा फिर शादी की डोली में 
बिठाया, पिया घर पहुँचाया फिर उनकी शादी के बाद भी उन पर 
ख़र्च करता करता मर गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। 
` कोई बहन दुखी हो, माँ-बाप न हों, भाई देने को तैयार नहीं होते । 

अरे ये हमारे अपने बच्चे हैं, इन्हें देखना है तो भाई अपनी 
बहनों का हक्‌ दो | 


मौलाना जमशेद मद्देजिल्लहु का ख़ौफे खुदा 


मैं एक दफा राएविन्ड गया अपने घर से शहद लेकर गया । 
मेरै उस्ताद हैं मौलाना जमशेद साहब मैंने उनसे तफसीर पढ़ी है! 
मैंने उनको ख़िदमत में पेश किया तो पूछने लगे कहाँ से लाए हो? 
अपने बाग से? कहने लगे तेरे बाप ने अपनी जमीन में से बहनों 
को हिस्सा दिया था? यह नहीं कहा माशाअल्लाह जजाकअल्लाह । 
जिनहोंने आख़िरत को सामने रखा होता है उनके अन्दाज भी सुन 
लो। मुझसे कहने लगे कहाँ से लाए? मैंने कहा अपने बाग से। 
तेरे बाप ने अपनी जमीन में से अपनी बहनों का हिस्सा दिया था? 


_ ब्र्ानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 455 


ऐका मम्मादा्ारासएकान््ड््डर्ासााास्स्न्क्यााा 
मैंने कहा मेरे बाप की बहन नहीं थी सिर्फ दो भाई थे। अच्छा तेरे 
दादा ने ज़मीन में से अपनी बहनों को हिस्सा दिया था? मैंने. कहा 
मेरे पैदा होने से पहले के सवाल न करो। मुझे नहीं पता। हंसने 
लगे कहने लगे अच्छा ठीक है रख दो। बाजार का आम नहीं खाते 
में भेजता हूँ वह खाते हैं । कहते हैं कि ये जितने जमींदार हैं हराम 
तरीके से बाग का सौदा करते हैं कि बाग आमतौर से पत्तों पर 
बिक जाते हैं। अभी बाग़ काटा गया अभी आगे बेच दिया। 
हलाल रोटी हराम करना ख़ालिस हलाल रिज्कू को हलाल कर 
दियां। अरे चार दिन सब्र कर लो फल जाहिर होने दो फिर बेच 
लेना। फल अभी नहीं आता और बेच देते हैं। मेरे बारे में उनको 
पता है सही करता हे। मैं जब भेजता हूँ बस वह खाते हैं। तो 
भाईयो उलमा से पूछो रिज्क कैसे कमाया जाता है? 

तो मेरे भाईयो! आओ हम तबा करें। अपने रब को मनाएं, 
उस्तके हुकमों पर आएं। उसको लेकर दुनिया में फिरें। यही 
तबलीग का काम है। इसमें अख्लाक के साथ मुहब्बतें फैलाओ, 
नफ्रतें न फैलाओ। ऐ मेरे भाईयो गीबत के लिए हॉट सी लो। 


गीबत जिना से बड़ा गुनाह है 


मैरे रब की कसम एक हज़ार तसबीह से ज़्यादा मुकदूदस 
अमल और अफजल अमल है किसी की गीबत से ज़बान को बन्द 
कर लेना । सैकड़ों और हज़ारों नफूलों से भारी है किसी की चुगली 
से मुँह को सी लेना, किसी को ताना देने से होंट सी लेना। किसी 
की गीबत करने से अपने आपको बचा लेना, लगाई बुझाई सें 
अपने आपको बचा लेना। मेरे भाईयो ज़बान को रोको। यह जो 


456 बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
स्मपलकगए-० गन >गगफरआ"प्न्‍सापआइ२ ००० पार ग०-प- 2० -रहालर००-पाल्‍ आर नल्‍्मगाकन्‍ नामक 


चलना शुरू होती है तो माँओं से भी नौकरों जैसा सुलूक हुआ | 


मासूम बच्ची के मोटे मोटे आँसू 


अभी कुछ दिन पहले की बात है मैं एक बच्ची को सुन रहा 
था अपनी माँ से कह रही है भूख नहीं और उसके मोटे-मोटे 
आँसू गिर रहे थे। माँ के आँसू गिर रहे थे अर्श इलाही हिल रहा 
है, . धरती थरथरा रही है, कपकपा रही है और गालियाँ हुकूमत 
को दे रहे हैं, फौज बड़ी गंदी है, हुकूमत बड़ी गंदी है, पुलिस बड़ी 
गंदी है। 


माँ की आँखों की ठंडक बनो 


अरे उस बेटे ने, उस बेटी ने धरती को आग लगा दी जिसने 
बाप का गिरेबान पकड़ा। हजरत अब्ुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु 
अन्हुमा के सामने किस्ती ने माँ को कंधे पर बिञकर तवाफ 
कराया। आकर कहने लगा क्या ख्याल है मैंने माँ का हक अदा 
कर दिया? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा ने 
फुरमाया तेरी माँ ने तुझे पालते हुए पता नहीं कितने साँस 
लम्बे-लम्बे लिए होंगे उनमें से एक साँस का भी हक अदा नहीं 
हुआ। माँओं की आँखों की ठंडक बनो, बाप की दुआएं लो। हाँ 
फरमाबरदारी के अन्दर नाफरमानी में नहीं। बाप कहे दाढ़ी मुंढा 
दो। यंहाँ बाप की इताअत जाएज़ नहीं है। माँ कहे हराम कमाकर 
ला इसमें माँ की इताअत जाएज नहीं है और मेरे भाईयों! माँ-बाप 
को जन्नत बनाओ वे तुम्हारी जन्नत हैं, वह तुम्हारी दोज़ख़ है। 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 457 





उनकी मानकर उनको खुश करो जन्नत है उनकी नाफ्रमानी | 
जहन्नम है| 


माँ का नाफ्रमान जहन्नम में जाएगा 


सहाबी सब जन्नती। कोई सहाबी दोजुख़ में नहीं जा सकता | 
सब सहाबा जन्नती हैं और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के सामने मर गए और आपने जनाजे पढ़ाए वे हज़ार फीसद 
जन्नत्ती हैं। आपकी जिन्दगी में एक सहाबी मर रहे हैं। भागे हुए 
लोग आ रहे हैं। | 

या रसूलुल्लाह! आपका गुलाम कलिमा नहीं पढ़ रहा है। आप 
बेकरार होकर उठे। देखा किस गुनाह ने कलिमे से रोक दिया है। 
उनकी माँ को बुलाया। माँ आथीं। कहा अम्मा! अपने बेटे को 
माफ कर दे। कहा या रंसूलुल्लाह! इसने मुझे बड़ा तंग किया है मैं 
माफ नहीं करूंगी। आपने कहा फिर मैं इसको आग जगा दूँ? 
हमेशा औलाद ही गुस्ताख़ हुआ करती है। माँ-बाप नहीं छोड़ते 
जौलाद को औलाद ही माँ-बाप की छोड़ देती हैं। उन्होंने कहा या 
रसूुल्लाह! मैं यह तो सह नहीं सकती कि आग तण दें। कहा 
अगर तूने माफ नहीं किया ती सीधा दोजख़ कौ आग में जाएगा। 
सहाबी होना भी उसे बचा नहीं सकता | उसने कहा मैं माफ्‌ करती 


हूँ। उसने इधर कहा मार्फ करती हूँ उधर उसने कहा “ला इलाहा 
और साथ जान निकल गई। 


इलल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्वाह" और 
बेहयाई को आग लगा दो 
तो मेरे भाईयो! आओं तौबा करें गया लाल है, नई ज़िन्दगी 


ul बयानातः मौलाना तारिक 





की बुनियादें रखें। सुबहें होने वाली हैं, इन्शाअल्लाह बातिल जुल्म 
च सितम, बेहयाई इन सबकी आग ख़त्म होती है और हो रही है 
दिन ढल नहीं चुका बल्कि मगरिब के उफूक तक पहुँच चुका है 
अगर यह काएनात अल्लाह की है तो यह होकर रहेगा। तौबा 
करते हो सारे? एक दफा मुँह से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा 
` जिन्होंने की है सच्ची तौबा, मेरे कहने पर नहीं, सच्ची तौबा की है 
उनको मुबारक हो। अल्लाह की कुसम उनके सब गुनाह माफ हो 
गए और अल्लाह उनका अशो पर नाम लेकर कह रहा है, फलाँ 
बिन फुलाँ ने तौबा की 'फरिशतों तुम गवाह हो मैंने माफ कर 
दिया। हक तलफियाँ माफ हो गयीं, हक बाकी रह गए। नमाज 
नहीं पढ़ता था, बहुत बड़ा गुनाह किया, माफ हो गया लेकिन 
नमाज़ की कज़ा बाकी है ज़मीन दबा ली थी, दबाए रखी। बहुत 
बड़ा जुर्म किया, माफ हो गया लेकिन जमीन की वापसी बाकी रह 
गई। यह मतलब है माफ होने का कि फुराईज़ व हक़ूक तलफी 
का गुनाह माफ हो गया। 


तबलीग को अपना मक्‌सदे जिन्दगी बना लो 


तो मेरे भाईयो! सारी उम्मत से तौबा 'कराना, सारी नस्लों से 
तौबा कराना, सारी दुनिया के इन्सानों को पैगामे हक्‌ सुनाकर 
उनके कुफ्र से तौबा कराना यह हमारा काम है। यह हमारी मेहनत 
है। इसी के लिए घरों को छोड़ना, मुल्क-मुल्क फिरना, दर-दर 
फिरना इसके लिए हम वकत मांगते रहे हैं। इसलिए बोलो भाई 
तौबा तो कर ली। सब ने तौबा पक्की कर ली। अब बोलो भाई 
कौन-कौन तैयार है? चार महीने के लिए चालीस दिन के लिए। 


. अयानातः मौलाना तारिक्र जमील. साहब 459 





ु (३० = #-+ $ तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। बेहतरीन होना 
किस वजह से है। यह हमारी अकेले की इबादत की वजह से नहीं 
है बल्कि अल्लाह तआला ने हमें यह दौलत दी है। दावत व . 
तबलीग के काम की वजह से। 

६ „=$ बहुतं अच्छी हो तुम घरों से निकलते हो। कया करते ' 
हयोः 


OU Spe Soh GP ०५३४५ ५) । pad ७} | 
भलाई फैलाते हो बुराई से रोकते हो और इसका बदला 
` अल्लाह तआला से लेते हो। | 
६५०५-० का मतलब अल्लाह पर ईमान लाते हो लेकिन 
इशारा यह है कि सारी मेहनत का सिला अल्लाह से ले। अल्लाह 
ने सदियों के बाद इस मेहनत को इञ्तिमाई तौर पर जिन्दा किया 
है। यह नहीं कि तबलीग़ का काम हुआ नहीं। तबलीग का काम 
` कभी नहीं मिटा वरना तो इस्लाम ही मिट जाता। अफराद करते 
रहे। बड़े ज़माने के बाद अल्लाह तआला ने इसको जिन्दा किया है 
कि अवाम भी कर रहे हैं, ख़ास भी कर रहे हैं, उलमा भी कर रहे. 
. हैं और दुनियादार भी कर रहे हैं और अनपढ़ भी कर रहे हैं और 
अल्लाह हर एक से कोई. न कोई भलाई फैला रहा है। औरों को 
अल्लाह तआला अपने फजल से हिदायत दे रहा है। तो आप 
कितनी तकलीफु गवारा करेंगे? इर महीने तीन दिन तो लगा लिया 
करें। हर महीने तीन दिन लगाएं। आप किसी गाँव से आए हो, 
शहर से आए हो, कस्बे से आए हो, वहाँ से जमात बने, वहाँ से. 
न बने यहाँ मर्कज़ में बने, यहाँ तीन दिन की जमात में निकल 
गए। तीन दिन निकलना यह आपकी ज़िन्दगी को बदल देगा। 


400 ्यानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
श्रः लस पा स 3 मच मम सकल नल कस लक 


नमाज़ में सुस्ती न किया करो 


आहिस्ता-आहिस्ता पूरी जिन्दगी का रुख़ बदल़ जाएगा। इसको 
मामूली न समझें। नमाज़ एक फुर्ज़ है कि जिसकी किसी हाल में 
माफ नहीं और मर्द की नमाज़ मस्जिद में है घर में नहीं । आज़ान 
के साथ ही दुनिया के काम छोड़ देने का हुक्म है और मस्जिद की 
तरफ कदम बढ़ाने का हुक्म है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि 
जब आजान हो तो अपनी-अपनी दुकानें बन्द कर दें, दफ्तर बन्द 
कर दें। | 

ई३०॥ =, के बाद कलम रुक जाएं, तग़ज़ू झुक जाएं 
और मस्जिद को कदम उठें। शटर गिरा दो दुकानों के अल्लाह 
खुश होगा कि मेरे लिए काम छोड़कर जा रहे हैं। 

खेत में जहाँ है काम छोड़ दो। मस्जिद करीब नहीं है आज़ान 
दो, वज़ू करके जोर से आजान दो, कोई आदमी मिले उसे 
मिलाकर जमात कराओ कोई नहीं मिलता तो इकामत कहो और 
अल्लाहु-अकबर कहकर नमाज़ शुरू करो ज़ोर से कह इस इलाके 
में जितने मुसलमान जिन्न हैं आपके साथ नमाज में शरीक हो 
जाएंगे। आज़ान दे और तकबीर पढ़े इसके साथ वहाँ के अहले 
ईमान जिम्नात भी शरीक हो जाएंगे। तो नमाज़ को ऐसे जिन्दा 
: करो भाईयो! कि जब आजान हो तो पूरा ख़ानेवाल बन्द हो जाए, 
सारे दफ़्तर बन्द हो जाएं, दुकानें बन्द हो जाएं, घरों में चुस्हे बुझ 
जाएं, औरतें मुसल्‍्सों को दौड़ें । यह मेरे और आपके महबूब 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसियत थी। 

44 0.०. ८८-५०) नमाज! नमाज! नमाज ! कहते-कहते आप 


बयानातः मौलाना तारिक जमील: साहब 46] 
न्ने 


दुनिया से चले गए तो कोशिश करेंगे। जिन भाईयों पर जकात 

फर्ज है उसका पूरा हिसाब लगाकर अदा करें। जमींदारों के लिए 
` अशूर अल्लाह ने रखा है कि उसको पूरा अदा करें। और गे 
कटकर आने को है अभी से नियत करके रखें कि इसका अशूर 
अदा करना है। बीसवाँ हिस्सा अशूर से मुराद यहाँ क्योंकि हमारी 
जमीने बारानी नहीं है इनको कुँण का नहर का पानी लगता है तो : 
यहाँ बीस मन पर एक मन है। | | 


जकात देने में कोताही न करो 

बारानी इलाकों में दस मन पर एक मन और नहरी इलाकों में 
बीस मन पर एक मन है। बीस मन में से एक मन निकल जाए 
तो पता भी नहीं चलता लेकिन सारे दाने पाक हो आते है। सौ 
मन में से पाँच मन बचाकर कोई काम न हो सकेगा पूरा सौ का सी 
नापाक हो जाएगा। लाख में ढाई हजार बच जाएं तो कोई बड़ा 
मस्‌अला हल नहीं होगा लेकिन लाख पूरा नापाक हो जाएगा। जकात 
दें अल्लाह रिज्क बढ़ा देगा और रिजक को बढ़ाने के लिए सूद पर 
ना चलो । अपने बैंकों में से सेविंग एकाउन्ट ख़तम कर दौ। 
मेरे भाईयो! अल्लाह से लड़ाई न लड़ी। अल्लाह से ऊंग न 
` करों। भाईयो! दो आदमियों को दोजख़ में सबसे शदीद अज़ाब 
होगा एक सूद लेने वाला एक कृतूल करने वाला। कातिल और 
सूदखोर दोजख में सबसे शदीद अजाब उठाएंगे और माँ-बाप का 
` नाफुंस्मान दुनिया में. भी सज़ा भुगतकर मरेगा। यह वाहिद जुर्म है 
जिसकी सज़ा मरने से पहले मिलेगी । 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 


कयामत की निशानी! औलाद वालिदैन 
पर जुल्म करेगी 

माँ-बाप की नाफरमानी की सज़ा आगे भी मिलेगी यहाँ भी 
मिल्लेगी। सूद से बचो अगर रखना ही है तो करंट में रखो सेविंग 
में न रखो और अब तो लोग भी सूद पर पैसे देते हैं। 

हमारे नबी ने मैराज में देखा किसी को साँप काट रहा है। 
किसी को बिच्छू, किसी को फ्रिश्ते मार रहे हैं, किसी को पत्थर 
मार रहे हैं, कोई ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है। एक आदमी देखा 
जिसका पेट गेंद की तरह उसके पेट के अन्दर साँप घुसे हुए थे। 
उसे अन्दर से काट रहे थे और आपको पताः है कि अन्दर का दर्द 
बड़ा शदीद होता है। आपने कहा यह क्रौन हैं? जिब्राईल 
अलैहिस्सल्ाम ने कहा यह सूदखोर हैं, सूद खाने वाले। तो अपने 
आपको भाईयी सूद से बचाओ। माँ-बांप जिन्दा हैं तो उनकी 
दुआएं ले लो। उनके लिए दर्द न॑ बनो उनके लिए राहत बनो । 
जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूलुल्लाह! कृयामत कब 
आएगी? आपने कहा पत्ता नहीं अल्लाह ही जानता है कब 
आएगी? उन्होंने कहा कोई निशानी तो बत्ताएं। आप सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फुरमाया जब तुम देखो कि औलाद माँ के साथ 
नौकर जैसा सुलूक करती है तो समझना कयामत आ रहीं है। 
नौकरों का.सा सुलूक माँओं को मारते हैं। 


झुरआन से मज़ाक कुरआन ख्वानी के जरिए 
तो इसलिए मेरे भाईयो! माँ-बाप जिन्दा हैं तो उनकी राहत 


` बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब | 468. 





बनो। मर गए तो उनके लिए ईसाले सवाब करो। उनके लिए 
सदका जारिया बनो। हमारे यहाँ क्या तरीका है कि कोई मर जाए 
तो औरों को बुलाकर कुरआन खरानी क्या करते हैं। मदरसों में 
जाते हैं। मदरसों में कारी साहब ख़तूम कर देंगे। कहते हैं हाँ लिख 
लो सौ ख़तूम। क्‍ | 


यह कुरआन के साथ मजाक न करो। बेटे का एक दफा मुँह 
से “करुलहुवल्लाह” पढ़कर बख्श देना वह मदरसे के सी कुरआन से 
ज्यादा सवाब है। हमारे एक अजीज हैं उनके वालिद का इन्तिकाल _ 
हुआ तो उन्होंने मदरसे से बच्चे बुलाए थे कुरआन ख़्वानी के 
. लिए। ख़ुद सारे बैठे गप्पे मार रहे थे। उनको बुलाया कुरआन 
` पढ़ने के लिए तो मैंने कहा चलो मैं भी बैठकर उनके साथ. 
कुरआन पढ़ लेता हूँ तो मैं उसी कमरे में चला गया जहाँ वे बच्चे 
पढ़ रहे थे। उस वक्त मैच लगा हुआ था क्रिकेट का तो लड़के 
कमेन्टरी सुन रहे थे। मैंने कहा बच्चे हैं उनको क्या कहूँ कि या 
हो रहा है तो बैठे रहे बैठे रहे कमेन्टरी सुनते रहे। | | 

तो यह हमारी बड़ी जहालत की रस्म है। खुद अपने माँ-बाप 
के लिए सदका जारिया बनो अगर चले गए हैं। _ 


हम दुआ मांगते नहीं पढ़ते हैं _ 

अल्लाह की किताब है।-इसीलिए तो शरियत का हुक्म हुआ | 
कि अग्र बाप मर जांए तो जनाजा बेटा पढ़ाए। बेटा अगर किसी | 
को कहे तो वह अलग बात है लेकिन पहला हुक्म बेटे को जो है 
वह जनाजे की दुआ पढ़ेगा मांगेगा। पढ़ना और मांगना बड़ा फर्क 


464 
है। हम लोग दुआएं मांगते नहीं पढ़ते हैं। इसलिए..हमारी दुआएं 
'क़ुबूल नहीं होती। 
गैरों से कहा तुम ने गैरों से सुना तुम ने 
कुछ हम से कहा होता कुछ हम से सुना होता 
अरे कुछ अल्लाह को मनाओ तो सही हम तो दुआ मांगते नहीं 


हम दुआ पढ़ते हैं और दुआ तो मांगने की चीज है न कि पढ़ने 
की चीज | 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 





हमारी बदकिस्मती जनाजे की | 


नमाज से महरूम औलाद 


जब कोई मस्जिद का इमाम आकर या कोई आलिम आकर 
जनाजे की नमाज पढ़ाता है तो वह दुआए जनाजा पढ़ता है 
मागता नहीं है। मुझे इस बात का पता चला पहली दफा जब मैंने 
अपने बाप का जनाजा ख़ुद पढ़ाया। 4 अगस्त सन्‌ 988 ई० 


को मुझे उस दिन पत्ता चला कि भें जनाजे की दुआ मांग रहा हूँ - 


पढ़ नहीं रहा हूँ मांग रहा हूँ। हमारी बदकिस्मती यह है कि आज 


की औलाद को पता नहीं कि जनाजा पढ़ाना कैसे है हालाँकि एक. 


ही चीज है पढ़ना और पढ़ाना। गुस्ल मा-बाप को औलाद दे। माँ 
को बेटी दे बाप को बेटा दे तो फिर उसके साथ-साथ हाय "हाय 
भी होगी। जिस मुहब्बत से वह बाप के पहलू बदलेगा दूसरा तो 
नहीं बदलेगा । तो नादार माँ-बाप हैं जो कहते हैं कि मेरा बेटा 


डाक्टर बन जाए, इन्जीनियर बन जाए, ताजिर बन जाए, ज्यादा , 
' पेसे कमाए । अरे बाबा तेरे किस काम के। औलाद का मुकदूदर 


- 29 


बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 465 
ञ्ञ 





माँ-बाप नहीं बनाया करते । 


तर्बियत औलाद का हक्‌ अदा करो ' 


माँ-बाप के ज़िम्मे है औलाद को दीन सिखाना। उनको हलाल 
कमाई का तरीका सिखाना भी और उनको मुसलमान बनाना भी। 
उनको ईमान वाला बना दें तो वे हमारे काम आएंगे । 

अल्लाह से मांगा जाता है, अल्लाह के सामने कमजोरियाँ पेश 
की जाती हैं। 

तो मेरे भाईयो! माँ-बाप के लिए हम ठंडक बनें। उनके मरने 
के बाद भी उनके लिए ईसाले सवाब हो। यह नहीं कि मदरसे से 
बच्चे बुलाकर पढ्वा दिया खुद पढ़ो, खुद करो। यह मैं इंकार नहीं 
कर रहा हूँ कि बच्चों ने पढ़ा तो सवाब नहीं होगा। उसमें भी 
सवाब होगा। उसके लिए ईसाले सवाब किया तो उसका भी अज्र 
होगा लेकिन जो तेरा एक बार “कूलहुवल्लाह” शरीफ पढ़ना इस 
पर भी भारी होगा। तो अगर माँ-बाप हम से पहले चले जाते हैं 
तो हक बन जाता है कि हम उनके लिए ईसाले सवाब करें। 
इनको दीन सिखाकर मरें । 


माफ करना सीखो 


तो मेरे भाईयो! छोटी छोटी बःतों पर लोग परे हैं। तो माफ 
करना सीखो, दरगुज़र करना सीखं:। छोटी-छोटी बातों पर ' लौंग 
अदालतों में जा पहुँचते हैं। बाएकाट कर देते हैं॥ पी जाओ, पी 


कब... 





466 ` ` यानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 





` जाओ माफ करो। अल्लाह ऐसी इज्जत देगा कि सारा जहाँ 
देखेगा । 

अरे अल्लाह का नबी जामिन खड़ा है। अल्लाह के नबी ने 
फुरमाया मैं जामिन हूँ तुम माफ करो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। 
इससे बड़ी जमानत कहाँ से लाएंगे? तो भाईयों हम इन बातों का. 
ख्याल करें तो आपस में मुहब्बतें बड़ेंगी। दीन भी बढ़ेगा । आपस 
में इख्तिलाफ तों होता ही है लेकिन मुहब्बत फिर भी करो। हमारे 
` मसलक का जो इख्तिलाफ है वह इख्तिलाफं से बढ़कर नफरत में 
तब्दील हो चुका है और नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक 
दूसरे को कुफ्र तक पहुँचा दिया और एक दूसरे की शक्ल देखना 
भी गवारा नहीं और एक दूसरे को सलाम करना भी गवारा नहीं । 
तो मेरे भाईयो! हमारे नबी ने यह दुआ मांगी थी कि या अल्लाह 
` इनमें इस्तिलाफ न हो.। तो अल्लाह तआला ने अपनी हिकमत के. 
तहत कहा नहीं मेरे महबूव मैं तेरी यह दुआ क्रुबूल नहीं करता। 
इनमें इख्तिलाफ रहेगा। कह इन्सानी फितरत है लेकिन उसके 
` बावजूद .मुहब्बत फर्ज है। इख्िलाफ के बावजूद भी मुहब्बत करना 
सीखो अगर हम एक दूसरे से नफरत कर गए तो उसका आख़िरी 
फायदा काफिर उठाएगा मुसलमान कभी नहीँ उठाएगा। यह सब 
हम पर पड़ेगी इज्तिमाई तौर पर। इसलिए भाई हर एक के बारे में 
खुशगुमान रहो, बदगुमान न रहो और पर्दा रखो, पर्दा दरी न करो। 
जैद बिन हरमला रजियल्लाहु अन्ह कहने लगे या रसूलुल्लाह मैं 
“मुनाफिक हुँ मेरे लिए दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
“ने दुआ केंर दी। वह 'पक्के मुसलमान हो गए। फिर उन्होंने कहा 
“या -रसूलुल्लाहं! मैं. और मुंनाफिकों के नाम जानता हूँ। आपको 


बयानातः मौलाना तारिक ज़मील साहब 467 





बता दूँ? आपने फरमाया नहीं नहीं मैं किसी के पर्दे खोलना नहीं 
चाहता | उसके लिए दुआ करूंगा जो नहीं आएगा उसका मामला 
अल्लाह पर छोड़ दूंगा । 


ऐब तलाश न करो 

. तो एक दूसरे के ऐब तलाश न करो। नजरें चुरा लो। छिपा 
लो। अल्लाह आपके ऐब छिपाए रखेगा। यहाँ भी वहाँ भी। अपने 
रिज्क को हलाल तरीके से खाओ। हराम राहों में न जाओ। एक 
वजीफा बताता हूँ बड़ा आसान वजीफा है। एक सहाबी आए कि 
या रसूलुल्लाह! रिजक की तंगी है कोई वजीफा बताए! आपने 
फ्रमाया बावुज़ू रह्म कर तैरा रिजक बढ़ जाएगा। कुछ नहीं करना 
पड़ेगा, कोई ज़िक्र न कोई तिलावत न तस्वीह। जब पुसू टूटे 
फौरन वूजू कर लो। तुम्हारा रिज़्क बढ़ जाएगा। कहा नमाज पढ़ो, 
वुज़ू से रहो तुम्हारा रिज़्क बढ़ जाएगा। यह आपका मर्कज़ है। 


अपनी मस्जिद से जमातों को 
मत धक्के दिया करो 


मस्जिदों से निकालना अल्लाह के मेहमानों की मारना अगरचे 
बहुत कम हो गया हैं। फिर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ मस्जिद से 
निकाल देते हैं। भाई इनकी भी समझाओ और अगेर कोई ऐसे 
भाई बैठे हों तो मैं उनके हाथ जोड़ता हूँ कि अल्लाह के मुसाफिरों 


को दर-ब-दर करना ठीक नहीं है। 


468... , ब्रयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 





हमारे नबी ने तो पक्के काफिरों को मस्जिद में बिठाकर खाना 
खिलाया है। यहाँ वह अनपढ़ किस्म के लोगों ने जहन बना लिया 
है कि नापाक होगी मगर मैं चश्मदीद गवाह हूँ मेरे साथ ख़ुद ऐसा 
हुआ है। मुकामी लोग (जोकि बिदअती थे कहने लगे) वहाबी आ 
गए, काफिर आ गए, गुस्ताखे रसूल आ गए। हमारे नबी ने कबीला 
बनू सकोफ के काफिरों को मस्जिद में बिठाया, नजरान के 
इसाइयों को मस्जिद में बिठाया | यहाँ वहाँ के काफिर मस्जिद में 
आकर बैंठे आपने तो मस्जिद को नहीं धोया थो। कितनी बड़ी 
ज्यादती है हमारा नबी काफिरों को मुसलमान बनाने आया था न 
कि मुसलमान को काफिर बनाने। 
भाई दरगुज़र करो, दरगुज़र करो। 
राय के इ्तिलाफ के बावजूद भी मुहब्बत करो । अल्लाह 
आपकी जिन्दगी में बरकत देगा । नस्लों में बरकत देगा। किसी को 
समझाने का तरीका यह नहीं है कि उस पर चढ़ाई कर दो। जुनैद 
जमशेद है छ: साल ये उसके पीछे फिरे। एक दफा भी नहीं कहा 
तू हराम खाता है और हराम करता है। अब अल्लाह ने उसको 
पक्का कर दिया है. तो उसने मुझ से कहा कि अगर आप एक 
. दफा भी कह देते कि तुम हराम करते हो, हराम कमाते हो तो मैं 
कभी तुम्हारे करीब महीं आता तो ऐन गुनाह करने वाले को अगर 
कह दो कि तूने गुनाह कर रहा है तो वह कहता है कि तो कोई 
मेरा ठेकेदार है। इन्सामी फितरत है कि वह तन्कीद_पर बिख़रता , 
है और प्यार मुहब्बत से कहो तो, मान जाता है। , ... 
तो मुहब्बत से कहो तो मान जाएगी। तन्कीद करोगे तो 


 बयानातः मौलाना त्तारिक जमील साहब | 469 
भ 


तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तो हमारा जो दीनदार तेब्का हैं वह 
उन लोगों को नफरत से देखता है कि बहुत सी दीन से दूरी का 
संबब ये लोग हैं। यह कैसी हिमांकृत है। उसको लोग तंजिया 
नजरों से देखेंगे, तंजिया हँसी हँसेगे तो उन लोगों को पहले हीं: 


शैतान उचका हुआ है। हम भी ऐसे बैठे रहेंगे तो कैसे मस॒अला' 
हल होगा । 


क्‍ जन्नत के हसीन जेवर | 

मैं बार-बार रोज़ाना कहता हूँ कि ज़िन्दगी का यह एक बहुत | 
बड़ा खुलासा है। ज़िन्दगी के पुरसकून होने का जरिया हैं न कि 
पैसे गाड़ी, कीमती लिवास, जेवर पहनते हैं। हमारे नौजवान, में 
~ सुबह सैर के लिए निकला तो देखा कि एक नौजवान आ रहा था 
गले में सोने की चेन डाले हुए, सोने की अंगूठियों पहने हुए। तो 
जन्नत भूल गए हों। अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा किया है जो 
जन्नत वालों के लिए सोने के जेवर बनाता है और कोई काम नहीं 
करता। जिन सांचों में वह जेवर बनाता है अगर वह सांचा सूरज 
को दिखाएं तो सूरज नज़र नहीं आएगा तो जेवर कैसा होगा? तो 
मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नत की औरतें भी भेवर पहनेंगी 
आदमी भी तो अल्लाह तआला मर्दों को जो जेवर पहनाएगा वह 
उनके जिस्म पर औरतों से ज्यादा हसीन नजर आएगा! जिस चीज़ 
सें अल्लाह रोकता हे वह आगे देता है। शराब का दौर है और 
काफूर की शराब लेकिन यहं संब नीचा दर्जा है कि सुराहियाँ पड़ीं 
हैं, हमाम पड़े हैं। ख़ुद उठाते हैं और भरकर लेते हैं। कु 


470 बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 
र KEYS ra 95५ LS LP hr 3 कई ५} 

सुराही उठाई, जाम उठाया, उंडेला फिर मुँह को लगाया। 
कुरआन यह एक नक्शा खींचता है कि देखो यह एक महफिल है 


बड़ी लोगों को पेश की जाती है। पिलाई जाती है। एक दर्जा 
उससे ऊपर आयाः 


OE LS Ug 0 ७... 

वहाँ सुराहियाँ फरिश्तों के हाथों में नौकरों, हूरों के हाथों में हैं, 
गुलामों के हाथों में हैं और वे सुराहियाँ भरकर, जाम भरकर और 
थालियों में भरकर उनके आगे पेश कर रहे हैं आका नोश 
फरमाइए: 

CS UES 3 ५७) pie i ie orice ० 3 
कू las 

वाह! वाह! क्या कमाल है ऐ मेरे नेक बन्दो! सब्र करो, तुम्हारे 
लिए कामयाबियाँ, हसीन बागात, हरे भरे जाम, उभरे हुए सीने 
वाली हसीन बीवियाँ और हूरें जो तुम पर आशिक हैं: 

OE yy Hus Ua 

जैसे याकूत व मरजान हैं कि सूरज को उंगली दिखाएं तो 
सूरज नज़र न आए, समुंद्र में थूक डालें तो वह शहद बन जाए, 
दुपट्टा लहराएं तो काएनात मौअत्तर हो जाए, मुर्दो से बात करें 
तो उनमें जिन्दगी की लहर दौड़ जाए और जिन्दों को झलक दिखा 
दें तो उनके कलेजे फट जाएं, कलाईयों को अंधरे में दिखा दें तो 
अंधेरे रौशन हो जाएं । | 

दरूद शरीफ पढ़ो 


बयानातः मौलाना तारिक्र जमील साहब 47 


FT त८प+--प ८८० यम कप सर < कपल +-या 


दुआ 
deoes UY yes bie हम ०१२७ ८५५६ ५५००) og 
Bho [305 SEN al ०७] adel ०] ७७ pss all ८.) ५-६ 
"नयी emhie 3३) he EY bso Ld Ly 
ऐ जमीन, आसमान, अर्श, फर्श के तन्हे तन्हा मालिक! था 
अल्लाह! हम सबके सब ने तेरे दर पर बैठकर हाथ फैलाए हैं, 
फुकीर बन कर आए हैं, साइल बनकर आए हैं, या अल्लाह! हम 
सबको तौबा कबूल फरमा ले, या अल्लाह! हम सबकी तौबा 
कबूल फरमा ले, या अल्लाह! हमने बड़े जुर्म किए और बड़े गुनाह 
किए, या अल्लाह! धरती का कोई चप्पा ऐसा नहीं जो हमारी 
नाफूरमानी से गंदा न हो चुका हो, मेहरवानी कर दे, हमें भी माफ 
कर दे, हमारी ख़ताएं भी माफ कर दे, हमसे भी दरगुजर फरमा 
और हमारी ख़ताओं को भी माफ कर दे। यह जितना मजमा 
आकर बैठा है सबको कबूल फुरमा ले। इनमें अक्सर जवान हैं मेरे 
मौला, बूढ़े भी बैठे हुए हैं, सब के हाथ तेरे सामने उठते हैं, तेरा 
घर है, तेरा दर है, रात आधी होने के क्रीब हो चुकी है। या 
अल्लाह जुमा की रात है और तू पहले आसमान पर है, हमें 
मुहब्बत भरी नजर सै देख ले या अल्लाह हमारी तौबा की 
कुबूलियत का ऐलान कर दे, हमारी माफी का ऐलान कर दे। 
अपने फुरिश्तों को भी कह दे मैने इन्हें माफ कर दिया है। हम सब 
से राजी हो जा। 
या अल्लाह हमें अपनी मुहब्बत दे दे? दिल में उतार दे? सीने 
में उत्तार दे? अपने महबूब की मुहब्बत दे दे? दिल व दिमाग में 


बश. ` बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब 
ET MITTS MTT TT TT मर अप 


उतार दे? हमारे वजूद को या अल्लाह! नूरानी कर दे? हमें नमाजों 
वाला बना दे? हमें ज़िक्र व तिलावत वाला बना दे और जिनके 
माँ-बाप उठ गए है, माँ-बाप चले गए उनको माँ-बाप के लिए 
सदका जारिया बना दे? जिनके बच्चे जवान हैं या अल्लाह! उनके 
नेक रिश्ते फरमा दे? औलादों को नेक सालेह कर दे? या 
अल्लाह! जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल रोजगार अता फरमा दे? 

या अल्लाह! सूदी माशियत्त को हम से दूर कर दे? या अल्लाह! 
सूरी माशियत ने तेरे महवूब की उम्मत के चूल्हे ठंडे कर दिए और 
सारी दौलत दुनिया के कारूनों के हाथ में चली गई। मेरे मौला 
तूने मिस्र के कारून को जल्दी पकड़ लिया था, हमारे कारूनों ने 
सारा जहान लूटा है, या अल्लाह! तेरे महबूब की उम्मत के करोड़ों 
बच्चे रात को भूखे सो जाते हैं, उनके पेट या अल्लाह! कमर को 
लगे हुए हैं, माँओं की छातियाँ ख़ुश्क हो गरी हैं, सुबह को उनके 
चूल्हे ठंडे और या अल्लाह! कारूनों की मसहरियाँ भी सोने की, ऐ 
मौला! बेशक हम से नाराज़गी की वजह से तेरी सजा है पर अब 
हमें माफ कर दे और कारूनों को पकड़ ले? या अल्लाह! जिन्होंने 
घर-घर में हमारे बच्चों के मुँह से निवाले छीन लिए, हमारी बेटियों 
के सिरों से आंचल उतार लिए, हमारे घरों के चिराग बुझा दिए हैं, 
अपने चिराग चला लिए हैं, हमारे घरों को वीरान करके उन्होंने 
अपने रक्रस-कदे, बुत-कदे तामीर किए ऐ मौलाए करीम हम तुझे 
न सुनाएं तो किसे सुनाएं? दुनिया के बादशाह तो वैसे ही कमज़ोर 
हैं, हमारी फिक्रें भी तेरे सामने हैं, हमारी फरियादें भी तेरे सामने 
हैं, हमारी पुकारें भी तेरे सामने हैं, मौला हम कमज़ोर हैं, हमें कोई 
कन्धा,चाहिए जिस पर सिर रखकर. रो सके और आज कोई कन्धा 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब. _ 478 





ही नहीं है जिस पर सिर रखकर रोया जाए, हमें कोई कान चाहिए 
जिसे गम सुना सकें और आज लोगों के कान ही बन्द हो गए ' 
किस को सुनाएं? तू तो सुन ले? या अल्लाह! न तू सुनने से 
थकता है न सहारा बनने से थकता है हमारा सहारा 


रा बन जा, हम 
तेरे आसरे पर खड़े होना चाहते हैं, तेरे पाँव पकड़कर रोना चाहते 


हैं, या अल्लाह! तू सामने होता तो तेरे पाँव पकड़ लेते, बच्चे की 
तरह लोट-पोट होकर तुझे मनाते, हम तो घरों में देखते हैं मेरे 
मौला बच्चे माँओं के आगे चीख चिल्लाकर उन्हें मना लेते हैं 
लोट-पोट होकर उल्टी-सीधी ज़िदें मना सेते हैं मेरे मौला हमारी 
जिदें तो बड़ी अच्छी हैं या अल्लाह! हमारी जिद त्तो हमारी ज़रूरत 
है या अल्लाह! तू रूठा हुआ है हम तुझे मनाना चाहते हैं, हमारी 
जिद भान ले? तू आज राजी हो जा? तेरी तरफ से सख्तियाँ आई 
हुई हैं, हम उनकी दूरी चाहते हैं। हमारी मान ले, आज भौला बड़ा 
मजमा है, इतनी बड़ी पंचायत को दुनिया के बादशाह भी रद्द 
नहीं करते, इतना बड़ा वफूद किसी भी बादशाह के दर पर चला 
जाए, मेरे मौला और माफी की दरख्वास्त करे तो मेरे मौला वह 
भी माफ कर देगा हालाँकि वह बशर है तू तो मौला है तू रब है तू 
तो करीम है तू रहमान है तू तो रब्बे मूसा कलीम है, तू तो रब्बे 
मुहम्मद है, तू तो रब्बे ख़लील है, तू तो रब्बे हासन है, तू तो रब्बे 
यूशा व दानियाल है, मुहब्बतें या अल्लाह! तेरी निशानी है, रहमत 
तेरी चादर है, तेरी रहमत या अल्लाह तेरे गुस्से से आगे है, तेरी 
गुस्से से आगे है। 

जिद को मान ले या अल्लाह! रो-रो कर गले भी बैठ 
गए, आँसू भी खुश्क हां गए, इबादत का वामन सिकुइ गया, 





474 हक बयानाएः मौलाना तारिक जमील साहब 


सिकुड़ते-सिकुड़ते ख़त्म हो गया है, अब तो आहों के सिवा कुछ 
नहीं, हाय के सिवा कुछ नहीं, ठंडी सॉँसों के सिवा कुछ नहीं, या 
अल्लाह! काफिर तो काफिर था अब मुसलमान भी तेरे दीन का 
मज़ाक उड़ाते हैं जिनको मुसलमान माँओं ने जना है वह परचम 
उठाकर तेरे दीन के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं, तेरे दीन पर 
कृदगुन लगा रहे हैं, तेरे महबूब की सुन्नतों का मज़ाक उड़ा रहे हैं। 

मेरे मालिक! तेरे दुश्मन के रूप में कोई आए तो अज़ाब का 
हकदार हो जाता है मैरे मौला! गुनाह की वादियों में जाने वालों के 
लिए असबाब बहुत ज्यादा बन गए हैं, तेरी तरफ आने वालों के 
लिए हिमालय पहाड़ जैसी रुकावरें खड़ी हो गयीं हैं, इन्हें हम कहाँ 
से दूर करें, टकरा-टकरा कर सिर फूट गए हैं। मेरे मीला चत्न-चल 
कर पाँव में छाले पड़ गए हैं, मेरे मौला दूर-दूर तक निशाने मंजिल 
नहीं है, मौलाए करीम आज का बातिल ख़ुदा बन चुका है, हमें 
कहता है जाओ अपने रब को बुलाकर लाओ, हम तुझे बुलाने 
आए हैं, मेरे आका हम तुझे लेने आएं हैं, मेरे मौला बच्चा भी 
बाहर गली में पिटला रहता है, दौड़ा-दौड़ा जाता है, रोता-रोता 
जाता है, अब्बा-अब्बा कहता जाता है, अम्मा-अम्मा कहता जाता है 
उसके माँ-बाप कितने ही गए गुजरे हों, गरीब क्यों न हों, एक 
दफा ती वे भी मुहब्बत व शफर्कत से बेकरार होकर बाहर जरूर 
आते हैं, मेरे मालिक सारा बातिल हमारे ताआकर्कुब में है, करोड़ों 
हमारे मासूम कट चुके, मासूम फूल जैसे चेहरे या अल्लाह हँसना 
भूल गए स तरह जलकर सोख्ता हो गए कि हमें उनकी एक 
हड्डी भी न मिली जिसको हम चादर पहना कर दफूना सकते, 
हमारे बूढ़े सौ-बाप उनकी लाशें बे गोर व कफुन सारी दुनिया में 
पड़ी फरियाद कर रही हैं, हमारी बेटियों की इज़्जतें नीलाम हो रही 


बयानातः मौलाना तारिक जमील साहब. 475 
RR 5८८८ ८८८८ <त----८-२-८ा+-----प---अ--_ह समय. 

हैं, भेड-बकरियों को तरह उन्हें बेचा और ख़रीदा जा रहा है, अपने. 
भी जुल्म कर रहे है गैर भी जुल्म कर रहे हैं हम भाग कर तुझे 
बुलाने आए हैं, या अल्लाह! हम तुझे लेने आए हैं, या अल्लाह! तू 
चल हमारे साथ बड़ी देर हो गई, आका बड़ी देर हो गई, जब भी 


बातिल खुदा बना है तूने उसे पकड़ा फिरऔन ने भी कहा था मैं 


खुदा हूँ तूने पकड़ा था उसे मौला तू आज के फिरऔनों को भी 
पकड़े लै। ` 


जब भी नमरूदों ने कहा हम ख़ुदा हैं, जब भी शदूदाद बोले 
हम खुदा हैं तूने उन्हें पकड़कर दिखाया कि खुदाई तेरे हाथ में है, 
इन बुतों के हाथ में नहीं है । आजका बातिल बड़ा ज़ोर आवर हो 
चुका है, वह कहता है हम सब कुछ कर देंगे, तू आकर उन्हें बता 
दे सब कुछ तू करता है या अल्लाह! अब हम कोई अबूबक्र नहीं 
कि उसे पेश कर सकें उसके तुफैल मदद चाहें ऐ मेरे मौला यही 
गंदे उठे हुए हाथ हैं, ऐ मेरे रब! वह बनी इसराईल में तीन आदमी 
गार में गए थे ऊपर पत्थर आ गया था, दर बन्द हुआ था तीनों 
ने अपने अमल का तुझे वास्ता दिया था उनके अमल थे ही ऐसे 
तूने उनके तुफैल पत्थर हटा दिया था, अब हम कौन सा अमल 
तुझे पेश करें हाय! हाय! मौला पीछे मुडंकर देखते हैं तो एक 


अमल भी ऐसा नहीं है जो तुझे पेश कर दें कि इसके तुफल कर _ 


दे। है ही कुछ नहीं, हम वह गली के फकीर हैं जो कहता है 
अल्लाह के नाम पर दे दो, बाबा जो कहता है अल्लाह के नाम पर 
दे दो, बाबा मेरे मालिक! हमारे पास कोई अमल नहीं जो तुझे पेश 
करें न नमाज न रोजा न जिहाद न तबलीग न दर्स-तदरीस न 


विज्ञायत न नयाबत कछ भी नहीं है हमारे पास ऐ मालिक! F 
# 


r 
a 
i 
fi 


rd 


र 


476 बयानातः मौलाना तारिक़ जमील साहब 





हमारी जिल्लतें, पस्तियाँ, फुक्रर, हमारी वीरानियाँ, हमारी 
ठोकरें, हमारी बेबसी के आँसू हैं या अल्लाह तुझे तेरे रहम का 
वास्ता तू उम्मत के दिन फेर दे या अल्लाह तुझे तेरी क्ुदरतों का 
वास्ता है हम भी तेरे दर पर जिद किए बैठे हैं हमारी जिद मान ले 
मेरे मौला तू सामने होता तो हम तेरे पाँव पकड़ते, तेरे कृदमों पर 
सिर रखते, तुझ से लिपट-लिपटकर रोते, तुझे अपने दुखड़े सुनाते, 
अब भी तुझे ही सुना रहे हैं तू सुन रहा है। ऐ मेरे मौला हमारी 
बस हो चुकी है इस उम्मत के दिन फेर दे मेरे मौला यह साल 
हमारा बना दे, पिछला साल बड़े दर्द देकर गया है, बड़े गम देकर 
गया है, बड़ी करबलाएं हमारे सिर पर तोड़ गया है, करबला तेरे 
हुसैन के लिए ठीक थी हमारे लिए तो ठीक नहीं है, हम इस 
काबिल कहाँ हैं मेरे मौला, हम इस काबिल नहीं हैं मेरे मौला । 

मेरे अल्लाह! यह साले बदर वाला साल बना दे, यह साल 
हुनैन वाला साल बना दे, यह साल हमारी इज्जतों का साल बना 
दे, यह साल हमारी बुलन्दियों का साल बना दे, मेरे मौला हमारी 
मदद को आ जा; सारा जग हमारी मजाक उड़ा रहा है तू आजा 
या अल्लाह आ जा मेरे मौला आजा, नहीं आना फिर भी आजा 
मेरे मौला, आ जा या अल्लाह किस का तुझे आसू पसन्द आ जाए 
कोई हाय तो पसन्द कर ले या अल्लाह! कोई फुरियाद ती पसन्द 
कर ले, या अल्लाह! किसी का आँसू तो .पसन्द कर ले या 
अल्लाह! ऐ मस्जिद के फ्रिश्तों आओ हमारा साथ दो, हमारे रब 
को.मनाओ, आज हम रो रहे हैं तुम भी रोओ, ऐ आज इस मकज 
के फुरिश्तो! तुम भी हमारे साथ बैठे हो हमारी दुआओं में शरीक हो 

70 Os (५2: 59 | 


